प्रकाशक 

मातंण्ड उपाध्याय 

मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल 
नई दिल्‍ली 


पहली बार : १६४३ 
मूल्य 
साढ़े तीन रुपये 


मुद्रक 
न्यू इण्डिया प्रेस 


नई दिल्‍ली 


अस्तावना 


यह पुस्तक एक साधारण मनुष्य द्वारा साघारण मनुष्यों फे लिए7 
लिखी गई हूँ । इस पुस्तक में न पाण्डित्य हैँ, न विद्वत्ता है। इसमें सेफड़ों 
ग्रन्थों का श्राधार व उद्धरण श्रादि कुछ नहों हैं | इसमें न प्राच्य विद्या- 
विशारदत्व हैं, न कोई गहन-गम्भोर तत्व ही। इसमें तो केचल एक 
विशेष एिट हुँ । इसमें भौरतोय संस्कृति का इतिहास नहों हैं ॥ फला 
के क्षेत्र में श्रौर ज्ञान-विज्ञान के प्रान्त में, व्यापार सें श्रौर राजनीति में 
हम कितने श्रागे बढ़े हुए थे, इस सवकी जानकारों इस पुस्तक में नहीं 
हैं। इसमें चन्द्रगुप्त व श्रशोक, कालिदास व तस्‍नसेन श्रादि का 
श्रभिनव इतिहास नहीं है । इसमें तो भारतीय संस्कृति को श्रात्मा से 
मिलन है । इसमें उसके अ्रच्तरंग के दर्शन हें उसके ग्न्‍्तरंग के दशन हैं। इसमें भारतीय संस्कृति 
के गर्भ में प्रवेश किया गया है । 

हम “भारतीय संस्कृति! का नाम कई वार सुनते हैं ॥ 'यह भारतीय 
संसक्षति को शोभा नहीं देता । 'यह भारतीय संस्कृति के लिए हानि- 
फारक हुँ, श्रादि वाक्य हमें लेखों और भाषणों में पढ़ने श्लौर सुनने को 
मिलते हैं । ऐसे श्रवसर पर भारतोय संस्कृति का क्या श्रर्थ होता हैं ? 
वहां भारतीय संस्कृति के इतिहास से मतलब नहीं होती | वहां तो भार- 
तोय संस्कृति की जो एक विशेष दृष्टि है, उसीसे मतलब होता है । यह 
दृष्टि कौनसी है ? मेने यहाँ भारतीय संस्कृति की यही दृष्टि दिखाने 
फा प्रयत्न किया है । 

इस पुस्तक के बहुत-से विचार मेने कुछ बड़े लोगों से सुने हूँ । 
उनके कारण मेरे हृदय की जन्मजात भावना विकसित हुई हूँ । वर्घा के 
सत्याग्रह-प्राश्नम के श्राचा्य पु० विनोबाजी के श्रनेक असृल्य विचार इस 
पुस्तक में थ्रा गये हैं। कर्म, ज्ञान, भवित, कर्मफल-त्याग, आहसा श्रादि 
भ्रध्यायों में मेंने उनसे जो-कुछ भक्ति औ्रौर प्रेम से सुना, वद्दी सारांछ में 
यहां लिख दिया है | इन श्रध्यायों में मेंने जो-छुछ लिखा है, उसके 
लिए वे जिम्मेद।र नहीं हैं ॥ उनके द्वारा वोये हुए किन्तु मेरे हृदय श्रौर 
बुद्धि में विकसित होनेवाले ये वीज हैं। इसमें जो-कुछ टेढ़ा-मेढ़ापन हे 


दि 
ञ् दो 


वह सब मेरा हूँ । इसमें जो-कुछ सत्यता है, वह उन महापुरुषों की हे । 

भारतीय संस्कृति हृदय और बुद्धि की पूजा करनेवाली उदार भावना 
और निर्मल ज्ञान के योग से जोवन में सुन्दरता लानेबाली हैं । यह 
संस्कृति ज्ञान-विज्ञान के साथ हृदय का मेल बेठाकर संसार में मधुरता 
का प्रचार करनेवालो है। भारतीय संस्कृति का श्रर्थ है कर्म, ज्ञान, भवित 
की जीती-जागती महिमा--शरीर, बुद्धि श्रौर हृदय को सत्तत सेवा में 
लीन करने की महिसा। 

भारतोय संस्कृति का श्र्थ हैं सहानुभूति । भारतोय संस्कृति का 
अर्थ है विद्यालता। भारतोय संस्कृति का श्रर्थ हैं बिना स्थिर रहे ज्ञान 
का मार्ग ढू ढते-ढू ढते आगे बढ़ना | संसार में जो-कुछ सुन्दर व सत्य 
दिखाई दे, उसे प्राप्त करके बढ़ती जानेवाली ही यह संस्कृति हैं । वह 
संसार के सारे ऋषि-सहषियों को पुजा करेगी । वह संसार की सारी 
सनन्‍्तान की वन्दना करेगी । संसार के सारे धर्मे-प्ंस्थापकों का यह श्रादर 
करेगी । चाहे कभी भी सहानता दिखाई दे, भारतीय संस्कृति उसकी 
पुजा ही करेगी । वह श्रानन्द और श्रादर के साथ उसका संग्रह करेगी । 

भारतीय संस्कृति संग्रह करनेवाली है). वह सबको पास-पास लाने 
वाली हैं। “सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे” ही वह कहने वाली 
है । यह संस्कृति संकुचितता से परहेज करने वाली है। उससे त्याग, संयम, 
वराग्य, सेवा, प्रेम, ज्ञान, विवेक श्रादि बातें हमें याद थ्रा जाती हैं । 
भारतीय संस्कृति का श्रर्थ है सान्‍त से श्रनन्‍्त की ओर जाना, श्रन्धकार 
से प्रकाश की ओर जाना, भेद से श्रभेद की श्रोर जाना, कीचड़ से 
कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की श्रोर जाना, श्रव्यवस्था से 
व्यवस्था की ओर जाना, भारतीय संस्कृति का श्रर्थ है मेल, सारे धर्मो 
का मेल, सारी जातियों का मेल, सारे ज्ञान-विज्ञान का मेल, सारे 
फालों का सेल ॥ इस प्रकार के महान मेल पेदा करने की इच्छा रखने 
वाली, सारी मानवजाति के बेड़े को मंगल की श्रोर ले जाने की इच्छा ' 
रखनेवाली यह संस्कृति है । 
कृष्णाष्टमी, शाके १८५६] --पांडुरंग सदाशिव साने 
२६ अगस्त, १६३७ | 


प्रकाशकीय निवेदन 


इस पुस्तक सें भारतीय संस्कृति की शास्त्रीय व्याज्या नहों है, बल्कि 
इसमें हमारी संस्कृति की उन मुख्य-मुख्य बात्तों पर विचार किया गया है, 
जिनका हमारे जीवन से सोधा संबंध हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी 
विद्येपता यह हूँ कि विध्वान्‌ लेखक किसी भी सकूचित सम्प्रदाय, मत 
प्रथवा मान्यता से बंधकर नहीं चले। उन्होंने जिस किसी विषय को 
लिया हूँ, उसपर स्वतंत्र बुद्धि ते, निर्भोकतापूर्वक, श्पने विचार व्यक्त 
किये हे । यही कारण हुँ कि यह पुस्तक हमें पर्याप्त विचार-सामग्रो देने 
के साथ-साथ उपयोगी जीवन व्यतीत करने के लिए बड़ी स्फूर्ति श्रौर 
प्रेरणा प्रदान फरती है । 

पुस्तक की शैली के विषय में कुछ कहना अनावश्यक हैँ । साने गुरुजी 
सराठी के सुविस्यात लेखक थे। उन्हें भाषा पर बड़ा श्रधिकार था और 
उनकी शैली बेजोड़ थी। प्नुवाद में यद्यपि मूल का-सा रस श्रा सकना 
संभव नहीं हूं, फिर भी उनकी रोचक शैली का श्रानंद हिन्दी के पाठकों 
फो मिल सके, ऐसा प्रयत्न किया गया है । 

हम चाहते हैं कि भारतीय भाषाश्रों के उत्तमोत्तम ग्रंथों का रूपान्तर 
हिन्दी में प्रकाशित हो, जिससे राष्ट्र-भारती फा भण्डार समृद्ध हो, साथ 
ही पाठकों को इस बात फी जानकारी हो जाय कि हमारी विभिन्न 
भाषाय्रों में कितनी मृल्यवान सामग्री विद्यमान हूं | यह पुस्तक इसी दिद्ला 
में एक श्रल्प प्रयत्व हैं। यह सिलसिला बराबर चलता रहे, इसकी हम 
कोशिश करेंगे; लेकिन सफलता तब प्राप्त होगी, जब पाठकों और विद्वानों 
का सहयोग मिलेगा । 


+-+मंत्री 


साने गुरुजी 


रत्वागिरि जिले के पालगड गांव में साने गुरुजी (पांडुरंग सदाशिव 
साने) का जन्म २४ दिसम्बर १८६६ के दिन हुप्ना था। उनके 
पिता बडवलो नाम के छोटे से गांव के एक परोपकारी खोत (एक तरह 
के जमीदार) थे। गुरुजी लोकमान्य तिलक के बड़े भक्त थे श्रौर उस 
जमाने में स्वदेशी श्रांदोलन में जेल हो श्राये थे । गुरुजी की माता भी 
एक वेजोड़ स्त्री थीं। उन्हें गरीदी में श्रनेक श्राफतों का मुकाबला करते 
हुए जिन्दगी काठनी पड़ी | पर छोटे-छोटे प्रसंगों को लेकर उन्होंने बच्चों 
क्लो खूब संस्कारवान बनाया। श्रपनों माता से गुरुजी बहुत प्यार करते 
थे। घर की गरीबी के फारण माता को जो श्रापदाएं भेलनी पड़ती थीं 
उनको, खूब पढ़फर, दूर करने का सपना वह बचपन में देखा करते थे ॥ 

विद्या के लिए गुरुजी को कड़ी सेहनत करनी पड़ी । पाठशाला की 
फीस नहीं दे सकते थे, खाने के भी लाले पड़ जाते थे | घर की हालत 
दिन-ब-दिन गिरती जाती थी। लेकिन साता को आराम पहुंचाने की 
एक ही घुन उनपर सवार थी। दुर्भाग्य से मेंटिक पास होने के पहले 
ही उनकी श्रनुपस्थिति में उनकी माता स्वर्ग सिधार गई । लिखने-पढ़ने 
में श्रव उनको रस न रहा, लेकिन बाद में संभल गये | यह मानकर कि 
शरोर हो कोई माता नहीं है, शरीर से परे मातृ-सावना है श्रौर उसका 
विकास करना ही सच्ची मातृ-सेवा है, गुएजी फिर से पढ़नें-लिखने लगे । 
काफी कष्ट उठाकर एम० ए० पास किया । तब भारतीय तत्वज्ञान 
का श्रध्ययत करने का विचार उनके सन में श्राया। अ्रमलनेर के 
तत्वज्ञान-मंदिर में वे दाखिल हुए, पर एक ही साल के भीत्तर तत्वज्ञान- 
संदिर छोड़ दिया श्र वहाँ के हाई स्कूल में शिक्षक बन गए। यहां 
पर उन्होंने छात्रावास का काम भी लिया । वह छान्नों की माता-से बन 
गये। अपने व्यवहार से उन्होंने छात्रों को ऐसी शिक्षा दी कि विलासप्रिय 
युवक त्यागी और उद्धत संयमी बनने लगे। 


पांच 


गुरुजी पढ़ाते भो खब भ्रच्छो त्तरह थे। स्कूल का पादूयकस श्रपर्याप्त .» 
समभकर उन्होंनी वहाँ एक हस्तलिखित देनिक शुरू कर दिया] यह 
एक प्रनोखी चीज थी । स्कूल के छः घण्टों में जो शिक्षा न मिलती, 
वह इस 'देनिका' से मिल जाती थी । बाद में इसी कल्पना 
को बढ़ावा देने के लिए “विद्यार्यी नाम का एक छपा मासिक भी 
निकलने लगा, जो श्रांदोलन के समय सरकार ने बन्द करवाया। 
प्सहयोग-प्रांदोलन शुरू होते ही वे उसमें दाखिल हुए | उनके विद्यार्थियों 
ने भी बड़ी संख्या में उनका साथ दिपा। गुरुजी का प्रभाव साथी 
कंदियों पर गहरा होता देखकर सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र से दूर त्रिचना- 
पल्‍ली की जेल में भेज दिया। वहां दक्षिण की भाषाओ्रों से गुरुजी फा 
प्रच्छो तरह परिचय हुप्ला। भाषाएं भले ही भिन्‍न हों; लेकिन सब प्रांतों 
में भावनांग्रों की एक अनोखी समानता है--यह वात गुरुजी को मह- 
सस हुई । गुजराती तथा बंगला तो वे पहले से ही जानते थे । कविवर 
रवीन्द्रनाथ की 'विव्वभारती' की तरह भारत के विभिन्‍न प्रांतों की 
भाषा, कला, संस्कृति श्रादि का परिचय कराने वाली “श्रान्तर भारती' 
संस्था स्थापित करने की बात वे सोचते थे। १६३० के श्रांदोलन से 
रिहा हुए कि १६३२ के श्रांदोलन में उन्हें पुतः गिरफ्तार करके घूलिया- 
जेल में ठस दिया गया | 

घूलिया-जेल में तव विनोबा श्रौर जमनालालजी श्रादि लोग थे । 
इस वार सारे महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में नवयुवक जेल में श्राये थे । उन्हें 
संस्कारपुरित करने का काम गुरुजी पर श्रा गया । तबतक साने गुरुजी 
सानेसर कहलाते थे, लेकिन १६३२ के बाद वे सारे महाराष्ट्र के गुरुजी बन 
गये । तभी हर इतवार को गीता पर प्रवचन देना विनोबाजी ने तय किया। 
विनोवा से भेंट होते ही गुरुजी को मानो इच्छा-प्राप्ति हो गईं। दोनों 
में प्रयाढ़ प्रेम-सम्बन्ध हुआ । विनोवाजी के वे सब प्रवचन गुरुजी ने 
लेखबद्ध कर लिये। श्राज जो “गोता-प्रवचन' की पुस्तक उपलब्ध हूँ, वह 
गुरुजी के हो कारण । धूलिया से हटाकर गुरुजी फो नासिक-जेल 
में भेज दिया गया, जहाँ उन्हें कठिन-से-कठिन सजाएं सहन करनी पड़ी । 
उनके जीवन के ये दिन बड़े महत्व के थे | उत्त समय उन्होंने काफी 


छः 


कविताएं लिखीं, जो श्रागे चलकर पत्नी? नाम से प्रकाशित हुई । उनमें 
जो चेतम्यदायक्र शक्ति थी, उससे घवराकर सरकार ने उक्त पुस्तक 
को जब्त कर लिया। उत्ती समय सिर्फ चार दिन में जेल के कामों 
के बाद जो समय बचता था उसका उपयोग करके उन्होंने 'इयामची 
थ्राई' नाम से श्रपने माता के संस्मरण लिखे। इस पुस्तक ने शन्तेकों की 
श्रांखें गीली कीं, अनेकों को मातृप्रेम का पाठ पढ़ाया। मातृप्रेम का यह 
महान्‌ मंगल ग्रंथ हैं । 'धडपडणारो मुलें (लड़खड़ाते नौजवान) नाम 
की लगभग हजार पन्नों की पुस्तक नी गुरुजी ने वहीं लिखी ॥ और सी 
काफी साहित्य का सृजन किया ॥ 

१६३२ के श्रांदोलन में महाराष्ट्र को गुरुजी की तेजस्विता का 

झन हुआ्ला । लेक्निन श्रांदोलन के बाद गुरुजी पूना में श्रज्ञात रूप से 
रहने लगे । चहां फुछ गरीब विद्याथियों की रसोई करते, बर्तन मांजते, 
कपड़े धोते। इसके वाद जो समय बचता उसमें लिख-पढ़ लेते ॥ इसी 
वीच गुरुजी का ध्यान मराठी भाषां के झोवी' साहित्य के संकलन की 
तरफ गया । करीब दो हजार झ्रोवियों को उन्होंने इकट्ठा किया श्रौर दो 
खण्डों में 'स्त्री-जोवन' के नाम से प्रकाशित किया । गुरुजी की यह एक 
बड़ो भारी देन हू । 

१६३६ में महाराष्ट्र में हुए कांग्रेस के सालाना श्रधिवेजश्न को 
गुरुजी ने रात-दिन काम में जुटकर सफल बनाया। उन्होंने विद्यार्थी, 
मजदूर तथा किसानों में काम किया। “काँग्रेस! नाम को एक साप्ताहिक 
पतन्निका भी चलाई। महाराष्ट्‌ में कांग्रेस के एक लाख सदस्य हों, 
इललिए २१ दिन का प्रमशन किया | 

सन्‌ १६३६ में दुसरा सहायुद्ध शुरू हुआ। गुरुजी को गिरफ्तार 
करके जेल में डाल दिया गया | १६४२ में छूदे ही थे कि फिर आंदोलन 
शुरू हुआ । गुरुजी ने कुछ अर्से तक भूमिग्रत रहकर फाफो काम किया । 
प्राखिर एक दिन गिरफ्तार कर लिये गये । १६४४ में रिहा होने पर 
१६४२ के आंदोलन की गाया सुनाते हुए पूरे महाराष्ट्र में घमे | आजादी 
की आहट लोगों ने पाई। श्राजादी तो श्रा रही है, लेकिन हमारे जीवन 
तो जंसे-के-लेसे ही हैँ । इसपर विनोवा ने किसी कार्यकर्ता के पास श्रपनी 


न्‍ैँ 


सात 


चेदना प्रकट की । गुरुजी ने सुनो तो प्रस्वस्थ हो गए । पंढरपुर का मन्दिर 
हरिजनों के लिए न खुले तो मनशन करने की दात थी। उन्होंने कहा, 
“ग्रगर हमारे जीने से कुछ नहीं होगा तो हमें श्रपनें जीवन को श्राहुति 
देकर काम को पूरा करना होगा ।” छः महीने तक रात्-दिन गांवनगांव 
घुमकर मन्दिर-प्रवेश का प्रचार फरते रहे। पुजारियों ने लोकमत फो 
स्दीक्वार करने से इन्कार किया। गुरुजी का पभ्रनशन शुरू हुप्रा । ग्यारह 
दिन के वाद पुजारी भुक्त गये, मन्दिर खुल गया । दिल्‍ली की एक 
प्राथना-सभा में गांधीजी ने कहा, “पंठरपुर का पुराना प्लौर मशहूर मन्दिर 
ठीक उन्हीं शर्तों पर हरिजनों के लिए खोल दिया गया है जैसा कि 
दुसरे हिंदुओं के लिए । इसका खास श्रय साने गुरुजी को हू, जिन्होंने 
उसे हरिजनों के लिए हमेशा के वास्ते खुलने के मकसद से आमरण 
उपवास शुरू किया था ।” गुरुजों की यह हरिजन-यात्रा इतिहास में 
प्रभूतपुर्व कही जायगी | नागपुर से लेकर गोवा तक ऐसी कोई पंचगोशी 
नहों रहो थी जहां साने गुरुजी ने मन्दिर-प्रवेश का संदेश न सुनाया हो । 
इतने में गरंधोजी की हत्या हई। गुरुजी को बहुत सदमा पहुंचा । 
गांवोजी को हत्या का उत्तरदायी एक महाराष्ट्रीय है, जब यह बात 
उन्होंने सुदी तो बहुत दु:खित हुए श्रौर इसका प्रायश्चित करने के लिए 
२१ दित का प्रनशन किया। इसी श्रस्से में महाराष्ट्र में जातीयता का 
जहर फैला श्र बहुत लूटमार और रूगड़े हुए | गुरुजी न॑ फिरकापरस्ती 
के खिलाफ महाराष्ट्र में एक आंदोलन चलाया | १४ शभ्रगस्त १६४६ के 

दिन गुरुजी ने 'साधना' नास का एक सप्ताहिक पन्न शुरू किया । 
विनोवा ब्नौर गुरझजो का सम्बन्ध बहुत गहरा था। गुरुजी बहुत 
ग्रस्वस्थ थे। देश को मोजूदा हालत देखकर उन्हें बहुत व्याकुलता थी । 
देश को ठीक रास्ते पर लाने के लिए जी-जान से फोशिज्न तो करते थे, 
लेकिन स्थिति ज्यों-क्री-त्पों वनी थोी। ततब्र विचद् होकर गुरुजी ने 
शात्म-समर्पण का साएँ श्रपताया और अपने हाथों श्रपती जीवन-ज्योति 

११ जन १६५४० के दिन बुझा डाली | 

“+यदुनाथ थत्ते 


(2 ही. & नह हु #% एहए <० ८२ 


विषय सूची 


अरद्वेत का श्रधिष्ठान 
श्रद्वेत का साक्षात्कार 
बुद्धि की महिमा 
प्रयोग करनेवाले ऋषि 
वर्ण 

कर्म 

भक्ति 

ज्ञान 

संपम 

कर्मफल-व्याग 
गुरु-शिष्य 

चार पुरुषार्थ 

चार भ्राश्मम 

सन्नी का स्वरूप 
मानवेतर सृष्टि से प्रेम का संबंध 
श्राहिसा 

बलोपासना 

घ्येष की पराकाष्ठा 
श्रवतार-कल्पना 
सू्ति-पूजा 

प्रतीक 

क्षीकृष्ण श्र उनकी मुरली 
मृत्यु का काव्य 
उपसेहार 


१० 
२० 
शेर 
डड 
44 
६४ 
प्र 
प्र 
&६€ 
१११ 
१२० 
श्ष्द 
१७० 
श्ण्३े 
५६५ 
श्श्८ 
र्३े२ 
श्ड्र्‌ 
२५० 
२६१ 
बु८० 
२६१ 
३०२ 


भारतीय संस्कृति 


र्‌ भारतीय संस्कृति 


सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह बीय॑ करवावहे । 
ततेजस्विनावथी तमस्तु, मा विद्विषावहे, <# श्ञान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ 

इस महान मन्त्र का गूढ़ अर्थ क्‍या हैं ? हमें इस मन्त्र को एक ही 
स्थान पर नहों बोलना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण सब जगह 
पैना चाहिए और इसीके अनुसार आचरण भी करना चाहिए। यह 
मंत्र केवल गुरु-शिष्य के लिए नहीं है। क्या ब्राह्मण ब्राह्मणेत्तर के 
साथ और ब्ाह्मणेतर ब्राह्मणों के साथ परायापन रखते हैं ? उन दोनों 
को एक स्थान पर आने दो और उन्हें यह मंत्र कहने दो। क्या स्पृश्य 
अस्पृश्य एक-दूसरे से दूर है ? उन्हें पास-पास आने दो और करने दो 
इस मंत्र का उच्चारण । क्या हिन्दू-मुसलमान आपस में जानी दुश्मन 
हैं? उन्हें पास-पास आने दो और हाथ-में-हाथ पकड़कर इस मन्त्र का 
उच्चारण करने दो । क्या गृजरात और महाराष्ट्र के छोग एक-दूसरे से 
द्ेप रखते है ? उन्हें पास-पास आन दो और इस मन्त्र का उच्चारण 
करने दो । 

जो एक-दूसरे के प्रति परायापत् अनुभव नहीं करते, उनके लिए यह 
मन्त्र नहीं है । यह मन्त्र तो परायापन मिटाने के लिए है। संसार में 
सत्र दिखाई देने वाले हंतभावरूपी अन्धकार को दूर करने के लिए 
ऋषि ने यह महान दीप जलाया है। आइए, इस दीपक को हाथ में 
लेकर देखें। इसका उपयोग करें। आप बिता आनन्द प्राप्त किये 
रहेंगे नहीं। 

अद्देत का अर्थ है--ऐसी भावना कि मेरे ज॑सा ही दूसरा भी है । 
समर्थ रामदास ने सारा अद्वेत तत्त्वज्ञान एक ओबी (मराठी छंद) में 
भर दिया है। उसमें उन्होंने अद्वेत के प्रत्यक्ष व्यावहारिक स्वरूप की 
शिक्षा दी हे-- 

आपणांस चिमोटा घेतला । तेणें जीव कासाचीस झाछा । 
आपणावरुन _ दुसर्यला ॥ ओलरूखीत जावे ॥ * 

यदि हमें कोई मारता हैँ तो दुःख होता है । यदि हमें अन्न-पानी 
नहीं मिलता तो हमारे प्राण कण्ठ में आ जाते हें। यदि कोई हमारा 
अपमान करता है तो वह हमें मृत्यु से भी अधिक दुखदायी प्रतीत होता 


3655 
अद्वेत का अधिष्ठान हट 


हैं। यदि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता हैं तो. शरम आती है । हमारे' 
जैसा ही दूसरों को भी होता होगा । मेरे मन, बुद्धि व हृदय हैँ । दूसरों 
के भी वे हैं। हमारी इच्छा होती हैं कि हमारा विकास हो । ऐसी ही 
इच्छा दूसरों की भी होती है । जैसा हमारा सिर ऊंचा हो, वैसा ही दूसरों. 
का भी होना चाहिए। सारांश यह हैँ कि हमें सुख-दुःख का जो अनुभव 
होता है उसके ऊपर से दूसरों के सुख-दुःख की कल्पना करना ही एक 
प्रकार से अद्वत है । 

जिन बातों से हमें दःख होता हैँ वे बातें हम दूसरों के प्रति नहीं 
करें, यही शिक्षा हमें उससे मिलती हे। जिन बातों से हमें आनन्द 
होता है, उनसे दूसरों को भी लाभ हो, ऐसा प्रयत्न हम करें। यही 
बात हमें अपना अद्वेत्त वताता है । अद्त का अर्थ कोई अमूर्द कल्पना 

हों हैं। अद्वेत का अर्थ हैं प्रत्यक्ष व्यवहार। अह्त का अर्थ 'चर्चा 
नहीं, अद्वेत का अर्थ हें अनभृति । 

ऋषि लोग केवल अद्वत की कल्पना में नहों रहे, वे सारे संसार 
से--सारे चराचरों से--एकरूप हो गये । रुद्रसृकत लिखनेवाला ऋषि 
इस बात की चिन्ता कर रहा हैँ कि मनष्य को किन-किन चीजों 
की जरूरत होगी । सारे मानवों की आवश्यकताएं मानों उसे अपनी 
ही आवश्यकताएं प्रतीत होती हैं। वह घरीर की, मन की, वृद्धि की 
भूख को अनुभव करता है। 

“घृत्ें च में, मधु च में, गोधूमाइच में, सुख च में, शयन च॒ में, 
छीोइच में, श्रीदच में, घोश्च में, घिषिणा च॒ में ।॥' 

“मुझे घी चाहिए, मधु चाहिए, गेहूं चाहिए, सुख चाहिए, ओढ़ना- 
विछौना चाहिए, विनय चाहिए, संपत्ति चाहिए, वृद्धि चाहिए, धारणा 
चाहिए, मुझे सब चाहिए ।” 

वह ऋषि ये सब चीजें अपने लिए नहीं मांगता है । वह तो जगदा- 
कार हो गया है। वह अपने आसपास के सारे मानवों का विचार 
करता हैं। उसे इस वात की वेचेनी है कि ये सब्र चीजें मनुष्यों को 
कंब मिलेंगी। इन सारे भाई-बहनों को पेट भर भोजन और पहनने 
को तन-भर वस्त्र -कब मिलेंगे, इन सबको ज्ञान का प्रकाश कब 


हि भारतोय संस्कृति 


मिलेगा, इन सबको सुख-समाघान कंसे प्राप्त होगा, इसकी चिन्ता उस 
महपि को हूँ । 

समर्थ रामदासस्वामी की भी ऐसी ही एक मांग है। राष्ट्र को 
जिन-जिन चीजों की आवश्यकता है उन-उन चीजों की भिक्षा उन्होंने 
ईश्वर से उस स्तोत्र में की है। उस स्तोत्र का उन्होंने 'पावन भिक्षा', 
यह सुन्दर नाम रखा है । विद्या दे, गायन दे, संगीत दे; इस प्रकार 
सारी मनवांछित और मंगल वस्तुएं उन्होंने मांगी हैं । 

रुद्रसृक्‍त में कवि समाज की आवश्यक वस्तुएं मांगता हैं और उन 
बावश्यकताओं की पूर्ति करने वालों की वन्दना करता हैं। उस ऋषि 
को कहीं अमंगल और अपवित्रता तनिक भी दिखाई नहीं देती । 

“चरममंकारेभ्यो नमो, रथकारेभ्यो नमो, कुलालेश्घो नमो |” 

“अरे, चमार, तुझे नमस्कार; अरे, बढ़ई, तुझे नमस्कार; अरे, 
कुम्हार, तुझे नमस्कार | 

समाज की कर्मंमय पूजा करनेवाले ये सारे श्रमजीवी उस 
महान ऋषि को वन्दनीय प्रतीत होते हैं। वह चमार को अस्पृश्य नहीं 
मानता, वह कुम्हार को तुच्छ नहीं समझता, वह मटकी देनेवाले की 
योग्यता भी समाज को जीवित विचार देने वाले विचार-स्रष्टा जैंसी ही 
मानता है। 
"ए्श8 ब5 70फरायरु शा8क0 ० गा 

_7 876 ७ए७४ ० (४०0.” 

“ईइवर की दृष्टि में समाज-सेवा का कोई भी काम उच्च या तुच्छ 
नहीं है ।/ उन सेवा-कर्मों को करनेवाले सारे मंगल और पब्रित्र ही 
होते है । 

लेकिन यह वात नहीं है कि रुद्रसूकत का ऋषि सेवा करनेंवालों 
की ही वन्दना करता है । वह तो पतितों को भी प्रणाम करता है ! 
मनुष्य पतित क्‍यों होते हैं ? समाज के दोपों से ही वे पतित होते हैं ? 

/स्तेनानां पतथे नमो 
ऐसा कह रहा है यह ऋषि। यह ऋषि चोरों और चोरों के नायकों को 


श्ड 


भी प्रणाम करता है। यह ऋषि पागल नहीं है। चोर आखिर चोरी क्‍यों 


अहैत का अधिष्ठान 


करता है ? घनवान के वारूुक के पास सैकड़ों खिलौने होते हू । गराव 
के बालक के पास एक भी नहीं होता । वह गरीब का बालक “यदि 
एक-आध खिलौना चुरा लेता है तो उसको कोड़े लगाये जाते हे । खेत 
में मर-मरकर काम करनेवाले मजदूर को जब पेट-भर खाना नहीं 
मिलता तब वह अनाज चुराता हूँ । इसमें उसका क्या दोप ? वह चोर 
हीं है। उसे भूखों मारनेवाला समाज चोर हैं। ऋषि व्याकुल होकर 

कहता है--“अरे चोरो, तुम चोर नहीं हो । यदि समाज तुम्हारे साथ 
ठीक तरह व्यवहार करे तो तुम चोरी नहीं करोगे। में तुममें मनुष्यता 
देख रहा हुं । मुझे तुम्हारे अन्दर दिव्यता दिखाई दे रही है । यदि 
तुम्हारी आत्मा का वैभव दूसरे व्यक्तियों को दिखाई न दे तो मुझ जे 
निर्मल दुष्टिवाले को वह कैसे दिखाई नहीं देगा ? 

जो समाज अहेन को भूल जाता है उसमें फिर कान्ति होती है।. 
ईदइवर संसार को शिक्षा देता चाहता है । पड़ौसी भाई को दिन-रात 
श्रम करने पर भी रहने को घर व खाने को पेट-भर अन्न नहीं मिलता 
और में अपने विद्याल बंगले में बैठकर रेडियो सुनता हुं। यह भारतीय 
संस्कृति नहीं हैं ।,यह तो भारतीय संस्कृति का खून हूँ । भूखे लोगों को 
देखकर दामाजी ने भंडार खोल दिये थे। चोरी करने के उद्देश्य से 
आनेवाले व्यक्ति से एकनाथ ने कहा--जरा और ले जाओ ।” चोरी 
करनेवाले व्यक्ति को देखकर हमें अपने ऊपर लज्जा आनी चाहिए। 
अपने समाज पर क्रोध आना चाहिए । 

अहेत मानो एक मजाक हो गया हैं । पेट भर कर अद्वेत की चर्चा 
करने बँठते हैं। परन्तु जीवन में अत को जाननेवाले भगवान्‌ वृद्ध 
शेरनी को भूखी और बीमार देखकर उसके मुंह में अपना पांव दे देते 
हैं। अद्वेंत को अनुभव करनेवाला तुलसीदास वृक्ष काटनेवाले के सामने 
अपनी गरदन झुका देता है और उस फलने-फूलने और छाया देनेबाले 
चैतन्यमय पेड़ को बचाना चाहता हूँ । अहव॑त का अनुभव करनेवाला 
कमाल घास काटने के लिए जगल में जाकर, चलती मन्द समीर में, 
डोलने लगता है और उपवन का दृश्य देखकर द्रवित हो जाता है । 
उसे घास यह कहता हुआ प्रतीत होता है, “मत काट रे, मत काट ।” 

। 


दर भारतीय संस्कृति 


उसके हाथ से हँसिया गिर पड़ता हैं। अद्दैत का अनुभव करने 
वाले ऋषि के आश्रम में शेर और बकरी एक साथ प्रेम से रहते हैं । 
हरिन शेर की अयाल खुजलछाता हैं। सांप नेवछे का आलिगन करता 
है । अहत का अर्थ है उत्तरोत्तर बढ़नेवाला प्रेम, विश्वास के साथ 
विदव को आलिगन करनेवाला प्रेम | 

लेकिन अद्वत को जन्म देनेवाले व जीवन में अद्वेंत का अनुभव 
करनेवाले महान संतों की इस भरत-भूमि में आज अद्वेत पूरी तरह 
अस्त हो चुका है । हमारा कोई पास-पड़ोसी नहीं है । हमें आस-पास 
का विराट दुःख दिखाई नहीं देता हैं। हमारे कान बहरे हो गये हैं। 
आंखें अंवी हो गई है | सवको हृदू-रोग हो गया है । 

वेद में एक ऋषि व्याकुल होकर कहता हैं 

सोघमन्न॑ विन्दते अप्रचेता: 

सत्यं ब्रवीमि बंध इत्‌ स तस्थ 
न अरयंमर्ण पुष्पति नो सखाय॑ 

केवलाघो भवत्ति केवलादी । 

“संकुचित दृष्टि के मनुष्य के पास की धन-राशि व्यर्थ है। उसने 
अपने घर में यह अनाज इकट्ठा नहों किया हैं, वल्कि अपनी मृत्यु 
इकट्ठी की है। जो भाई-बहन को नहीं देता, योग्य व्यक्तियों को नहीं 
देता और अपना ही खयाल रखता है वह केवल पाप-रूप है।” 

अपने आसपास लाखों श्रमिक अन्नवस्त्र-विहीन मनुष्यों के होते हुए 
अपने बंगलछों में कपड़ों के ढेर ऊगाना और अनाज के कोठे भरना खतरनाक 
है। ऋषि कहता है-- वह तुम्हें चकनाचूर करनेवाले वम हैं ।” ऋषि 
के इस कयन का दूसरे देथों में भी अनुभव हो रहा है । अपने देश में 
भी यह अनूभव होगा । 

नामदेव ने भूखे कुत्ते को घी-रोटी खिलाई। उन्हींकी सच्तान के 
देश में आज भूखे आदमियों की भी कोई पूछ नहीं करता। कोई 
अद्वेत का अभिमानी गंकराचार्य राजाओं से यह नहीं कहता कि--'क 
कम करो ।' साहुकारों से यह नहीं कहता कि--व्याज में कमी करो। 
कारखानेवालों को नहीं कहता कि---मजदूरी बढ़ाओ और काम के 


अद्वेुत्त का अधिष्ठान ७ 


घंटे कम करो।' नैवेय्य पर लम्वे-लम्बे हाथ मारकर और पाद्य 
पूजा करवाकर घूमने-फिरने वाले श्री शंकराचार्य क्या वन में अद्वेत लाने 
के लिए व्याकुल रहते है ? 

सर्वे सुखिनः सन्तु | सर्वे सन्तु निरासया:। 

“सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों ।” इस मन्त्र का जाप करने से सुख 
और स्वास्थ्य नहीं मिलता। मन्त्र का अर्थ है ध्येय । उस मस्त्र को कार्य- 
रूप में परिणत करने के लिए मरना पड़ता है, मुसीबत उठानी पड़ती है। 
इस मन्त्र का जाप करते हुए भी कितने ही लोग सुखी नहीं हें, कितने ही 
लोगों के पास दवाएं नहीं हैँ, कितने ही लोगों को गन्दे मकानों में रहना 
पड़ता है, कितने ही लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिलती, साफ पानी नहीं 
मिलता, कितने ही लोगों को आरोग्य का ज्ञान नहीं, वया कभी यह विचार 
भी मन में आता है ? हमारे अधिकांश लोगों पर चारों ओर दंभ ने सवारी 
गांठ रखी है । बड़े-वड़े वचन उनकी जवान पर होते हैं, मन में नहीं । 
जबतक धर्म को जीवन में नहीं उतारते तबतक जीवन सुन्दर नहीं हो 
सकता । रोटी का टुकड़ा केवल जवान पर रखने से काम नहीं चलता। 
उसे पेट में ले जाना पड़ता हैँ, तभी शरीर सततेज और समर्थ होता है। 
जब महान्‌ वचन कार्य-रूप में परिणत होंगे तभी समाज सुखी और 
स्वस्थ होगा । 

ऋषि के आश्रम में प्रेम के प्रभाव से सप और चूहे एक ही जगह 
रहते थे। यह सत्य हैं कि हम इस आदर्श से बहुत दूर हैं। यह आदर्श 
शायद हमारी दृष्टि में ही नहीं आता कि मनृष्य अपने प्रेम-प्रकर्ष से 
विदृव के सारे विरोध दूर कर सकता हैं। लेकिन सारी मानव-जाति 
प्रेम से एक साथ हिलमिल कर रहे, इसमें क्या कठिनाई है ? इस भरत- 
भूमि में ऋषि यह प्रयोग करने का प्रयत्न करते थे। अद्वैत्त का तारक 

मन्त्र देकर वे प्रेम और एकता निर्माण करने का प्रयत्त करते थे; 
लेकिन उनकी परंपरा को जागे वढ़ानेवाले भेदभाव फैला रहे हैं, 
विपमता बढ़ा रहे हैं। 

यह सृष्टि एक प्रकार से अद्वेत की ही शिक्षा दे रही है । बादल सारा 
पानी दे डालते हैं, वृक्ष सारे फल दे डालते हें, फूल सुगन्ध दे डालते 


न 


८ - भारतीय संस्कृति 


*. 


हैं, नदियां पानी दे डालछती हैं, सूर्य-चस्व प्रकाश दे डालते 
हैं। उसी प्रकार जो कुछ भी हैँ वह सबको दे डालें। सब मिलकर 
उसका उपभोग करें। आकाश के सारे तारे सबके लिए है। ईश्वर 
की जीवनदायिनी हवा सबके लिए है। लेकिन मनुष्य दीवारें खड़ी करके 
अपने स्वामित्व की जायदाद बनाने रूगता है। जमीन सबकी है । सब 
मिलकर उसे जोतें, बोएं व अनाज पैदा करें। लेकिन मनुष्य उसमें से 
एक अलरूग टुकड़ा करता है और कहता है कि यह मेरा टुकड़ा हैं । 
उसीसे ही संसार में अशान्ति पैदा होती है, द्वेष-मत्सर उत्पन्न होते 
हैं । स्वयं को समाज में घुला-मिला देना चाहिए । पिण्ड को बह्मांड में 
मिला देना चाहिए | व्यक्ति आखिर समाज के लिए है, पत्थर इमारत के 
लिए हूँ, बूंद समुद्र के लिए है । यह अद्वतत किसको दिखाई देता है ? 
कौन अनुभव करता है ? इस अद्ठत को जीवन में लाना ही महान 
आनन्द है ? 
जिसे चारों ओर लाखों भाई दिखाई देते हैं उसे कितनी कृत- 
कृत्यता अनुभव होगी । संतों को इसी बात की प्यास थी, यही 
धुन थी-- 
वह सोभाग्य प्राप्त कब होगा 
जब सब देखूंगा ब्रह्मरूप 
तव होगा सुखका पार नहीं 
लहरेगा सुख-प्तागर अनूप 
जिससे सारा समाज अपने समान ही पृज्य प्रतीत होता है, प्रिय 
प्रतीत होता है, उसके भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है ? 
जिधर देखा उधर 
चतन्य मूर्ति दिखाई देतो है । 
जहां-तहां च॑ंतन्यमय मूर्ति ही दिखाई दे रही है । कंकर-पत्थरों में 
चैतन्य देखकर झूमनेबाला सन्त क्‍या मनुष्यों में चैतन्य नहीं देखेगा ? 
सर्वन्न तुम्हारे चरण देखता 
सब दूर तुम्हारा रूप भरा 
सब दूर वही स्वरूप हूँ, चैतन्यमय आत्मा का स्वरूप है। 


अहँत का अधिष्ठान र्‌्‌ 


इस चैतन्यमय मूर्ति की सेवा करने के लिए संत व्याकुल रहता है। 
उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मेरे हजार हाथ होते तो में हजार 
बोलती-चालती सजीव मूतियों को कपड़े पहनाता और खिलाता-पिलाता। 

लेक्किन लाखों वस्त्रहीन, अन्नहीन चैतन्यमय देवों की पूजा करने के 
लिए कोन खड़ा रहता है ? अद्वेत का अर्थ हैं मृत्यु, स्वयं की मृत्यु । 

मेंने देखा निज मरण स्वयं आंखों से । 

जबतक स्वयं नहीं मरते, चारो ओर फैले हुए परमेश्वर का दर्शन 
नहीं हो सकता। अपना अहंकार कम करो। अपनी पूजा कम करो। 
जैसे-जैसे तुम्हारे 'अहं' का रूप कम होता जायगा वैसे-बैसे तुम्हें परव्रह्म 
दीखने लगेगा। बुद्ध ने अपना निर्वाण कर दिया, अपने आपको बुझा 
दिया। तभी वे चराचर को अमित प्यार दे सके । 

अहेत का उच्चार करना मानो अपने स्वार्थी सुखों में आग 
लगाना हैँ । 

तुका कहे त्याग मोह प्राणों का 
अन्यथा बातें करना छोड़। 

यदि प्राणों का उत्मर्ग करते के लिए तैयार हो तो वेदान्त की बातें 
करो। दूसरों के लिए दो पैसे नहीं, अपना सर्वेस्व अपेण करने के लिए 
तैयार होना ही अद्वेत्त की दीक्षा हूँ । 

जो अपने प्राण बिछाते हैं भूतमात्र के लिए सदा। 

जो दूसरों के लिए अपने -प्राणों के पांवड़े विछाते हें वे ही अहैत 
के अधिकारी हैं । 

कहा जाता हैं कि शंकराचार्य के अद्वेत तत्वज्ञान की सिंह-जना 
से दूसरे सारे तत्वजान भाग खड़े हुए । सिंह को देखते ही स्यार-कुत्तों 
की कौन कहे, जबरदस्त हाथी के भी छक्के छूट जाते हैं। शंकराचार्य 
के अद्वेत के 'कारण हंतवादी भाग छूटे, लेकिन समाज से द्वेत नहीं भागा । 
समाज से दंभ, आलस्य, अज्ञान, रुढ़ि, भेदभाव, ऊंचनीचपन, स्पृश्या- 
स्पृश्यता, विपमता, दारिद्र्य, देन्य, दासता, निर्वेछता, भय-आदि नहीं 
भागे हैँ । यह सव हँत की प्रजा है । जहां समाज में परायापन पैदा हुआ 
कि ये सारे भयंकर दृश्य दिखाई देनें रूगते हेँ। यदि भारतीय समाज 


३० भारतीय संस्कृति 


में बातों का अद्दैत दैनिक व्यवहार में थोड़ा भी दिखाने के लिए कोई 
सच्चे मन से जुट जाता तो भारत की यह दुर्गति न होती । 

स्वामी विवेकानन्द ने भी इसीलिए वड़े खेद के साथ कहा था, 
“हिन्दूधमं के समान उदार तत्वों को बतानेवाला कोई दूसरा धर्म 
नहीं हैं और हिन्दू लोगों के समान प्रत्यक्ष आचार में इतने अनुदार 
लोग भी दूसरी जगह नहीं मिलेंगे |” 

सैकड़ों वर्यों से अद्त का डंका वज रहा है, लेकिन अपने मठ 
छोड़कर जंगलों में जंगली लोगों के पास हम कभी नहीं गए । बुनकर, 
भील, गौंड़ आदि ऐसी जातियां हैं जिनसे अहंकार के कारण हम दूर 
रहे । अद्दत के ऊपर भाष्य लिखनेचाले और उसे पढ़नेवाले प्रत्यक्ष दैनिक 
व्यवहार में मानों अद्वेत-शून्‍्य दृष्टि से आचरण करते हैं। 

अद्वेत भारतीय संस्कृति की आत्मा है । जीवन में इस तत्व को 
उत्तरोत्तर अधिक अनुभव करते जाना ही भारतीय संस्कृति का विकास 
करना है। जैसे-जंसे हमारी अस्तर्वाहय कृति में से अद्गैत की सुगन्धि 
आने लगेगी वेसे-वेसे यह कहा जायगा कि हम भारतीय संस्कृति की 
आत्मा समझने छरूगे हैं । तवतक उस संस्कृति का नाम लेना उस महान 
ऋषि व उस महान संत का मजाक उड़ाना नहीं तो और क्‍या है? 


२६ 
हक 
अदठहंत का साक्षात्कार 


संपूर्ण निर्जीव व सजीव संसार में अद्वेंत का अनुभव करना अन्तिम 
स्थिति हैँ। मनृष्योत्तर चराचर सुप्टि के साथ भी अपनापन अनुभव होना, 
आत्मोपमता प्रतीत होना ही अद्वेत की पराकाष्ठा है। मनृष्य जब कभी 
यह स्थिति प्राप्त कर सके, करें। लेकिन कम-से-कम मनृष्य-जाति के 
श्रति क्या उसकी दृष्टि विद्याल नहीं होनी चाहिए ? 

इस भरत-भूमि में प्राचीन काल से ही भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का 
संघर्ष शुरू हुआ। भारत के बाहर के आये व इस देश के महान संस्क्ृति- 
वाले जनारयों में वहुत से झगड़े उत्पन्न हुए । वेदों में इन झगड़ों के वर्णन 


तल 


अद्त का साक्षात्कार ११ 


है । दक्षिण की ओर के 'वन्दर' अनाय॑ ही थे। लंका का रावण आये 
था । वह उत्तर की ओर नासिक तक अपना साम्राज्य फैलाता हुआ 
आया | उसका और वालि का युद्ध हुआ। वह इस देश में रहनेवाले 
काले-सांवले छोगों को तुच्छता से वानर कहता था। लेकिन दूसरे 
कितने ही आय॑ इन अनार्यों में प्रेम से मिल गये । अगस्त्य ऋषि विध्व- 
पर्वत लांघकर आये और इन द्रविड़ लोगों में मिल गये। उन्होंने उन 
लोगों की भाषाओं के व्याकरण लिखे। तमिल भाषा के पहले 
व्याकरण-लेखक अगस्त्य ही माने जाते हैं। तमिल भाषा अत्यन्त 
प्राचीन व सुसंस्कृत भाषा है। आये ऋषियों ने अनाये छोगों में अपने 
आश्रमों की स्थापना की। संस्क्ृति का आदान-प्रदान प्रारंभ हुआ। आये 
ऋषियों ने रामचन्द्रजी से अनाय॑े लोगों का पक्ष लेने के लिए कहा। 
रामचन्द्रजी ने रावण को हराया । आये और अनार्यों को जोड़ने वाले 
रामचन्द्रजी ही पहले महापुरुष थे । रामचन्द्रजी प्रेम से सबको पास 
लाते है, अह्ेत बढ़ाते हैं, थान्तिपू्वंक रहना सिखाते हैं। रामचन्द्रजी 
मानवता के उपासक हैं । वे मानव-धर्म पहचानते हैं । 

आये ओर अनार एक-दूसरे के साथ मिलने लगे | आपस में विवाह 
"भी होने लगे । लेकिन कभी-कभी अपने आयेत्व का वड़प्पन हांकनेवाले 
नेता भी दिखाई देते थे और वे अनायों का नाश कर दिया करते थे। 
'जिस प्रकार हिटलर ने सारे यहूदी लोगों को भगा दिया था उसी प्रकार 
जनमेजय सारी नाग-जातियों को मिटाने पर तुरू गया था। अर्जुन 
ने नाग-कन्या से विवाह किया था; परन्तु नाग स्त्री से उत्पन्न होनेवाले 
वब्रुवाहन को वह अभिमन्यु से हीन समझता था। नाग लोगों के 
एक नेता ने परीक्षित राजा का खून कर दिया। इससे जनमेजय चिढ़ 
गया। उसने अमानवीय आदेश दिया कि सारी नागजाति को जलाकर 
भस्म कर दो । जगह-जगह नाग लोग जिन्दा जलाये जाने छलगे। यह 
घोषणा भी करदी गई कि जो कोई नाग छोगों को आश्रय देगा उसे भी 
यही सजा दी जायगी। 

ऐसे समय भारतीय संस्कृति के संरक्षक भगवान आस्तिक प्रकट 
हुए । जिसकी मांगल्य पर श्रद्धा है वही सच्चा आस्तिक है। जो अद्वेत्त 


१२ भारतोय संस्कृति 


का निर्माण कर सके, वही सच्चा आस्तिक है। आस्तिक ऋषि प्रत्यक्ष 
व्यवहार में अद्वेत देखना चाहते थे । दृष्य संसार के विरोध-वेपम्य को 
दूर करने का प्रयत्न न करके केवल परलोक की बातें करनेवाले ही 
सचमुच नास्तिक हैं। जो अपने आसपास सुन्दरता का निर्माण 
करना चाहे वही सच्चा आस्तिक है। आज जो आस्तिक कहे जाते हैं वे 
वास्तव में नास्तिक हैं । मीता में कहा गया है कि यज्ञ न करनेवाले को 
यह लोक तो मिलता ही नहीं, फिर परलोक की तो वात ही क्या ? अर्थात्‌ 
वे इस लोक का महत्व बताते हैं । जीवयात्रा, लोकयात्रा आदि शब्दों को 
प्राचीन मुनि महत्वपूर्ण समझते थे । वे गृहस्थी को तुच्छ नहीं मानते 
थे । केवल अपना-अपना ही देखना मिथ्या है, लेकिन यदि समाज 
के ध्येय को ही अपना ध्येम मान लिया जाय तो वह मसिथ्या 
नहों है। इस संसार में में अकेला क्या कर सकता हूं । समाज के कारण 
मेरा पालन हो रहा है। इस समाज की सेवा करते में ही व्यक्ति का 
विकास हैं। 

वह आस्विक महथि समाज के टुकड़े होते हुए किस प्रकार शान्ति 
से देख सकता था ? आस्तिक खड़ा हुआ और लोगों को जलानेवाले 
जनमेजय के सामने खड़ा हुआ । आस्तिक की मां नागकन्या ही थी। 
आस्तिक ने जनमेजय से कहा, “अरे, मुझे भी ज्वाला की भेंट करदे। में 
भी नागकन्या के गर्भ से पैदा हुआ हूं ।” तपरवी आस्तिक का महान 
त्याग देखकर जनमेजय की आंखें खुलीं। नाग-जाति को हीन क्यों समझा 
जाय ? जिस जाति में आस्तिक जैसे विश्ववंद्य व्यवित पैदा होते हैं, क्या 
वह जाति तुच्छ हूँ ? 

जनमेजय ने आस्तिक के पैर पकड़ लिये । वह नागयज्ञ बन्द हो 
गया । उस दिन आस्तिक ने बताया कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है ।' 
उसने कहा--जनमेजय, संसार में न कोई ऊंच है, न कोई नीच । सब 
में दिव्यता है। आर्यों में कुछ गुण हें तो अनारययों में भी हैँ। दोनों में 
दोप भी हें। हमें एक-दूसरे के दोषों को न देखते हुए उनमें छिपे हुए 
गृण ही देखने चाहिए । जो दूसरी जाति को हीन समझे उसे ही नास्तिक 
समझो । इस महान देश में अनेक जातियां और वंश हैं। तुम आर्य 


श्ड भारतीय संस्कृति 


भारतीय संस्कृति में प्रत्येक तत्व मन पर अंकित करने के लिए 
कुछ प्रतीक बताये गए हैं, परन्तु इन प्रतीकों का महत्व कम हो गया है 
और वे निर्जीव, निष्प्राण हो जाते हैं। प्रतीक का वास्तविक अर्थ लुप्त हो 
जाता हैँ ओर प्रतीक की पूजा केवल यन्त्र की तरह होती है । अद्वेत का 
तत्व मन पर अंकित करने के लिए एक महान प्रतीक बनाया 
गया 

हमें जिक्षा दी जाती हैँ कि समुद्र का सस्‍्तान करने जाओ, संगम 
का स्नान करने जाओ, नदी का स्‍्तान करने जाओ। हम जहां स्नान 
करते हैं वहां शरीर स्वच्छ होने के साथ ही उसका भाव भी मन में 
बठ जाता है । 

नदी में ड्वा हुआ सिर नदी की भांति होगा। नदी पाप दूर करती है। 
सिर की गन्दगी और हृदय की गन्दगी, शरीर की गन्दगी के साथ बहू 
जाती हैं। नदी वया है ? नदी है-- सैकड़ों जगह के छोटे-मोटे प्रवाहों का 
प्रम मंगल अद्देत दर्शन । नदी मानों अद्गेत की मूर्ति है। नदी मानों सुन्दर 
उदार परमोच्च सहयोग हैँ। वे सैकड़ों प्रवाह एक-दूसरे को तुच्छ नहीं 
मानते । चाहे गन्दी नाली हो, चाहे अन्य कोई प्रवाह हो, सब प्रवाह 
एकत्र हो जाते हैं। सारे प्रवाह इस अमर श्रद्धा से एक-दूसरे के साथ 
मिल जाते है कि हमारी गन्दगी नीचे बैठ जायगी और प्रम्नन्नता प्रकट 
होगी । एक-दूसरे के साथ सहयोग करने से उनका महान प्रवाह वन 
जाता हूं । यदि ये प्रवाह एक-दूसरे से अहंकार के कारण दूर रहते 
तो उनका विकास न हुआ होता । उन्हें लूम्बाई, चौड़ाई और गहराई 
प्राप्त न हुई होती। वह सेकड़ों एकड़ जमीन को हरी-भरी न बना पाते 
वे अहंकारी प्रवाह सूख गये होते। समाप्त हो गये होते। उनमें कीड़े 
पड़ गये होते। लेकिन वे एक-दूसरे की अच्छी पवित्रता देखकर एकत्र 
हुए और महान नदी का निर्माण हो गया । 

नदी में नहानेवाले सिर में यह उत्पन्न होना चाहिए। नदी का 
यह अद्वेत गीत बुद्धि को सुनाई देना चाहिए। लेकिन गंगा में स्ताल 
करनेवाले गंगापुत्र पत्थर से भी गयेबीते रहते हैँ। सारे प्रवाहों को 
अपने में मिला लेने वाली” नदी में खड़ होकर वे दूसरों का उपहास 


अद्वेत का साक्षात्कार श्प्‌ 


























करते हैं। 'त्‌ तुच्छ हैं, 'तू पतित है. उचर जा. रुद्र का उच्चारण 
करते हुए और नदी में स्नान करते हुए वे मानवों का अपमान करते 
हूँ। वे सैकड़ों वर्पो से नरी में सिर ड॒वा रहे हें; लेकिन उनका 

नदी को अपेक्षा संगम तो ओर अधिक पवित्र है। अदह्त का अनु- 
भव करनेवाले दो संतों की भेंट कितना पवित्र दर्शन हैं। वशिष्द- 
कामदेव की भेंट, रामदास-तुकाराम की सेंद, महात्माजी व रवीन्द्रनाथ 
की भेंट एक महान काव्य है । 

“सतां सदुर्निः संगः कथमपिहि पुण्येन भवति 

हजारों प्रवाहों को अपने पेट में लेती हुई एक नदी आती हु, वस्ती 

हो एक नदी दूसरी ओर से आती हैं और एक-दूसरे के नले मिलती है। 


गंगा, यमुना और सरमन्वनी के संगम को हमने बहुत पवित्र माना 
एक ही चबुत्म, स्वच्छ और उच्च हिमालय से गंगा-यमुना निकलों। 





ह। ग्‌ छ 

क््जिद्ित अभनता लसभओ-र सोर ० क+4>-- डुल-ल औज-ल दिया ५० अं लयननन अनन # अरब 

लाकन गगा जरा बारा हू। वह अहंकार स् ऊपरनऊार चला। यमृना 

कछाठी। वह जरा दर-दर से हिल की लेकिन काली यम ० बी ० 

काडा। वह जगा दुर-दर से चला। लाकन काला यमुना का प्रम से 
बे ते ध्ट * न ्रि दया नमखों हज ह८०- सागर कक ह७०-.ह मेलना संभव 

गले लगाये विना गंगा के लिए झानमखों से सागर में मिलना संभव 

संत पड । रझुेछझ ऋअल्‍ाझफाजओी गंगा पर नम्यता से ठहरी | उचर न यमना आई री 

नहां था। वह अऋहकारा गना नम्पता स ठहरा। उचर ना आइ। 


गगा ने द्वावथ बह्मए--- आशा यमना, आ। त्‌ काला ह। अतः मंन तन तुछ 
|! 





नाना था। केकिन तेरे किनाने पर गोपालकृप्ण ने भक्ति-प्रेम को वर्षा 
की हैँ । राज़ा-रंक एक किये, सहनौ भुनवत्तु का अनुभव कराया। ऐक्य 
की वंधी तेरे किनारे पर वजी। आकाश के देवता तेरे पादी में मछलियां 
: बने। तेरी महिमा नहान है। तू देखने में तो काली-सांवली है, लेकिन 
अन्दर हृदय में अत्यन्त निर्मल है। आ, मुझसे मिल ।” गंगा गदुगद हें 


तेरी महिमा भी जपार हैं । मेरे किनारे भक्ति का 


विकास हुआ, लेकिन तेरे किनारे पर ज्ञान का विकास हुआ | योगिराज 
. गवान्‌ पश्मपत्ति तेरे किनारे पर तल्लीन हो गये। तेरे किनारे पर 


7 ७ कर. है कम 


बज 


१६ भारतीय संस्कृति 


मानकर तेरे किनारे पर ब्रह्मचितन करते हें। गंगाबहन, तू तो 
मूर्तज्ञान हैं । मुझे अपने शुभ्र चरणों में गिरने दे । 

गुप्त रहनेवाली सरस्वती की गंभीर वाणी सुनाई दी-- ज्ञान के 
बिना भव्ति अंधी हैं। भक्तित के विना ज्ञान रुखा है और कर्म में 
अवतरित हुए बिना ज्ञान और भक्ति का कोई अर्थ नहीं। ज्ञानमयी 
गंगा को भविंतमय यमुना में मिलने दो और कर्ममय सरस्वती को 
भवित ज्ञान का स्पर्श होने दो ।/ 

गंगा, यमुना और सरस्वती मानो ज्ञान, शक्ति व कर्म का संगम ही 
मुझे प्रतीत होता है । गंगा-जमन्ती वरतनों को हम पवित्र मानते हें। 
जब दोनों आंखों से आंसू बहने ऊगगते हैं तो हम उसे गंगा-जमुना कहते 
हैं । गंगा-जमना हमारे जीवन में समा गई हें। परन्तु जहां उन्हें समाना 
चाहिए था वहां वे अब भी नहीं समा पाई हूँ । मध्यम श्रेणी के लोगों 
की गंगा काले-सांवले श्रमजीवी छोगों की यमुना में अभी नहीं मिली 
है। मध्यम श्रेणी के लोग अपने को पवित्र व शुद्ध मानकर जन- 
समाज से दूर रहे हैं! जबतक वरिप्ट वर्ग या कनिष्ट वर्ग पास आकर 
प्रेम को नहीं अपनाते हैं तबतक भारत के भाग्य में लिखी हुई 
दासता मिट नहीं सकती । 

समुद्र में स्तान करना तो पवित्रता की चरम सीमा हेै। 

“सागरे स्वतीर्थानि - 
संसार के सारे प्रवाह समुद्र अपने में मिला लेता है। इसलिए बह 
मेशा उमड़ता रहता है। चाहे वर्षा हो या न हो, भमुद्र सूखना नहीं 
जानता । ऋषि कहते हँ--जो सबको अपने पास लेता है उसके पास 
सब तीयथ हें । 
“देव रोकड़ा सज्जनीं” 

भेदाभेद जलाकर सवक्रों अपने हृदय में रखनेवाले म्रज्जनों 
के पास साक्षात्‌ ईश्वर ही है। प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला परमेश्वर 
नहीं है ! 

भारतीय संतान ने इस प्रकार यह पाठ हमें सिखाया। लेकिन 
उसके महान जथथ्थं को हम कभी नहीं समझे। संगम और समूद्रों में 


अहत का साक्षात्कार १७ 


के 


स्‍्तान करने से पाप नहीं घुलेंगे। उन संगमों और समुद्रों में स्तान करके 
वापस आने पर उनके अद्दैेत के महान्‌ सन्देश को प्रत्यक्ष जीवन में लाने 
से ही समाज निष्पाप होगा, निर्दोष होगा। समाज में कोई कमी नहीं 
रहेगी, कोई गनन्‍्दगी नहीं रहेगी। दुःख नहीं दिखाई देगा। सव ओर 
प्रसन्नता का वातावरण निर्माण होगा । 

कौनसा भारतपुत्र इस प्रकार अपने जीवन में अत का साक्षात्कार 
कर रहा हैं ? हमने सब जगह संकुचित गड़ढे वना रखे हैं। चित्पावन, 
देशस्थ, यजुर्वेदी, शुक्ल यजूवेंदी, मंत्रायणी, हिरण्यकेशी आदि 
ब्राह्मणों में ही सैकड़ों छोटे-छोटे गड़ढे हैं। पहले एक-एक जाति का 
एक-एक गड़ढा था और अब उस गड्ढे में फिर एक और गडढ़ा 
हो गया है । 

जाति-जाति के, स्पृश्यास्पृश्य के, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर के, हिन्दू 
मुसलमान के सैकड़ों घेरे हें। इसके अलावा गृजराती, महाराष्ट्रीय, 
मद्रासी व वंगाली आदि प्रान्तीय गड्ढे हैं । गड्ढे में रहनेवालों 
को प्रसस्तता का प्रसाद तो मिलता ही नहीं है। गड्ढे का पानी रुका 
कि गन्दगी पैदा होती है। यदि आप यह चाहते हैं कि भारतवर्ष में फिर 
सुदिन आवें तो इन गड़्ढों को दूर करने के लिए हमें उठना चाहिए। 
भेदों की दीवार मिटा देनी चाहिए। सारे प्रवाह को प्रेम से पास 
आने दीजिये | सायर को उमंड्ने दीजिये | 

“मे भेद जला दूंगा सारे, दे देकर बेरों की साक्षो” 

तुकाराम महाराज यह प्रतिज्ञा कर रहे हें। समाज के कल्याण 
की व्याकुलता जिस व्यक्ति में होगी, वह ऐसी ही प्रतिज्ञा 
करेगा । 

भारतीय संस्कृति के उपासकों ! आपलोगों ने अबतक जितने पाप 
किये हैं वे काफी हैं । उठो और हरिजनों को गले लगाओ । सारी पद- 
दलित जनता को गले लगाओ। हम सब एक ही ईश्वर के पुत्र हें। हम 
एक ही शुभ्र-स्वच्छ चैतन्य के स्वरूप हैं । हम जितने-जितने प्रेममय 
वनेंगे---अद्वेत बनेंगे, उतने-उतने ही हम आनन्द से, सौभाग्य से, उमड़ 
पड़ेंगे । ः 
हल 


१८ भारतीय संस्कृति 


जो दूसरे का तिरस्कार करेगा वह स्वयं तिरस्कृत किया जायगा। 
जो दूसरे को तुच्छ समझेगा वही ठुकराया जायगा। आज हम अपने 
ही पापों का फल भोग रहे हैं। हमने जिस दासता को वोया था 
वही आज पूरी तरह फल रही हैं । हमने सब जगह दासता की पुष्टि 
की, पुरुषों की स्त्रियों पर लादी हुई दासता, स्पृश्यों की अस्पृश्यों पर 
दासता, धनिकों की गरीबों पर दासता, साहुकार की केदार पर दासता, 
ज्ञानियों के द्वारा अज्ञान जनता पर लादी हुई दासता, इस प्रकार हमने 
शतमुखी गुलामी का निर्माण किया और आज पूरी तरह गुलाम हो 
गये है। मराठों का राज्य अद्वेत के आधार पर निर्माण हुआ। लेकिन 
भेदों के निर्माण होते ही वह मिट गया। “उन सबको मिलालो जो- 
जो भी मराठे हैं--इस मन्त्र से मराठों का राज्य अस्तित्व में आया, 
लेकिन ब्राह्मण मराठे, प्रभू, शूद्र आदि को आपस में स्पर्वा शुरू हुई, 
ऊंच-तीचपन प्रारम्भ हुआ और भगवा झंडा जलकर राख हो गया। 
मराठे उत्तर हिन्दुस्तान में गये। उन्होंने राजपूत, जाद आदि छोगों 
को अपने साथ नहीं मिलाया । इसीसे मराठों का पराभव हुआ। धीरे- 
धीरे एक्यता स्थापित करनी चाहिए थी । “उन सबको मिलालो जो-जो 
भी मराठे हैं “यह कहनेवाले समर्थ हुए। 'हिन्दू मात्र को मिलाना 
चाहिए ।--यह वात कहनेवाले किसी दूसरे समर्थ की आवश्यकता है 
और आज 'सारे हिन्दुस्तानियों को मिलालो' यह कहनेवाले महात्मा 
की जरूरत है । 

जीवन में इस प्रकार के अद्वंत का अनुभव करनेवाले महात्मा ही 
मानवजाति की आश्या हें। भनुष्यजाति कितनी ऊंची जा सकती है, 
यह बात महापुरुष दिखाते रहते हें। आकाश में करोड़ों डिग्री ताप 
से सूर्य जलता रहता हैँ। तब कहीं हमारे शरीर में ९८ डिग्री उष्णता 
आ पाती है। भगवान बुद्ध जैसे महात्मा वाधिनी पर भी प्रेम रखत्ते 
थे, तब कहीं मनुप्य अपने पड़ोसी पर थोड़ी दया दिखाते के लिए 
तैयार होता है । समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए 
विद्व-प्रेमी मनृप्यों की नितान्त आवश्यकता हैं। जब वे अपने जीवन 
में प्रम का सागर रहराने लगते हे तब कहीं प्रेम का एक बिन्दु हमारे 


अद्वेंत का साक्षात्कार १९ 


जीवन में आने की संभावना होती है। अपनी तपस्या और प्रेम से संत 
समाज को धारण करते हैं। 
“सन्तो तपसा भूमि घारयन्ति । 

हमारे पूर्वज अद्देतत का जप करके जीवन में संगति लाते थे। हिदू- 
मुसलमानों की एकता के सम्बन्ध में भी वे जाशावादी थे। हिन्दुओं के 
मन्दिरों को मुसलमान राजाओं ने भेंट चढ़ाई और मुसलमान पीरों 
को हिन्दू राजाओं ने जागीरें दी। हिन्दू राजा मोहरंम मनाते थे और 
हिन्दू त्यौहारों में मुसलमान भी आते थे। अमलनेर के सखाराम 
महाराज के रथ को सबसे पहले अपने कन्धे पर उठाने का सौभाग्य 
मुसलमानों को है और उनको नारियल, प्रसाद आदि दिये जाते 
हँँ । हिन्दुओं के रथ का मुसलमान भाइयों हारा उठाया जाना 
आजकल तो मूखेता एवं स्वाभिमान-शून्यता समझी जायगी, लेकिन 
पूबंजों की दृष्टि बहुत बड़ी थो। भारत में आये हुए सब लोगों में 
प्रेम सम्बन्ध स्थापित करना उनका प्रारम्भिक पवित्र कत्तंव्य था। 
आस्तिक मुनि ने जो अमरज्योति जलाई थी उसे बुझाना नहीं चाहते 
थे। मुसलमानों के मोहरंम में हिन्दू भी शामिल होते थे । हिन्दू 
जमींदारों के घर ताजिये आते थे | मुसलमानों को नारियल और गुड़ 
दिया जाता था। अपने गांव में बचपन में मेने यह प्रेम से भरा 
हुआ सम्बन्ध देखा हैं। गरीब मुसलमान वालक हमसे कागज मांगने 
आते थे और हम उनको देते थे । अपने पड़ौसी भाई का ताजिया 
अच्छा बनने दीजिये। 

हिन्दुओं के उत्सवों में यदि मुसलमानों को बुलछाते हैं तो वे आते 
हैं। मेरे एक मित्र के पास एक मुसलमान लड़का प्रेम से गणपति अथवे- 
शीर्ष सीखा । मेरे एक अमलनेर के मित्र के पास दत्त-जयन्ती के अवसर 
पर मृसलमान मित्र आये थे । 

' हमारी अपेक्षा हमारे पूर्वज समाजश्ास्त्र को अधिक जानते थे। 
हम साम्राज्यवादी विदेशी सत्ता के गुलाम हो गये थे। विदेशी लोग 
हमारे अन्दर भेद पैदा कर रहे थे। हम भी भेद पैदा करते हैं। भेद 
डालकर गुलामी लादनेवाली सरकार की हम मदद कर रहे थे । भेद 


२० भारतोय संस्कृति 


की दवा अभेद ही है। विष का इलाज अमृत ही है, किसी भौर 
से कुछ नहीं होगा । 

आइये, हम पूर्वजों के प्रतोग को आगे बढ़ावें । अहेत का अधिक 
साक्षात्कार करें। इस भारतभमि में ऐक्य निर्माण करके फिर संसार 
को बलावें । यह भारत-भमि मानवजाति का तीर्थ-क्षेत्र वन जायगी। 
सारे धर्म, भिन्न-भिन्न संस्कृति यहां एक साथ रह रहे हें, यह देखकर 
सारे देश इसके चरणों में गिर जायंगे। इस ईश्वर-दत्त महान कार्य 
को ही हमें साधना है । यह महान ध्येय हमें पुकार रहा है । इस महान 
ध्येय के लिए शेष सारी शाुद्रता हमें झटक कर फेंक देनी चाहिए 
भारतीय संस्कृति के उपासकों को श्रद्धा से त्यागपुर्वक इसके लिए खड़ा 
हो जाना चाहिए। 


बुद्धि की महिमा 

भारतीय संस्कृति में अंबश्वद्धा के लिए स्थान नहीं है। वहां सत्र 
विचारों की महिमा गाई हुई दिखाई देगी। वेद भारतीय संस्कृति के 
आधार मानते जाते हैं। लेकिन वेद का अर्थ क्‍या हैं? वेद शब्द का 
अर्थ है ज्ञान। ज्ञान भारतीय संस्कृति का आधार हैं। यह भव्य संस्कृति 
ज्ञान के आधार पर वनाई गई है । 

बेद कितने हैं ? वेद अनन्त हैं । ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, अथर्व- 
वेद, केवल इतने ही वेद नहीं हैँ | भारतीय संस्कृति का केवछ एक ही 
ऋषि नहीं है, एक ही पंगम्वर नहीं हैँ, एक ही वेद नहीं है। भारतीय 
संस्कृति आकाश की भांति विशाल और सागर की भांति अपार है। 

जीवन को सुन्दर वनानेवाला प्रत्येक विचार ही मानो वेद हैं। 
आयुवेद वतायगा कि हम अपना जीवन किस प्रकार आलनन्दपूर्ण व 
उत्साही बना सकेंगे। घनुवेंद वतायगा कि समाज की रक्षा किस प्रकार 
की जानी चाहिए। समाज का मनोरंजन कैसे किया जाय, समाज के 


बुद्धि की महिसा ' २१ 


दुःखों को केसे भुलाया जाय, यह वात गान्धव वेद बतायगा। ये सब 
वेद ही हैं । 

काल अनन्त है और ज्ञान भी अनन्त हैं | नये-तये ज्ञान का उदय 
होगा और भारतीय संस्कृति सबसे पहले उसका सत्कार करने के लिए खड़ी 
रहेगी। भारतीय संस्कृति ज्ञान से अधिक पवित्र किसीको नहीं मानती । 
भारतीय संस्कृति में ज्ञानोपासकों के लिए अत्यन्त आदर की भावना है। 

एक ही समय सारे ऋषि हुए, यह वात भारतीय संस्क्ृति कभी भी 
नहीं मानेगी । ऐसा कहना अहंकार है । वह परमेश्वर का अपमान है । 
यदि सारा ज्ञान समाप्त हो गया तो फिर सुष्टि के अस्तित्व की कुछ 
जरूरत नहीं। बस दाना पड़ा कि ज्वार काटना ही शेष रह जायगा। 
उसी प्रकार यदि शोध के लिए कुछ नहीं रहे तो फिर मनुष्य की उत्पत्ति 
का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा । 

नवीन-नवीन विचार पैदा होते हैं, नया-नया ज्ञान हमको मिलता 

। यूरेनस व नेप्चून पहले नहीं दिखाई देते थे । अब वे दिखाई देने लगे 
। खगोल में जिस प्रकार नये-न्ये तारे दिखाई देते हैँ, उसी प्रकार 
जीवन के शास्त्र में भी नवीन-नवीन विचार उत्पन्न होते हैं । यदि 
वास्तव में देखा जाय तो कह सकते हैं कि दूसरे सारे शास्त्रों की अपेक्षा 
यह जीवन-शास्त्र बिलकुल प्रयोगावस्था में है । इस जीवन के शास्त्र में 
अभी कुछ भी निश्चित नहीं है । रेखागणित में कुछ स्वयं सिद्ध, शंकातीत, 
संशयातीत तत्व हैं। हम पृथ्वी में कहीं भी क्‍यों न जाय, गणित- 
शास्त्र के इस सिद्धान्त में कि दो और दो चार होते हैं कोई अन्तर नहीं 
होता । लेकिन यह नहीं मान सकते कि जीवन के शास्त्र में कोई एक 
भी तत्व इस प्रकार का है। यह बात अपवादरहित निरशंक होकर नहीं 
मान सकते। सत्य अच्छा है या बुरा, अहिसा उचित हैं या अनुचित, 
ब्रह्मचर्य रखें या न रखें, इनका निश्चित उत्तर अब भी मानवी मन 
नहीं दे पाता है । 

ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति किसी वात का आग्रह नहीं 
करती। “वुद्धेः फलमनाग्रह: ।” बुद्धिमान मनुष्य किसी भी तत्व के लिए 
भ्षाग्रह नहीं रखेगा। श्रीकृष्ण ने अन्त में अर्जुन को यह कह कर कि 


25 ,0]#& 


श्र भारतीय द्ल॑स्कृति 


“यथेच्छसि तथा कुरु” उसकी बृद्धिको महत्व दिया है। वेद-धर्म का . 
अर्थ है विचार के अनुसार आचार करना । जैसा वृद्धि कहे वेसा आच- 
रण करना। भारतीय संस्क्ृति कह रही है--मेरे उर के ज्ञान-दीप को 
वुझ्ा न देना स्वामी ।' देखो, तुम्हारे स्वयं के हृदय में बुद्धि क्या कहती 
हैं। जो निशक्षंक आवाज सुनाई दे, उसीके अनुसार आचरण कर। “मनः 
पूतं॑ समाचरेत्‌ ,” इसका यही अर्थ हैं । इसलिए नहीं कि अमुक ऋषि 
कहते हैं, इसलिए नहीं कि अमुक तत्वज्ञानी कहते हें; लेकिन तुम्हारे 
मनको जो अच्छा छंगे, वही तुम करो । अपनी आत्मा का अपमान मत 
करो । अपनी वुद्धि का गला मत घोटो । 

विद अपीरुपेय है” आदि कल्पनाएं श्रामक हैं। यह सब मानवी 
वृद्धि का प्रसार है| वेद को मानना मानो बुद्धि को ही मानना है । वेद 
में सबसे अधिक पवित्र मन्च है गायत्री मन्त्र | इस गायत्री मन्त्र का 
इतना महत्व क्‍यों है ? इस मन्त्र की उपासना करने से मनुष्य का 
पुनर्जन्म होता है । इस मन्त्र में ऐसी क्या बात हूँ ? इस मन्त्र में बुद्धि 
की निर्मलता के लिए प्रार्थना की गई है। 

हम तेजस्वों प्रेरणा देनेवाले सूर्य के अत्यन्त श्रेष्ठ तेज की उपासना 
करते है। वह सूर्य हमारी बुद्धि को तीत्र बनाता हैं। विश्वामित्र ऋषि 
ने भगवान्‌ से अपने समाज के लिए निर्मल वृद्धि मांगी । वेद में भगवान्‌ 
से गायें दे, पुत्र दे, यश दे' आदि संकड़ों याचनाएं की गई हैँ। लेकिन 
उन सारे मन्त्रों की अपेक्षा यह छोटा मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ सिद्ध हुआ । 
इससे यह प्रकट हो जाता है कि भारतोय पूर्वज किस वस्तु को सबसे 
ज्यादा महत्व देते थे । 

मनु ने एक स्थान पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि मेरी बातें 
तकसंगत हों तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। शंकराचार्य कहते हूँ कि 
यदि सैकड़ों श्ुति भी आकर यह कहें कि अग्नि ठंडी है तो उसको कौन 
महत्त्व देगा ? प्राचीन ऋषि कहते हें कि तक॑ की कसौटी पर कसने 
के बाद जो खरा उतरे, उसी ज्ञान-चन को पूज्य समझो ! 

महामारत में भीष्म से प्रश्न किया गया है--'कोडय॑ धर्म: कुतो 
धर्म: १” यह धर्म कहां से आता है ? क्या ईब्वर आकर कान में यह 


बुद्धि की महिमा र्३े. 


धर्म कह जाता है ? भीष्म ने कहा कि विचारशील लोग चिन्तन एवं 
अध्ययन करके इस घम्म का निर्माण करते हें । 

“मतिभिरुद्धतम्‌,” वे अपनी-अपनी वृद्धि से तत्व की खोज करते 
हैँ । वेद-धर्म का अर्थ है विचार-धर्म | वेद-धर्म का अथ हूँ वृद्धि-प्रधान 
धर्म। एक श्रुति की वात दूसरी श्रुति को ही नहीं जंचती | एक स्मृति 
की वात दूसरी स्मृति से मेल नहीं खाती। एक ऋषि का कथन दूसरे 
ऋषि को स्वीकार नहीं होता । इसका क्या मतलब हैं ? इसका मतलूब 
यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्ररूप से विचार करता था। उनके 
कालों में जेंसी-जेसी स्थिति थी उसीके अनुसार वे विचार करते थे। 
वे तेजस्वी गायत्री मंत्र की उपासना करनेवाले थे। पद-पद पर वे 
सुधार करते थे। उनको “बावा वाक्य प्रमाणं' से बहुत चिढ़ थी। 
वे चर्चा करते थे। सभा करते थे। शाल्तिपूर्वक ज्ञान-चर्चा 
करते थे। 

यदि प्राचीन काल पर ऊपर-ऊपर से ही साधारण दृष्टि डालें तो 
विचारों का एक जबरदस्त आन्दोलन दिखाई पड़ेगा। भास्कराचार्य के 
केवल निरुक्‍्त को ही देखें तो वेदान्त के अध्ययन के लिए भिन्न-भिन्न 
दृष्टियों वाले सेकड़ों मण्डलों के नाम आये हें। इति नेरुक्तिकः, इति 
आख्यायिक:, इति ऐतिहासिक:, इस प्रकार के भिन्‍न-भिन्‍नत अध्ययन 
मण्डलों के नाम यास्क ने दिये हें) इसी प्रकार उपनिषद्‌ काल में 
सर्वेत्र तत्वज्ञान की अखण्ड एवं जबरदस्त चर्चा चलती हुई दिखाई देती 

। सकड़ों मत, सेकड़ों पंध और सेकड़ों सूक्ष्म भेद वाले तत्वज्ञानी 
हमें दिखाई देते हे। वे खुले दिल से वाद-विवाद करते हैं । यदि बात 
जंच जाती हैँ तो उसे स्वीकार कर छेते हैँ, उसके अनुसार आचरण 
करने लगते हैँ । इस प्रकार की वातें वहां दिखाई देती हैं। वे निरशंकता 
से और निर्भयता से अपने विचार उपस्थित करते थे । लोग उस चर्चा 
को सुनने के लिए इकटठे होते थे । 

मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते थे। चार्वाक पंथी परलोक आदि 
को नहीं मानते थे। कणाद आदि कहते थ॑ कि सार। सुषष्ट परमाणुओं 
से बनी हं। बुद्ध के अनुयायी यह मानते हें कि सव क्षणिक हें। इस 


रेड भारतीय संस्कृति 


प्रकार सैकड़ों मत थे, लेकिन किसीको भी सताया नहीं गया। यूरोप के 
नये विचार देनेवालों की होली जला दी गई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं 
हुआ। यहां प्रत्येक व्यवित के प्रामाणिक मत का मान किया गया । 

ज्ञान कोई लड़कपन नहीं समझा जाता था। एक-एक बात समझने 
के लिए तपस्या की जाती थी। उपनिषद्‌ में अनेक स्थानों पर यह 
दिखाया गया है कि ज्ञान के लिए ब्रह्मचयं का पालन करके किस प्रकार 
तपच्चर्या की जाती थी, किस प्रकार चिन्तन में मग्न हो जाया जाता 
था। ज्ञान-प्राप्ति के लिए वे किसीके भी पास चले जाते थे। ब्राह्मण 
क्षत्रिय के पास जाता था, क्षत्रिय ब्राह्मण के पास जाता था। ब्राह्मण 
तुलाधार जैसे वैश्य के पास ज्ञान के लिए नम्नतापूर्वक जाता था। ज्ञान 
कहीं भी हो, वह पवित्र है। सूर्य का प्रकाश कहीं से आए उसे तो 
लेना ही चाहिए। वृक्ष की जड़ें जहां भी हों वहां से नमी लेने का प्रयत्न 
करती हैँ। इसी प्रकार की दृष्टि ज्ञानोपासकों की होनी चाहिए । 
देवताओं का कच दैत्यों के गुरु के पास भी जाता था और देवताओं 
का गृरु भी झत्रु की ओर के शिष्यों को प्रेम से सारा ज्ञान देता था। 
ज्ञान के प्रान्त में कोई शत्रु-मित्र नहीं है । 

नजचिकेता ने प्रत्यक्ष मृत्यु से भी ज्ञान की ही भिक्षा मांगी। इससे 
अधिक ज्ञान का महत्व और क्या हो सकता है ? ज्ञान के लिए मृत्यु के 
पास भी जाना पड़ेगा। ज्ञान किसीसे भी नहीं डरता। ज्ञान की इच्छा 
रखनेवाला तीनों लोकों में जायगा और उसके लिए जो भी आव- 
इयक होगा, करने के लिए तंयार रहेगा। 

समाज को नव-विचार देना मानों एक महान साधना ही है। 
समाज को विचार-रूपी आंखें देने से बढ़कर और क्‍या हो सकता 
हैं? चितन के वाद जो विचार सूझे उसे पूज्य भान कर हमेशा 
प्रकट करना चाहिए। उसको वढ़ाते रहना चाहिए। उसको 
सबके सामने निर्भयतापूवंक रखना चाहिए। उसको छोड़ना नहीं 
चाहिए। 

ज्ञान का वाहय स्वरूप कोई भी हो, यह देख लेना चाहिए कि उन 
वाह्यवांगों की पूजा करने के लिए निस्स्वार्थी रूप से किस प्रकार प्रयत्न 


बुद्धि को महिला २५ 


करता है। ज्ञान का वाह्यांग व्याकरण होगा । व्याकरण-छपी परब्रह्म 
की कोई पाणिनी दिनरात पूजा करना चाहेगा ? भारतीय संस्कृति 
उस पाणिनी को भगवान का पद दे देगी। शंकराचार्य पाणिनि का उल्लेख 
हमेशा भगवान पाणिनि' कहकर करते हैँं। पाणिनि ज्ञान के एक स्वरूप में 
रम गये । उनको दूसरी-तीसरी कोई बात सूझती ही नहीं थी, पसन्द 
नहीं आती थी । व्याकरण ही मानो उनका वेदान्त था। उनके पास जो 
भी आता वे उसे व्याकरण सिखाते। एक दिन जब वे तपोवन में 
व्याकरण सिखा रहे थे कि एकाएक बाघ आया । बाघ को देखकर 
पाणिनि नहीं भागे। बाघ को देखकर वे व्याध्य शब्द की व्युत्पत्ति बताने 
लगे । बाघ सूंघता-सूंघवा आरहा था। पाणिनि वबोले--"इस सूंघते- 
सुंघते आनेवाले वाघ को देखो। व्याजिध्नति स व्याध्य: ।” पाणिनि 
व्युत्पत्ति समझने के आनन्द में मर्त थे। लेकिन शिष्य कब के ही 
भाग गये थे। वाघ ने झपटकर पाणिनि को खा डाला। ज्ञान की कितनी 
बड़ी उपासना हैं । ज्ञान का उपासक सबकुछ भूल जाता है । वह उन 
विचारों में तन्‍्मय हो जाता है। मानो उसकी समाधि ही लरूग जाती 
है। समाधि का अर्थ है सर्वत्र ध्येय का ही साक्षात्कार करना। समाधि 
का अर्थ हे ध्येयेतर सृष्टि का विस्मरण | समाधि का अर्थ सारी सृष्टि 
का विस्मरण नहीं ह। 

ज्ञान का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, उसके पीछे-पीछे जाकर उसके 
अन्तिम छोर पर जो पहुंच जाता है, जो परमोच्च स्थान प्राप्त कर 
लेता है वही ऋषि हूँ । जिसकी दृष्टि पैसे पर या सुख पर होती है वह' 
कभी भी इस प्रकार के फन्दे में नहीं पड़ेगा । तपस्वी ही ज्ञान प्रदान 
करता है। चाहे ज्ञान हो चाहे विज्ञान, उसे प्राप्त करने के लिए---जीवन 
में उतारने के लिए--महात्मा ही मरते रहते हें। ज्ञानोपासक निरन्तर 
आगे बढ़ता रहेगा। विना ज्ञान-देवता के दर्शन किये वह नहीं रुकेगा। 
जीवन के अनेकानेक क्षेत्रों में बहुत से अनुसंधानों की गुंजाइश है। 
भारतीय संस्कृति उन सब अनुसंधान-कर्ताओं का सम्मान करने के लिए' 
तैयार है। ज्ञान-अनुसंधान में खाना-पीना सबकुछ भूल जानेवाला 
न्‍्यूटन ऋषि ही था। ५० वर्ष तक अध्ययन, मनन करके नई दृष्टि 


२६९ भारतीय संस्कृति 


देनेवाला काल माक्स सहपि ही था। संसार के विचारों में ऋन्‍्ति 
करनेवाले चाल्म डारविन को कौन ऋषि नहीं कहेगा ? इंग्लेंड में 
एक झोपड़ी में रहकर सहयोग के नये मार्ग संसार को दिखाने के लिए 
प्रयत्त॒करनेवाला निर्वासित महानू क्रोप्ाटकिंतच को यदि ऋषि 
न कहें तो फिर क्‍या कहें ? . 

भारतीय संस्कृति सबकी पूजा करेगी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्व- 
भारती विद्यापीठ खोलकर यह दिखा दिया है कि भारत संसार के 
ऋषियों की अपने ढंग से पूजा कर रहा हैं। वे संसार के बड़े-बड़े 
आचार्य को वहां बुछाते थे और उनका सम्मान करते थे। रबीद्धनाथ 
भारतीय संस्कृति की आत्मा को पहचानते थे। वे भारतीय संस्कृति 
के सच्चे उपासक थे । 

भारतीय संस्क्रति का कभी ज्ञान से विरोध नहीं रहा। अत्यन्त 
ऋन्तिकारी मत रखनेंवाले व्यक्ति का भी यहां आदर होता था। 
उसका मत सुना जाता था। यह देखा जाता था कि उस मत्त के पीछे 
कितनी विकलता, कितनी व्यापकता, कितना अनुभव, कितना चिन्तन 
हैं। यह भी देखा जाता था कि उस मत के लिए मतस्थापक कितना 
त्याग करने के लिए तैयार हैं। यह वात नहीं कि भारतीय संस्कृति 
प्रत्येक मत को बड़ी जल्दी अपना लेती थी । लेकिन प्रत्येक मत को 
सौका देती थी। यदि उसमें सत्य होगा तो वह कार के प्रवाह में 
टिक सकेगा । यदि सत्य न होगा त्तो अदृश्य हो जायगा । 

भारतीय संस्कृति में कहा गया हैँ कि परमेश्वर का स्वरूप ही 
मूलतः ज्ञान है। परमेश्वर की ब्रह्म की व्याख्या क्या है? “ज्ञान ब्रह्म,” 
ज्ञान का अर्थ ही है ब्रह्म । ज्ञान का अर्थ ही है परमेश्वर । ईश्वर की 
इससे बड़ी व्याख्या संसार में और किसीने नहीं की । ईश्वर की 
उपासना करना ही मानो ज्ञान की उपासना करना है। अनन्त रूपों 
में ज्ञान की उपासना करना । चाहे समाज-शास्त्र हो, खगोल-शास्त्र हो, 
भूगोल हो, इतिहास हो, आयुर्वेद हो, तत्वज्ञान हो, योग हो, कर्म-योग 
हो, गणित हो, संगीत हो, ये सब ज्ञानल्पी परमेश्वर की पूजा ही है। 


तन 


एक ही ज्ञान-सूर्य की ये बन॑नत्त किरणें हें। महाभारत के इलोक के 


बुद्धि को सहिमा २७ 


समान ही गणित की प्रशनमाला भी पूज्य है। श्रुति-स्मृति के बराबर 
अध्ययन के ही सृष्टिशास्त्र का अध्ययन भी पवित्र है। सनातन धर्म की 
इस महान दुष्टि को हमें फिर से अपनाना चाहिए। परमोच्च वौद्धिक 
विकास की ज्वाला हमें फिर से प्रज्वलित करनी चाहिए। तभी भारतीय 
संस्कृति नये तेज से सुशोभित होगी । आज संस्कृति-रक्षा का आन्दोलन 
हो रहा हैं। इस भय से कि कहीं नवीन विचार की हवा न आजाय, 
चहुत-से लोग आज किले-कोट बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये छोग 
संस्कृति रक्षक नहीं, संस्कृति को हानि पहुंचानेवाले हैं। ये भारतीय 
संस्कृति का शव अपने गले से चिपकाये रखना चाहते हैँ और अन्दर 
का प्राण घोट रहे हे। 

'सनातनो नित्य नूतनः जो नित्य नूतन स्वरूप धारण कर सकता 
हैं, वही टिकेगा। जिस पेड़ में नई पत्तियां नहीं निकलती उसे मरण- 
प्राय ही समझना चाहिए। ज्ञानेइ्वरी के अन्तिम अध्याय में ज्ञानेश्वर 
लिखते हैं : | 

हूँ नित्य चूतन देखलो गीतातत्वा 

गीता के झब्दों के अर्थ भिन्न-भिन्न दिखाई देने लगेंगे; क्‍योंकि 
हम उसे आज २०वीं झताब्दी की परिस्थिति से देखेंगे। अर्थ का 
विकास होता है । शब्द छोटा होता है, लेकिन उसका अर्थ अनन्त है । 
विचारों में हमेशा उत्क्रान्ति होती रहती हैं । 

क्या संस्कृति-रक्षकों को यह भय हैं कि भारतीय सस्क्ृति 
वी भव्य इमारत नवीन विचारों की हवा से ढह जायगी ? यदि वह 
इन नवीन विचारों की हवा से ढह पड़े तो फिर उसे टिकाने से भी 
क्या छाभ ? क्‍या इसका यह अर्थ नहीं होता कि जिस क्षय रोगी को 
हवा का थोड़ा-सा भी झोंका सहन नहीं होता वह जल्दी ही मर 
जायगा ? क्‍या भारतीय संस्क्ति इतनी कच्ची हूँ ? हमारी दृष्टि में तो 
वह ऐसी नहीं हैं । जिस संस्कृति की नींव ज्ञान और अनुभव के ऊपर 
खड़ी की गई है उसे कभी भी भय नहीं हो सकता । वह किले-कोट 
वनाकर, दीवार खड़ी करके, वुरका ओढ़कर नहीं बैठ सकती। भारतीय 
संस्कृति को इस बुरकेवाली निस्तेज पवित्रता की आवश्यकता नहीं 


श्८ भारतीय संस्कृति 


है। भारतीय संस्कृति को नवीन-नवीन विचारों से परहेज नहीं है । 
संसार की कोई-भी अनुभव की कसौटी पर कसी और ज्ञान की 
नींव पर खड़ी की हुई संस्कृति को लीजिये, भारतीय संस्कृति का उससे 
विरोध नहीं । 

भारत संसार के प्रयोगों का उपयोग कर लेगा । भारतीय संस्कृति 
के द्वार खुले हें। यदि साम्यवाद के विचारों को लें तो उसमें भारतीय 
संस्कृति को श्रीकृष्ण का वाल-चरित्र दिखाई देगा। गोकुल में 
माखन चुरानेवाले श्रीकृष्ण, सारे पद-दलितों का पक्ष लेनेवाछे श्रीकृष्ण, 
सारे सम्राज्यों को धूल में मिलानेवाले श्रीकृष्ण के ही दशेन भारतीय 
संस्कृति की आत्मा पहचाननेवारे को साम्यवाद में होंगे। “सत्या- 
सत्य का साक्षी मन को ही बनाया मेने” कहतेवाले तुकाराम का 
दर्शत “अपनी वृद्धि को जो ठीक लगे वह करो” कहनेवाले ध्येयवादी 
नये विचारशील छोगों में सच्ची संस्कृति के उपासकों को होगा। 
भारतोय संस्कृति में भय, नाश, मुत्यु आदि शब्द हैं हो नहीं । क्योंकि 
ज्ञान का नाश नहीं होता और ज्ञान के आधार पर ही यह संस्कृति खड़ी है । 

भारतीय संस्कृति कहती है कि प्रत्येक कदम वुद्धिपुर्वक रखो । 
“दृष्ठिपुतं स्यसेत्पादम्‌, वस्त्रपुर्त पिचेंज्जलं,” विचारपूर्वक व्यवहार कीजिये, 
देखकर कदम रखिये, छानकर पानी पीजिये। भारतीय संस्कृति कहती 
है कि सब बातें विचारपूर्वक करो। धर्म का अर्थ क्‍या है ? धर्म का 
अर्थ यह हैं कि प्रत्येक काम आंख खोलकर करना। सुबह सात बजे 
उठकर संध्या करना ही “धर्म' शब्द का अर्थ नहीं है। धर्म का अर्थ हैं 
चौवीसों घंटे होनेवाले कर्म, जन्मभर होनेवाले कर्म । वया धर्मदेव 
घर तक ही सोमित हैं ? धर्म सब जगह हैं। जिस प्रकार हम जहां-जहां 
जाते हैं वहां हवा की आवश्यकता होती है उसी प्रकार धर्म भी सब 
जगह होना चाहिए। चाहे आप धारा-सभा में जाइये, रसोईघर में 
जाइये, कारखाने में जाइये, कहीं भी जाइये, आप जो-जो कार्य करें 
वे सब वर्ममय होने चाहिए । 

घर्ममय हों, इसका यह मतलव हूँ कि वेदमय हों, विचारमय हों । 
इसका ही यह अर्थ है कि प्रत्येक कर्म विचारपूर्वक कीजिये। लेकिन 


बुद्धि की सहिसा' 


द्वि को शुद्ध बनाने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है और हृदय 
को शुद्ध बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती हैं। हृदय और 
बुद्धि की एकरूपता से जिस महान विचार का निर्माण हो, वही धर्म 
है। जिसमें यह एकरूपता होती है, उसीको हम पधर्म-संस्थापक 
कहते हैं । समर्थ रामदास ने यह नहीं कहा कि कोई एक व्यक्ति ही. धर्मे- 
संस्थापक हैं । 
“घर्म-संस्थापक बहुत हो चुके, आगे भी वे होंगे ।” 

उस समय की परिस्थिति का गहराई से विचार करके उस समय 
के अधिकांश छोगों के सुख-दुःख का एकरूपता से विचार करके 
महापुरुष उस समय के लिए युगधर्म का निर्देश करता है। वह उस 
काल को नई दृष्टि प्रदान करता हे, नवीन विचार देता है। इस 
प्रकार धर्म प्रगति करता रहता हैं । 

भारतीय धर्म बढ़ता रहनेवाला धर्म है। वह नवीन-तवीन विचार 
ग्रहण करके आगे बढ़ता रहेगा। वह नवीन-नवीन क्षेत्रों में घुसेगा। 
सारे ज्ञान को अपना कर समाज का निर्माण करेगा। बिना विचार के 
समाज का निर्माण कंसे हो सकेगा ? ज्ञान शवित हैं। सच्चा सनातन 
धर्म उस ज्ञान को प्राप्त किये विना कैसे रहेगा ? 

जिस प्रकार हनूमान लाल-लाल दिखाई देनेवाले सूर्य को पकड़ने 
के लिए लपके, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति क्षितिज पर दिखाई देनेवाले 
भव्य, दिव्य, नव्य विचारों को पकड़ने का प्रयत्न करेगी। भारतीय 
संस्कृति जड़ लोगों की जड़ संस्कृति नहीं हैं । वह गतिशील है, आगे 
बढ़नेवाली है, उसकी गति नहीं रुकती। सत्य के नये-नये दर्शन करने के 
लिए भारतीय भात्मा व्याकुल रहेगी। सत्य का शोधक कभी नहीं 
कहेगा कि अब वस करो। उसकी आंखों के सामने अनन्त क्षेत्र खुला 
पड़ा है। महात्मा गांधी को ही देखिये। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं 
हैं कि जिसमें वे वुद्धि का दीपक लेकर न घुसे। राजनीति में 
तो वे नवीन प्रयोग कर ही रहे थे। लेकिन उद्योग-घंथे, राष्ट्रीय शिक्षा, 
समाज-सुधार, धर्म, आरोग्य, खाने-पीने के प्रयोग, ब्रह्मचयं आदि 
प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया था, वे वृद्धि के उपासक थे, 


ल्‍्प्ण 
6 


भारताव सस्कात 


व्ध्प 


यी थे। 
वुद्धिवादी मनुष्य निर्भय होता है। वह किसीके द्वारा कही हुई 
बात को वार-वार नहीं दुहराता । बह निरशंक होकर अपना कदम 
बढ़ाता रहता है। पुराने लोग कलियुय-कलियुग कहते हैं। नये लोग 
यस्त्रयुग-यन्त्रयुग कहते हैं । गांधी कहते थे--में अपने युग का निर्माण 
करूंगा। में चर्खे का यूग लाऊंगा। ग्रामोद्योग का यूग लाऊंगा।” 
बुद्धिमान मनृष्ष किसी के स्वर में स्वर नहीं मिलाता । 
वह अपने विचारों का युग अपने आसपास ही निर्माण करना 
चाहता है । | 

संसार में स्वतन्त्र बुद्धि बहुत कम होती है। सनातनी छोग दस 
हजार वर्ष पूर्व के ऋषियों के गुलाम बनते हैं तो नये छोग पाश्चात्य 
पण्डितों के । लेकिन भारतीय संस्कृति स्वतन्त्र दीपक प्रज्वलित करने 
की बात कहती है। अपने देश की स्थिति का विचार करो, परम्परा 
का विचार करो, आसपास के देशों का भी विचार करो और देखो कि 
तुम्हारे समाज के लिए क्‍या हितकर हो सकता है ? 

सत्य की प्यास आज सच्चे कामों की भूमि में से ही उत्पन्न हुई 
है या नहीं ”? मानव-जाति ने जो-जो उद्योग शुरू किये हैं, जो-जो 
विचार-क्षेत्र उत्पन्न किये हैं, हमें उन सव स्थानों में जाना चाहिए । 
भारतीय संस्कृति के उपासकों में यन्च्रश्ञास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, 
शिक्षणशास्त्र, साहित्य-कला-रसायन, व्यायाम, खेल के मैदान, समाज- 
शास्त्र, अर्थक्षासत्र, मानसक्षास्त्र आदि सत्य के साक्षात्कार के सारे क्षेत्र 
में बिना थके, बिना विश्वाम किये आगे बढ़ते रहनेवाले लोगों का 
निर्माण होना चाहिए | चाहे सहकारी आन्दोलन हो, मजदूरों का संगठन 
हो, खेती में सुधार करना हो, नये उद्योग-बन्धे शुरू करने हों, हमें सकें 
प्रवेश करना चाहिए। उनका अध्ययन करना चाहिए, प्रयोग करता 
चाहिए । दस यही परमेश्वर की पूजा है। ईदइवर की दी हुई चीज को 
बढ़ाना ही उसकी पूजा है। ईदवर के द्वारा दी हुई बुद्धि का विकास 
करना ही मानों सच्चा पर्म हैं । 


छ वद्धि के साथ प्रयोग करते थे। वे सच्चे सनातन धर्म के सच्चे 


6 
ध्थ 


चुद्धि की महिमा ३१ 


समस्याओं का हल उस समय के विचारशील लोगों को ही निका- 
लना चाहिए। भर्वाचीन बुद्धि के सामने अर्वाचींन प्रदन हैं। क्‍या 
भारतीय संस्कृति में उन्हें हल करने की हिम्मत नहीं है ? संसार के 
राष्ट्रों के साथ वेठने का अधिकार वेदो को रटने से नहीं मिलेगा, पूववजों के 
स्तुति-स्तोत्र गाने से नहीं मिलेगा। हमें अपने हाथ में नवीन प्रश्न लेना 
चाहिए । हमें प्रयोगालूय अर्थात्‌ यज्ञशालाएं बनानी चाहिए । प्रयोग 
शुरू होने दीजिये--सत्यदेव के सर्वागीण स्वरूप को समझ लेने के 
प्रयोग । 

अब कहीं रुकने से काम नहीं चलेगा। अपने घोड़े सब तरफ दौड़ने 
दीजिए । ग्राम-संगठन, खादीशास्त्र, समाजशास्त्र, नवनीतवाद, कोई भी 
क्षेत्र हो, उसने प्रवेश कीजिए और नवीन ज्ञान का निर्माण कीजिये । 
स्थान-स्थान पर संग्रहालय, प्रयोगालूय, ग्रंथालय आदि की स्थापना 
कीजिये । वौद्धिक और वैचारिक सहयोग प्राप्त कीजिये। ज्ञान सहयोग 
की वस्तु है। इस सहयोग में से ही प्रत्येक विचार का निर्माण हुआ है । 
सेकड़ों प्राचीन विचारों के कन्धों पर नवीन विचार खड़े रहते हैं। 
गांधीजी ने तिलक की कल्पना का विकास किया और जवाहरलाल 
गांधीजी को आगे बढ़ायंगे। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में यही स्थिति है । 
वहां अहंकार नहीं हैँ । वहां नम्बनता और निष्ठापूर्वक ज्ञानरूपी-ईद्वर 
की पूजा है। 

भारतीय संस्कृति कहती हे--मेरे पुत्रों, संसार में ज्ञान के लिए 
जीवन दे देनेवाले सेकड़ों लोग पैदा होते हैँ । यहां भी ऐसे छोगों को 
जन्म छेने दो। यहां भी विचार-पूजा प्रारम्भ होने दो। 

विचार तलवार की अपेक्षा अधिक तेज हैं। विचार नवजीवन 
प्रदान करता हैं। “वह अग्नि प्रज्वलित कर दे ।” फिर से विचारों की 
शिखा प्रज्वलित किये विना गन्दगी जलूकर खाक नहीं होगी । 

भारत में इस समय क्रान्ति का समय आ गया है। यह केवल 
राजनैतिक क्रान्ति नहीं है। यह तो शतमुखी क्रान्ति है। आज सारे 
संसार में उथलू-पुथल होनेवाली है । अतः सारी कल्पना की जांच कर 
लेनी चाहिए | नया समय, नई दृष्टि | मजदूरों को पेटभर भोजन किस 


३२ भारतीय संस्कृति 


प्रकार प्राप्त हो, यह देखना आज का महान धर्म है। राष्ट्र के किसी नवीन 
उद्योग में रातदिन जुटे रहना मानो संनन्‍्यासी ही हो जाना है । 

आज निर्मल विचार और शुद्ध दृष्टि की अत्यन्त आवश्यकता हैं । 
इसमें अधीरता न हो, उतावलापन न हो, स्वार्थ न हो, आलस्य न हो । 
यदि निर्मलता चाहते हो तो गहन अध्ययन की आवश्यकता है। प्रयत्न 
और कष्ट की आवश्यकता है) समाज के लिए प्रेम और व्याकुछुता की 
जरूरत हैँ । जब मनमें यह व्यग्रता रहेगी कि समाज का भरा किस 
प्रकार करें तमी आप विचार करने हछगेंगे । फिर जो विचार सूझेगा 
उसका आचार भी प्रारम्भ हो जायगा। और उस विचार एवं आचार 
का नाम रखा जायगा युगधर्म । 


प्रयोग करनेवाले ऋषि 


भारतीय संस्क्ृति वृद्धि-प्रधान है। लेकिन यहां केवल बुद्धि की ही 
नहीं, हृदय की भी आवाज सुनी जायगी। निर्मल बुद्धि और निर्मेल 
हृदय, वस्तुतः एकरूप ही हें । निर्मल बुद्धि में कोमलंता होती है और 
निर्मल हृदय में वुद्धि का प्रकाश होता हैँ। निर्मेल हृदय और निर्मल 
वृद्धि के आधार पर भारतीय संस्कृति का निर्माण किया गया है । 

यह संस्कृति उदार विचारों के आधार पर वनी है, अतः उसमें 
सेकड़ों परिवर्तन हुए हैं । धर्म में दो भाग होते हैं : एक शाइ्वत तत्वों 
का भाग और एक अशाश्वत तत्वों का भाग। संसार में सब जगह ये 
दो बातें ही हमें दिखाई देंगी | हमारा घरीर बदलता है, लेकिन 
अन्दर आत्मा वही है। समाज के व्यक्ति पैदा होते हैँ और मरते हैं 
लेकिन समाज चिरंतन है। नदी के प्रवाह में जल की बूंदें हमेशा 
वदलती रहती हैं, लेकिन प्रवाह स्थिर रहता हैं। 

धर्म का यम रूप भाग नहीं वदलूता; लेकिन नियम रूप भाग 
वदलता रहता हैं। यम का अर्थ है यह कि धर्म का त्रिकालाबाधित भाग 


प्रयोग करनेवाले ऋषि. , .-: ४. 'हेरे 


सत्य, अहिंसा, संयम, दया, प्रेम, परोपकार, ब्रह्मचर्य' आदि बातों.को यम 
संज्ञा दी गई है। संध्या करना, स्तान करना, .. खाना, पीना, जने 
पहिनना, गंध लगाना, हजामत वनाना आदि बातें नियम के अन्तगंत 
आती हूँ । यम का अर्थ हैँ अचल धर्म और नियम का अ्थ हैं चल धर्म । 
स्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब यमों का विचार न 
करके केवल नियमों को ही महत्व दिया जाता हूँ तव समाज का नाश 
होता है। लेकिन आज तो हमें इस स्मृति-वचन का स्मरण भी नहीं 
हैं। आज हमने नियमों को ही महत्व दे रखा है। जनेऊ, गंध, चोटी 
ही धर्म उन गया है । हम यम की कदर नहीं करते । नियम ही मानों 
हमारे सर्वस्व हो गये हें । 

जब हम चल वस्तु को अचल मानने लगते हँ और जब अचल 
वस्तु का महत्व नष्ट हो जाता हैँ तब धर्म का सुन्दर स्वरूप नष्ट हो 
जाता हैं। पद-पद पर हमें नियमों को अलग रखना पड़ता है। लेकिन 
हम उन्हें अलग नहीं रखते। हमारे पूर्वेज ऐसे नहीं थे। वे हमेशा 
नियमों के ऊपर यम धर्मो' का अंकुश लगाते रहते थे । 

किसी समय नियोग की प्रथा धर्म के रूप में मानी जाती थी। 
जब आर्यावर्त में जगीव काफी थी और जन-संख्या बहुत कम थी उस 
समय नियोग का नियम बनाया गया। छेकिन बाद में वह नियम बदल 
दिया गया । यह नियम नप्ट कर दिया गया। विचारक लोग समाज 
की स्थिति ठोक करने के लिए उस समय के लिए उपयुक्त नियम बनाते 
हे । यदि समाज में स्त्रियों की संख्या कम हो त्ञो अनेक पति 
मिलकर एक पत्नी रखने के नीति-नियम बनाने पड़ेंगे । यदि समाज में 
स्त्रियों की संख्या अधिक हो और पुरुषों की कम तो एक पुरुष के 
अनेक स्त्रियां रखने का नियम वनेगा। स्त्रियों की संख्या अधिक 
होने के कारण अरवस्तान में मुहम्मद साहब को बवहुपत्नीत्व की 
प्रथा शुरू करनी पड़ी। यह प्रथा, यह रूढ़ि, ये नियम समय के 
अनुरूप होते हैं, समाज की स्थिति बदलते ही ये नियम भी बदलते हैं। 

यदि हम प्राचीन काल का इतिहास देखेंगे तो हमें सैकड़ों परिवर्तन 
दिखाई देंगे । वेद काल में भाई-बहन के विवाह का उल्लेख है। इसके 
जे 


(६ 


इ््द भारतीय संस्कृति 


लिए यम और यमी का संवाद प्रसिद्ध है। यमी यम से कहती है--- भाई, 
तू मेरे साथ विवाह-वन्धन में क्‍यों नहीं बंध जाता ?” यम कहता है-- 
पहले ऐसा होता था; लेकिन आज तो ऐसा करना अधर्म माना जायगा। 
लोग हमारा नाम रखेंगे।” इस प्रकार समाज नियम-बद्ध हो रहा था। 
समाज प्रयोग कर रहा था। एक स्थान पर कहा गया है-- 
“सप्त मयदा कवयस्ततक्षुः” 

समझदार व्यक्तियों ने ये सात मर्यादाएं बना दी हैं। इन सात 
मर्यादाओं का उल्लंघन करना पाप समझा जायगा। उस समय कवि 
का अथे था विचारशील व्यक्ति । वे समाज की परिस्थिति को विशाल 
व सूक्ष्म दृष्टि से देखकर, नवीन मर्यादा, नवीन नियम बना 
देते थे। एक सूत्र में वशिष्ट ऋषि कहते हं--““उपंभि चिकितुषे जनायाँ 
मेरी क्या भूल हो गई है यही पूछने के लिए में विद्वान आलोचक 
के पास जाता हूं । समाज में ऐसे महात्मा है उनकी सलाह छेते रहो । 

नागपुर के विद्वद्रत्न डा० दफ्तरी ने एक जगह लिखा है कि उन युगों 
में सप्तऋषि नवधर्म बताते थे। उस समय मन्‌ और सप्तऋषि युगधर्म 
बताते थे। मनु का अथं है जिज्ञासु जीव | जिज्ञासु जीव उन कालों के 
सात पुज्य लोगों के पास जाता था। ये सात व्यक्ति एक मत से जो 
घ॒र्म बताते वही उस काल का धर्म माना जाता था । 

यदि स्मृति-मन्थों को ऊपर-ऊपर से ही देखें तो हमें सैकड़ों अन्तर 
दिखाई देंगे। एक समय लड़कों की तरह लड़कियों के भी जनेऊ दी 
जाती थी। इसका मतलब यह हैं कि लड़कों की भांति लड़कियों को भी 
शिक्षा देना उस समय का धर्म था। प्राचोन कार में वादविवाद करने 
वाली पंडिता नारी पद-पद पर दिखाई देती है। वेदों में स्त्री-ऋषियों 
के सूक्‍त हैं। रामायण में गोदावरी के किनारे सन्ध्या करनेवाली 
सीता का वर्णन है । स्त्रियों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। 
वे ब्रह्मवादिनी होती थीं। वे सभाओं में चर्चा करती थीं। महाभारत 
के उद्योगपर्व में इस बात का उल्लेख हैं कि सत्तर वर्ष की अवस्था 
होने तक ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मवादिनी के रूप में रहनेवाली ए 
तेजस्वी स्त्री विवाह करना चाहती थी । 


प्रयोग करनेवाले ऋषि ३५ 


संस्कृत नाटकों में इस बात का उल्लेख हैँ कि ऋषियों के आश्रम 
में विद्यार्थी और विद्यायिनियां एक साथ पढ़ते थे। शकुन्तला नाटक 
में अनसूया, श्रियंवदा आदि लड़कियां पढ़ने के लिए ही आश्रम में रहती 
थीं। उत्तर रामचरित में लिखा है कि वाल्मीकि के आश्रम में लड़- 
कियां भी पढ़तो थीं। यह बात भी होती थो कि विद्यार्थी एक पाठशाला 
से दूसरी में जाते थे और यदि पढ़ाई का क्रम ठीक न लरूगता तो एक 
आश्रम से दूसरे आश्रम में भी जाते थे। जब लड़कियों की जनेऊ होती 
थी और वे पढ़ती थीं उस समय समाज में प्रौढ़ विवाह प्रचलित होते 
और प्रौद्द विवाह अक्सर प्रेम-विवाह होते होंगे। लेकिन विचारशील 
लोगों ने यह अनुभव नहीं किया कि आगे प्रौढ़ विवाह बदल देना 
चाहिए । हिन्दुस्तान में प्राचीन काल से ही संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली को 
सफल बनाने का उत्तरदायित्व स्त्रियों पर हैं। प्रौढ़ लड़कियों को 
ससुराल के सब लोग अपने नहीं छूगते ! उसका प्रेम पति तक ही रहता 
है। लेकिन यदि लड़की का विवाह वचपन में ही कर दिया जाय तो 
वह बचपन में ही वीच-बीच में ससुराल जायगी और बचपन में प्रेम का 
सम्बन्ध पैदा हो जाता हैँ । देवर के लिए, ससुराल के लोगों के लिए, 
लड़की के मन में साहचये और परिचय के कारण अपने मन की भावना 
वचपन में द्वी पैदा होने की संभावगा अधिक रहती है । संयुक्त कूटुम्ब- 
प्रणाली के प्रयोगकर्ताओं ने ही शायद इसलिए प्रौढ़ विवाह रह करके 
वाल-विवाह प्रचलित कर दिया होगा। 

अथवा हो सकता हैं कि लड़कै-लड़की पढ़ने के वाद एक साथ 
निल्लु-मिक्षुणियां वन जायंगी और कामवासना पर विजय प्राप्त न कर 
सकने के कारण ये मिक्षु-भिक्षृणियों के संघ व्यभिचारी वन जायंगे इस भय 
से समाज के नियम वनानेवालों ने वबाल-विवाह प्रचलित किया होगा । 

कारण कुछ भी हो | यह सत्य हैं कि उन्होंने उसमें परिवर्तन 
अवश्य किया; वे पूर्वज प्रयोगकर्त्ता थे। वे नहीं मानते थे कि नियम 
अविचल हैं। पहले उच्च वर्ण सारे निम्न वर्गों के साथ विवाह करते 
थे। वड़े वर्ण के पुरुष के साथ कनिप्ट वर्ण की स्त्री का धर्ममय 
विवाह हो जाता था। मनुस्मृति कहतो हँ--““भार्या चतस्त्रो विप्राणाम्‌ 


३६ भारतीय संस्कृति 


ब्राह्मण चारों वर्ण में विवाह कर सकता हुँ। याज्ञवस्क्य ने इसमें कुछ 
परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को तीन वर्णों की लड़कियों 
से ही विवाह करना चाहिए। बुद्र-वधू से विवाह नहीं करना चाहिए । 
स्मृतिकार इस प्रकार परिवर्तन करते रहते थे । 

कुछ स्मृतियों में पुनविंवाह की इजाजत दी गई है कुछ में नहीं । 
कलियुग के लिए जो पाराणर स्मृति कही गई है उसमें पुनविवाह की 
इजाजत दी गई हैं। पुना के महान न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे की 
कथा तो प्रसिद्ध हीहै। उन्होंने पुनविवाह की राय व्यक्त की थी 
गौर तुलसी बाग (पूना) में एक कीर्तन करनेवाली स्त्री ने अपने 
सामने बैठे हुए रामशास्त्री से प्रनन किया--रामशआस्त्री, पुरुषों को 
तो वार-वार पुनविवाह करने की इजाजत दी गई है । पहली पत्नी 
को मरे दस दिन भी न होने पाते हैं कि वह तो दूसरे विवाह 
की तैयारी कर सकता हैं; फिर स्त्रियों ने ही ऐसा क्या पाप किया हैं ? 
पति के मरने पर यदि स्त्री विवाह करना चाहे तो फिर उसको इसकी 
इजाजत वयों नहीं दी जाती ?” रामश्ञास्त्री ने कहा--“स्मृतियां पुरुषों 
ने लिखी हैं, अतः उन्होंने पुरुषों की सुख-सुविधा ही देखी है । स्त्रियों 
के सुख-दुःखों की उन्हें क्या कल्पना है ?” इसका यही अर्थ हैँ कि रीति- 
रिवाज बदलते रहते हैं 

लेकिन हमारे समाज के ध्यान में यह बात नहीं आती कि जहां 
वह परिवर्तन नहीं करता वहां वह बड़ी गलती कर रहा है। पुरानी- 
पुरानी डढ़ि-रीतियां आज कैसे चछ सकती हैँ, वचपन का अंगरखा 
बड़ेपन में कैसे ठीक हो सकेगा ? वह बच्चा कहेगा--“या तो अंगरखा 
बड़ा कीजिये या फिर मुझे ही हमेशा छोटा बनाये रखिये। रूढि के 
कपड़े हमेशा चदलते रहने चाहिए। यह नियम है कि गर्मी के कपड़े 
ठंड में काम नहीं दे सकते और ठंड के कपड़े गर्मी में काम नहीं दे 
सकते | यदि हम ऐसा परिवतंन नहीं करेंगे तो ठंड में अकड़ कर मर 
जायंगे और गर्मी में गर्मी से मर जायंगे । - 

कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दू धर्म डूब रहा हैं। यदि किसीके 
सिर पर चोटी नहीं दिखाई दे, लछाट पर तिरूक नहीं दिखाई दे, मुंह 


प्रयोग करनेवाले ऋषि ३७ 


पर मूंछ नहीं दिखाई दे, गले में जनेऊ न दिखाई दे तो उन्हें ऐसा 
लगता है मानो हिन्दू धर्म रसातलू में चला गया। यदि चित्रावती 
न रखी, प्राणाहुति न ली, आचमन, अघमपषंण न किया तो वे कहते 
है कि धर्म डूब गया । लेकिन पहले प्रश्न यह है कि यह धर्म है कितने 
लोगों का और फिर इस धर्म का महत्व क्‍या है ? 

ये वाहय चिन्ह बदलते हैं और इन्हें वदलना भी चाहिए। नवीन 
काल में नवीन चिन्हों का निर्माण होता हैं । एक समय सिर पर कुछ 
पहनना मंगल समझा जाता था; लेकिन अब सिर पर कुछ भी नहीं 
पहनना ही कुछ लोगों को सभ्यता का चिन्ह प्रतीत होता है । इसमें 
धर्म के डूबने या तैरने की कौनसी बात हैं ? 

हिन्दू धर्म इतना कच्चा नहीं हैं कि चाय के प्याले में डूब जाय 
या मूछ मुंडवाने से मर जाय। हिन्दू घमम तो तब मरेगा जब बुद्धि 
की उपासना मरेगी। जब गायत्री-मन्त्र की यह प्रार्थना मर जायगी कि 
“हमारी बृद्धि तेजस्वी रहें तव हिन्दू धर्म मरेगा। 

मरते समय प्राण सबसे अधिक महत्व की बात अपने साथ ले जाता 
हैं। जब हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा 
महत्व की चीजें अपने साथ ले जाते हैं और कूड़ा-कर्कंट वहीं छोड़ 
जाते हैं । 

प्रतिदिन हाथ में जनेऊ लेकर गायत्री-मन्त्र का जप करनेवालों को 
क्या मरते समय गायत्री-मन्त्र की याद आयगी ? वया वह महान मन्त्र 
उनके रोम-रोम में विध गया है ? उन्हें जनेऊ तो महत्वपूर्ण लगती है; 
लेकिन गायत्री-मन्त्र का दिव्य विचार महत्वपूर्ण नही लगता । विचारों 
की उपासना करनेवाला ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहनेवाला ही गायत्री 
का सच्चा रक्षण करनेवाला हैं। और इसीलिए स्वामी विवेकानन्द 
ने कहा था--''पर्िचम में ब्राह्मण अधिक हें ।” क्षण-क्षण आमरण 
ज्ञान की उपासना करनेवाले हमर्म कहां है ? जनेऊ की रक्षा करने 
से हिन्दू धर्म की रक्षा नहीं हो सकती । जनेऊ की रक्षा करनेवाले 
तो कुंजियां और कान कुतरनी की रक्षा करते हैं, हाथ की अंगूठी और 
छल्ले की रक्षा करते हैं । 


३८ भारतीय संस्कृति 


समाज में धर्म है या नहीं यह किससे पहिचाना जाय ? त्याग से। 
जिसमें त्याग है उसमें धर्म की आत्मा है। आज जिन युवकों को धर्म- 
हीव कहा जाता है यदि उनमें त्याग है तो उनमें धर्म भी है । प्राचीन 
काल में चोटी के लिए लड़ाइयां हुई। लेकिन 'चोटी न रखनेवाले धर्म 
दीन हैं" यह वात आज कहना लड़कपन ही है। क्‍या चोटी न रखने 
वाले में ऐसी कोई वात नहीं हैं जिसके लिए प्राण दिये जा सकें ? 
सत्याग्रह आन्दोलन के समय नियमित कताई करनेवाले को जेल में 
तकली नहों मिल्ली, अतः ऐसे छोग भी निकले जिन्होंने उसके लिए 
आमरण अनशन किया। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ-न-कुछ बात महत्वपूर्ण 
प्रतीत होती है। प्राचीनकाल के चित्रों, प्रतीकों, बुत्तों, नियमों में परिवर्तन 
होगा। नये प्रतीक और नवीन बृत्त प्रचलित होंगे। उन प्रतीकों और 
बत्तों के लिए यदि प्राणापंण करने का त्तेज हममें हैं तो यह काफी है। 

इंगलैंड में व्रेण्य रसेल भामक एक बुद्धिमान मनुष्य हैं। उसने 
एक स्थान पर लिखा है कि नीति दो प्रकार की होती हैे। एक ऋण- 
नीति, और दूसरी घन-नीति | ऋणनीति समाज के लिए कुछ भी नहीं 
करती । ऋणनीति का उपासक माल्य जपता है। गायब्री-मंत्र का 
पाठ करता है, तीन बार स्नान करता है, भस्म लगाता है और गरन्‍्ध 
लगाता है। लेकिन यदि हम उससे पुछें कि समाज की भुखमरी दूर 
करने के लिए तुमने क्या किया, समाज को अच्छी शिक्षा देने के लिए क्या 
किया, समाज की दासत्ता, अन्याय ओर युद्ध मिटाने के लिए तुमने क्‍या 
किया ? तुमने स्त्रियों की स्थिति सुधारते के लिए क्‍या किया ? इन 
सब प्रश्नों का उत्तर वे देंगे “नेति नेति ।/ इसके विपरीत है घन- 
नीति। बन-नीति का उपासक जल्‍दी स्नान-संध्या न करे, देव-दर्शन 
और कथा-कीतेन में सम्मिलित न हो, माछा, भस्म आदि की उपासना 
न करे। छेकिन वह समाज के अन्याय को मिटाने के लिए दौड़ता है । 
वह पददलितों का पक्ष लेता हैं। वह सारी गनन्‍्दगी को जलाने के लिए 
तैयार रहता है। जहां-जहां विपत्ति होगी, संकट होगा, जुल्म होगा, 
जद्वरणता होगी, लाठी-राज्य होगा वहां-बहां वह वीरों की भांति खड़ा 
रहेगा। यदि समय आया तो वह अपना बलिदान भी करेगा , न्‍ 


प्रयोग करनेवाले ऋषि ३९ 


सनातनी लोग ऋणनौति के उपासक होते हैं और नवीन काये- 
कर्ता घवनीति के उपासक होते हैं। जिस समाज में कमे-शूल्य ऋण: 
नीति का ही प्रसार दिखाई देता है वह समाज धूल में मिल जाता हैं । 
जिस समाज में प्रत्यक्ष सेवा करनेवाले धननीति के उपासक होते 
वह समाज ऊंचा उठता हैं । 
इस धननीति के उपासकों को समाज के कष्ट सहन करने पड़ते 
हैं। शंकराचार्य ने केवल अद्वत ही सिद्ध नहीं किया उन्होंने उसे 
मस्रमाज के व्यवहार में लाने के लिए बहुत प्रयत्न भी किया हैूँ। दक्षिण 
देश में भिन्‍न-भिन्न देवताओं की उपासना करनेवाले सम्प्रदाय थे। इः 
सम्प्रदायों में बड़ी जबरदस्त दृश्मनी रहती थी। लेकिन शंकराचा् 
ने कहा--अरे ! सब एक ही शक्ति के रूप हैं । चाहे गणपति हो, चा 
सूर्य हो, चाहे शिव हो, शक्ति हो, चाहे विष्ण हो। इन पांचों देवताओं के 
एक साथ पूजा करो। पंचायतन पूजा प्रारम्भ कीजिए। थेद में अभेद पैद 
कीजिए। अद्वेत को अपने व्यवहार में छाइये और लड़ाई को भी मिटाइये 
पंचायतनपूजा शंकराचार्य ने शुरू की। उन्होंने एक नय 
प्रयोग शुरू किया--अद्वेत का प्रत्यक्ष प्रयोग । इसके लिए शंकराचाः 
को सताया गया। ये सव गोलूमाल करने वाले हैँ, ये प्रच्छन्न वृद्ध 
पंथी ही है । इस प्रकार कई आरोप उनके ऊपर किये गये। उनक 
चवहिप्कार किया गया। शंकराचार्य अपनी मरणोन्मुख मां से मिल 
गये । मां मर गई। उस समय उसके शव को उठानेवाला भी कोः 
नहीं मिला । शंकराचार्य ने मां के शरीर के तीन _कड़े किये। र 
एक-एक टुकड़ा श्मशान में ले गये और उसका दाह-संस्कार किया 
आज मलावार प्रान्त में मृत व्यक्ति के शरीर पर तीन रूकीरें खींच 
जाती हू। यह उन त्तीन टुकड़ों की कठोर निशानी है । 
सन्‍्तों ने संस्कृत का ज्ञान जन-साधारण की भाषा में छाने क 
महान प्रयत्त किया। मनुष्य बिना ज्ञान के कंसे जीवित रह सकत 
है ? चूर्य-किरणों की जिस प्रकार सतको स्ाप्रहशकसा होसी है पय 
प्रकार ज्ञान के किरण की भी सारे प्राणियों को आवश्यकता रहती हैं 
ज्ञान का कछ ही लोगों की जाव्टाट उत्त जाता घोर उन्ताज़ 53 4॥ --- 


४० भारतोय संस्कृति ' 


हि 


ने विद्रोह किया। ज्ञोनेश्वर, मृकुन्दराय, एकनाथ सब लोग विद्रोह में 
शामिल हुए । तुकाराम तो कहने लगे--भरे रंडुओ ! पीठ पर बोझा 
उठाने से उसका स्वाद नहीं मिलता है | 
बेद अर्थ हो ज्ञात हमें हो 
ढोयें उसका बोझा अन्य । 

जो प्रत्यक्ष जीवन में अद्वेत का अनुभव करने छगे, जो उसके लिए 
सनातनियों के विरोध की परवाह न करके काम करने लगे। वे ही वेद 
समझते थे। वेद का अय॑ हैं ज्ञान का साक्षात्कार । ज्ञान साक्षात्कार 
के लिए है, भर पेट खाकर केवल चर्चा करते रहने के लिए नहीं । 

पेशवा वाजीराव प्रथम मस्तानी के गर्भ से जन्म लेनेवाले पुत्र का 
जनेऊ करना चाहते थे। उनकी इसपर हंसी हुई। उन्हें अपमान 
सहन करता पड़ा; लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति की आत्मा पहिचान 
लीथी। 

गीता में चार प्रकार के भक्‍त कहे गये हें। मेरे मतानुसार उसमें 
एक महान दृष्टि हैं। मावतों समाज की उन्नति करनेवाले सारे शास्त्र 
ही उसमें आ गये हैं। 

“आर्तो जिज्ञासुरर्थर्थी ज्ञानी च भरतपंभः ।” 

भत्ते, जिन्नासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये चार भक्त हें। 

आत्त भवत का मतलव क्‍या हैं? आर्त का अथं है अपना दुःख 
प्रकट करनेबराछा--ईश्वर के सामने अपनी करुण गाथा रखनेवाला। 
यह दुःख किसका हैं ? मुझे ऐसा लगता है भक्त कभी अपने दुखड़ों का 
रोना रोने नहीं लगता है । यह उदार आत्त है। इन चारों भक्तों को 
उदार कहा गया है| वह आर्त्ते भक्त संसार के दुःख से दुखी होता है । 
सारे समाज में भीपण अन्याय देखकर उसका अन्तःकरण तड़पने लगता 
हैँ । समर्थ ने बचपन में ही मां से कहा-- 

“ मां, मुझको दुनिया की चिन्ता है ” 

समर्थ जेंसे उदार आत्त भक्तों को सबसे पहले समाज की चिन्ता 
ती हू। उन्हें इस वात की चिन्ता रहतो है कि समाज का भला किस 
कार हाथा, कनाज संपन्न सुनर८.न एवं सुश्लिष्ट कैसे होगा ? समाज 


हैँ 


| 


तर 


प्रयोग करनेवाले ऋषि ; ५ 
में अन्न-वस्त्र की, ज्ञान-विज्ञान की विपुलता फैसे होंगी? इस बात की ही 
उन्हें चिन्ता लगी रहती है । इस एक ही चिन्ता से उनके पेट में होछी 
जरूती रहती है। 

संत्रों के भार्ग बुहारे हम, 
सारा जग घिरा घने बत्त से। 

उसे सारा संसार जंगल से घिरा हुआ दिखाई देता है । उसे दिखाई 
देता है कि लोग गलत रास्ते से जा रहे हैं और इस कारण मुसीबतों में 
फंस रहे हैं। इन उदार आतं भक्तों को चैन नहीं मिलता। उन्हें कानों में 
चौत्कार सुनाई देती है । यह भक्‍त की पहली स्थिति है, वह संसार के 
दुःखों से एकरूप हो जाता है । 

इस उदार आतंता से उदार जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दुःख 
तो है लेकिन यह युद्ध क्‍यों है ? वह आतंभकक्‍त इसके कारण भी 
मीर्मासा करने रूगता हुै। आतंभकित में से जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं । 
प्लेग क्‍यों फैलता हैं ? आइये उसके कारणों की शोध करें। इच्जेक्शन 
लगवा ले और प्रयोग करें। पीतज्वर क्‍यों होता हैं ? उपदंश क्‍यों होता 
हैं ? भूकंप क्‍यों होते हे ? ज्वालामुखी के स्फोट क्‍यों होते हैं ? तूफान 
क्यों उठते हुँ ? फसल में रोग क्यों होते हैं ? समाज में व्यभिचार वयों 
है ? चोरी क्‍यों हे ? समाज में एक ओर बड़े-बड़े महल और एक ओर 
मट्टी के ज्ञोंपड़े क्यों है ? किसीके गाल फूले हुए और किसीके पिचके 
हुए, कुछ नंगे पैर तो कुछ नये वूट पहने हुए, कुछ कराह-कराह कर 
मरते हैँ और कुछ लोग गद्दों के ऊपर मांस के गोले की भांति लोटते हें, 
कुछ अजीण्ण से मरते हैं तो कुछ भूख से । किसी को ज्ञान की हवा भी 
नहीं लूगी और कुछ लोग जीवन भर सोखते रहते हैं। ये अनन्त दुःख 
क्यों हैँ? वह आतंभव्त इसकी मीमांसा करने लगता है। राष्ट्र 
आपस में लड़ते क्‍यों हें उनमें भेद क्यों है ? साम्राज्यवाद क्यों, गुलामी 
क्यों ? ये सब क्‍यों है ? 

जब मनुृप्य इस तरह विचार करने रूगता है तो उसे कई कारण 
दिखाई देते हूं। उन कारणों को दूर करने का उपाय ढूंढने लगता है। 
लेकिन सच्चा उपाय क्‍या हैं ? उस जिज्ञासु भक्त को दुःख दूर करने के 


४२ भारतीय संस्कृति 


अनेक मार्ग दिखाई देने रूगते हैं । छेकिन यह बात नहीं है कि वे सारे 
ही मार्ग हितकर ही होंगे । वह अब भविति की तीसरी स्थिति का 
अनुभव करता है । आर्थार्थी भक्त भली प्रकार देखता है कि दुःख दूर 
करने के जो उपाय बताये गये हूँ उनमें किस उपाय से सचमृच दुःख 
दूर होता है । अर्थ का मतलब है कल्याण। मन के मंगल की सिद्धि 
किस मार्ग से जाने से होगी। अर्थार्थी का मतलब है प्रत्येक बात में 
अर्थ देखनेवाला। प्रत्येक वात का मूल्यांकन करनेवाला, उसके महत्व 
को भांपनेवाला । 

समाज में विरोध व वैपम्य, ये भेद और ये अकाल दूर करने के 
लिए कोई वाद अच्छा क्यों है ? ये यन्त्र अच्छे हैं या बूरे ? ग्रामोद्योग 
प्रारंभ करें या यन्त्रों की पूजा शुरू करें ? हिन्दू-मुसलमानों का प्रश्न 
आशथिक है या और कोई कारण है? हिसा का अवलम्बन करें या 
अहिसा का ? निशशस्त्र प्रतिकार हितकर है या निरर्थक साम्राज्य के 
अन्दर रहकर स्वराज्य प्राप्त करना अच्छा है या उससे अलग हो 
जाना ? लड़के-लड़कियों की सहशिक्षा में हित है या अहित ? शिक्षा 
स्वभापा में हो या विदेशी भाषा में ? प्रीढ़-विवाह होना चाहिए या 
ब्राल-विवाह ? पोशाक एक हो या न हो ? क्‍या तलाक आवश्यक हैं ? 
स्त्रियों को विरासत का अधिकार क्‍यों नहीं है ? 

समाज के सैकड़ों दुःखों के सैकड़ों उपाय उस जिज्ञासु आर को 
सूझते हैं। उन उपायों में जो उसे हितकर लगते हैं उन्हें वह अपने 
मन में स्थान देता हूँ । जो नये-नयें-विचार उसे सूझते हैं उसमें अत्यन्त 
हितकर विचारों को वह अपना लछेता हैँ। अब अर्थार्थी भक्त ज्ञानी 
बन जाता है। अर्थात्‌ जो ज्ञान उसे निर्मल प्रतीत होता है, निशशंक लगता 
है, अथैंमय लगता है उसी ज्ञान से वह अविच्छेद सम्बन्ध स्थापित कर 
लेता हे । वह उस ज्ञान का प्रयोग शुरू करता हूँ । उस प्रयोग के लिए 
अपना सुखी जीवन अपंण कर देता हैँ । उस प्रयोग के छिए वह सारी 
निद्रा, सारे अपमान, सारे कप्ट हंसते-हंसते सहन करता है। चाहे 
'फांसी हो, चाहे गोली, वह संवके लिए तैयार रहता है। उस ज्ञान की, 
उस सत्य के प्रयोग की पूजा करने में--उम्र सत्य की महिमा बढ़ाने में 


प्रयोग करनेवाखें ऋषि ४३ 


उसे अपार आनन्द होता है। यही उसका मोक्ष है, यही उसका 
स्वेस्व हे । 

लोगों के सुख-दुःख के साथ एकरूप होना, उनकी वेदना से 
विह्वल होना, उस वेदना की मीमांसा करना, जो उपाय सूझते हैं उनमें 
कौन अधिक परिणामकारक, अधिक सत्यमय, अधिक मंगल हैँ यह 
वात देखना और जो ऐसे उपाय दिखाई दे उनके लिए सारा जीवन दे 
देना ही ऋषियों का महान ध्येय होता है। इस प्रकार वे प्रयोग करते 
हैं और प्राण अपेण कर देते हें । भारतीय संस्कृति में ऐसे सन्त प्राचीन 
काल से ही होते आरहे हैं। वे आज भी दिखाई देते हैं। ऐसे प्रयोग 
करनेवाले निर्भय, सत्यमय, ध्येयनिष्ठ वीरों ने ही समाज को आगे 
बढ़ाया हैं। 

“इन विष्णु वीर के चरणों मे गिरता रहता हुँ काल स्वयं” 

इस प्रकार के ज्ञानोपासक विप्ण वीर किसी से भिक्षा नहीं 
मांगत। वे किसी भी सत्ता से डरते नहीं। ध्येय-रूपी ईश्वर के 
सामते ही वे झूकते हैं। ध्येय-देव की ही वे पूजा करते हें। किसी 
दूसरे देवता को नहीं जानते; 

इस प्रकार ध्येय से जगमगाता महात्मा जब समाज में खड़ा होता 
है तो आखिर में सारा समाज जगमगाये बिना नहीं रहता। जनता 
उसके महान प्रयोग में शामिल होती है। जिस प्रकार कोई बड़ा वृक्ष 
धीरे-धीरे तपस्या से बढ़ता है, उसमें फल-फूल आते हैं, फिर हवा आती 
है और दसों दिशाओं में उसके बीज फैला देती हैं और जंगल के जंगल 
खड़ें हो जरते हे, उसी प्रकार एक दिव्य भव्य सत्य का प्रयोग करने 
वाला व्यवित भी खड़ा रहता हैं। उसके प्रयोग के बीज छाखों 
'हुदयों में पड़ते हें, फिर उसके आसपास उसी ध्येय के लाखों उपासक 
एकत्र हो जाते हैं। क्योंकि आखिर मनृष्य सत्यमय हैं। उसकी आत्मा 
का नैसशिक स्वभाव जाग्रत होता है, उसके हृदय में मंगल की आवाज 
सुनाई देती है । 

इस प्रकार महान्‌ आंन्दोरून होते हैं, प्रचण्ड ऋ्रान्तियां होती हैं । 
मानव-जाति एक कदम आगे बढ़ाती हैँ। मनृष्य-जाति इसी प्रकार 


डंड भारतीय संस्कृति 


प्रयोग करती जा रही है । जो समाज ऐसा प्रयोग नहीं करेगा वह मर 
जायगा। जो संस्क्ृति ऐसे प्रयोग नहीं करेगी उसकी कीमत कौड़ी के 
बराबर हो जायगी | 


( 
वर 


वर्णाश्रम धर्म हम कई वार सुनते हैं। वर्णाश्रम स्वराज्य संघ 
आदि संघ भी कायम हो गये हैं। लेकिन वर्ण का अर्थ क्‍या है ? 
आश्रम का अर्थ क्या हैं ? ऐसा प्रतीत होता है कि इसपर 
अधिक गंभीर विचार नहीं किया गया है। आइए इस प्रकरण 
में हम इस वात का संक्षिप्त विवेचन करेंगे कि वर्ण का अथ्थे 
क्या है ? 

हमें ऐसा कहा जाता हूँ कि अपने-अपने वर्ण के अनुसार हम सब- 
को आचरण करना चाहिए। लेकिन वर्ण के अनुसार आचरण करने का 
अर्थ क्या है ? इसका स्पष्टीकरण किया जाता हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण- 
धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय-धर्म के 
अनुसार, वैश्य को वैश्य-धर्म के अनुसार और शूद्र को शाद्व-वृत्ति के 
अनुसार आचरण करना चाहिए । 

इस सारे बोलने और कहने में एक वात मान ली जाती है कि 
माता-पिता के ही सारे गुण-धर्म बच्चों में आते हैं; परन्तु प्रत्यक्ष 
संसार में इस प्रकार का अनुभव नहीं होता। यह वात नहीं है कि 
माता-पिता की रुचि-अरुचि बच्चों में आती ही हैँ। माता-विता से 
एकदम भिन्न रुचि के वालक भी हमें दिखाई देते हें। हिरण्यकद्यप 
के यहां प्रहछाद पैदा हुआ । 

लेकिन यदि मां-बाप के गुणवर्म बालक में न आय॑ तो भी बच्चे 
वचपन से हो अपने आसपास जो वातें देखते हें उसका प्रभाव उनके 
जीवन पर पड़े विना नहीं रहता। उस वातावरण का उनके मन 


चण ध्जीका 


पर असर होगा । कौर्ततकार का बच्चा वचपन से ही घर पर कविता- 
आख्यान आदि सुनेगा। गयवैये का वच्चा गाने, तानपूरा तबले पेटी 
आदि के सम्पर्क में बड़ा होगा । वुनकर का बच्चा छोटा कर्षा, पींजन, 
तानेवाने, घोटे आदि से परिचित रहेगा ही। किसान के लड़के को 
हल, वक्‍्ख र, वोना, नींदना, खोदना, मोट, नाड़े आदि की आदत रहती 
है। सिपाही का लड़का घोड़े पर बठेगा, भाला चलायगा, तलवार 
चलायगा । बनिये का लड़का तराजू तोलेगा। चौोजों का भाव 
वतायगा, अच्छी पूड़िया बांधकर देगा, आय-व्यय का हिसाव रखेगा। 
चित्रकार का लड़का रंगों में मस्त रहेगा | चमेंकार का लड़का चमड़े 
से खेलेगा। इस प्रकार जिन वालकों के आस-पास जो वातावरण 
होगा उसके अनुसार ही वे बनेंगे । 

क्या मनुष्य केवल परिस्थियों का दास है ? आसपास के वातावरण 
का असर अवश्य होता है; लेकिन यदि बच्चे में कुछ हुआ तभी तो परिणाम 
होगा। यदि वीज ही न हुए तो कितना ही पानी डालने से अंकुर 
थोड़े ही उगेंगे। पहिले वीज होने चाहिए। जन्मतः अन्दर कुछ-त- 
कुछ होना चाहिए । 

प्राचीन कार से ही ऐसा माना गया है कि माता-पिता के ही गुण- 
घम्म बच्चों में आते हैं । वातावरण के कारण माता-पिता का वर्ण 
ही वच्चों के जीवन में आना सम्भव दिखाई देता है। लेकिन चूंकि 
उस समय के प्रयोग और संशोधन के अनुसार उस समय जो निद्िचत 
कर लिया गया था, वह आज भी मानना चाहिए यह बात 
नहीं है। आज शास्त्र बढ़ गये हें। आज अधिक शास्त्रीय दृष्टि से 
वर्ण-परीक्षा की जाती हैं । 

यह सिद्धान्त त्रिकालाबाधित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के 
अनुसार आचरण करना चाहिए। हमने चार वर्णों की कल्पना की है । 
लेकिन यह कल्पना बहुत व्यापकता से की गई है । ज्ञान की उपासना 
करनेवाला ब्राह्मण वर्ण। लेकिन ज्ञान सैकड़ों प्रकार का है | वेद अनन्त 
है। समय के बढ़ने के साथ ज्ञान भी बढ़ता जा रहा हैं। मनो- 
विज्ञान, नीतिशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, पुरर्जन्मशास्त्र, सृष्टिशस्त्र, ज्योतिप- 


रद भारतीय संस्कृति 


शास्त्र, रसायन शास्त्र, वातावरण शास्त्र, विद्युत शास्त्र संगीत शास्त्र, 
शरीरशास्त्र, शस्वक्रियाशास्त, भूगभशास्त्र प्राणिशास्त्र, उद्िज्ज- 
शास्त्र इस प्रकार सैकड़ों शास्त्र हें । अतः ज्ञान की उपासना करना 
एक वर्ण हो गया । लेकिन ये एक वर्ण के सेकड़ों अंग 

यही वात क्षत्रिय वर्ण की हैं। विमान-यद्ध, नाविक-प्रद्ध, जल- 
यद्ध, वात-यद्ध इस प्रकार सेकड़ों तरह के युद्ध हैं । 

वैश्यवर्ण । क्ृपिगोरक्ष्यण-वाणिज्य का अर्थ है वैश्यकम | लेकिन 
इनमें प्रत्येक के सैकड़ों भाग हैं। कोई अफीम पंदा करता हूं तो कोई 
ततम्बाक बोता कोई कपास उगाता हैं तो कोई मूंगफली बोताः 
हैं। कोई संतरे ऊूगाता है तो कोई अंगूर लगाता जिस प्रकार 
खेती के सैकड़ों प्रकार हैं उसी प्रकार व्यापार के भी सैकड़ों प्रकार हैँ 
यह कपास का व्यापारी है, यह अनाज का व्यापारी है, यह घी का 
व्यापारी है, यह तेल का व्यापारी हैं। यह मिल-मालिक हैं, यह्‌ लोहे 
का व्यापारी हैं। इस प्रकार वश्यों के सकड़ों प्रकार है । 

हजार तरह के धन्ध होने के कारण हजारों जगह मजदूरी करने 
वाल श॒द्र भी अनेक कार्मो मे लगते हूं 

इन चार वर्णो में हजारों प्रकार समा जाते हैं। इन हजारों 
प्रकार में से बच्चा कौनसा काम अपने हाथ में छे ? बच्चे को किस 
वर्ण के किस भाग की उपासना करनी चाहिए ? 

वर्ण' शब्द का अथ॑ं है रंग । हम कहते हैं कि आकाश का वर्ण 
नीला है। मराठी में वर्ण शब्द से वाण बना हैं। “गुण नाहीं पण वाण 
लागला' नामक कहावत में वाण शब्द का अर्थ हैँ रंग। में अमुक वण 
का हं इसका यही मतलब है कि में अमुक रंग का 
इबर ने हमें कौनसा रंग देकर भेजा हैं ? कौनसे गृण-धर्म देकर 
मझे भेजा है ? कुह बोढ़ना कोकिल का जीवन-रंग है। मधुर 
समन्वय देना गुठाव का जीवन-धर्म है । हममें से कौन-सा रंग, कौनसी 
गंध बाहर निकलेगी । हमें किस रंग का विकास करना है ? 

बच्चों के गुण-धर्म की परीक्षा किये विना यह केसे मालूम होगा ? 
इस बात की शास्त्रीय शोव की जानी चाहिए कि बारूक कौनसा रंग 


न ८ 


आर 


चण ४७ 


लेकर पैदा हुआ है। स्मृति में कहा गया है कि जन्मतः हम सब एक ही वर्ण 
के होते हे । पहले हमारा कोई वर्ण नहीं होता है । वर्ण नहीं होता इसका 
क्या मतरूब ? वर्ण होता ह लेकिन वह ॒अप्रकट होता है, अस्पष्ट 
होता है। आठ वर्ष की आयु तक हम वर्णहीन होते हैँ। जब वर्ण 
समझने लगे कि उपनयन करना चाहिए। यह एक प्रश्न ही है कि जब- 
तक वर्ण नहीं मालूम हो, तबतक उपनयन कंसे किया जाय । 

जब वालक आठ-दस वर्ष का होता है तब हमें उसके गुण-धर्म 
मालूम होने लूगते हे । किसीमें पढ़ने का शौक दिखाई देता है, कोई 
गाता रहता है, कोई वजाता रहता है। कोई घड़ी सुधारा करता 
है । कोई बगीचे में खेला करता है, कोई कुश्ती लड़ता हँँ। कोई 
पक्षियों को गोफन से मारता हैं । इस प्रकार बच्चों की भिन्न-भिन्न 
प्रवृत्तियां दिखाई देती हे | वच्चों के भिन्न-भिन्न गृण-धर्म दिखाई देते हें। 

स्वतन्त्र देशों में शिक्षा में भिन्न प्रकार के प्रयोग होते हें। बच्चों 
के वर्ण की गोध करने का प्रयत्त किया जाता है । दीवानखाने 
में संकड़ों वस्तुएं रखते हे। वहां रंग होते हैं, वाद्य होते हैं, यन्त्र होते 
है। पुस्तक होती है। घोड़े होते हैं, फूल होते हैं, अनाज 
बोया हुआ होता हैं। साइकलें होती हैं । शिक्षक यह देखते हैँ कि 
बच्चे का मन किस वात में लगता हैं। इन बालक-रूपी तितलियों 
को वहां छोड़ दिया जाना चाहिए और यह नोट करना चाहिए कि 
घूम-फिरकर और मग्न होकर वे कहां ज्यादा देर तक रहते हैं । बहुत 
दिनों के निरीक्षण के वाद जाकर कहीं शिक्षक को वालक की रुचि- 
अरुचि का पता लगता है । फिर वह शिक्षक वालक को बताता हैं 
कि ऐसा लरूगता है कि तुम्हारा वच्चा चित्रकार बनेगा । तुम्हारा बच्चा 

त्कृष्ट माली बनेगा। तुम्हारे वालक की बुद्धि यन्त्रों को सुधारने में 

रमती हुईं प्रतीत होती है। बच्चे के गृुण-धर्म मालम होने के वाद 
जहां उन गृणों का विकास हो वहां उसे भेजना वालूक एवं शिक्षा-विभाग 
का कत्तंव्य हो जाता हूँ । 

उपनयन का अथ हूँ गुरु के पास ले जाना | कौनसे गुरु के पास 
ले जाय ? उस गुरू के पास ले जाना चाहिए जो वालक के विशेष 


८ भारतीय संस्कृति 


गुणों का विकास कर सके। जिस वालूक की रुचि संगीत में हो उसे 
गणित सिखानेवाले शिक्षक के पास छे जाने से क्या छाभ ? बहुतो 
बालक की संगीत की रुचि समाप्त कर देगा। वाल-कोकिल का 
गला दवा दिया जायगा। यह बात मानों बालक की हत्या करने जैसी 
ही होगी । 

जिस राष्ट्र में, जिस राज्य-पद्धति में व्यक्ति के वर्ण की शास्त्रीय 
शोध होती है और उसके वर्ण के विकास के लिए प्रापूरा अवसर 
प्राप्त होता हैं और इस वर्ण-विकास के सागे की सारी कठिनाइयां दूर 
की जाती हैं वह राष्ट्र बहुत बड़ा हैं। वहां की राज्य-पद्धति आदझों 
-समझी जानी चाहिए । 

लेकिन यह विना स्वराज्य के कैसे संभव होगा ? इसके लिए ही 
स्वराज्य की आवश्यकता हैँ । व्यवित के विकास के लिए स्वराज्य की 
जहरत है। रवराज्य की इसलिए आवश्यकता है कि उसके द्वारा व्यक्त 
की ईश्वरप्रदत्त देन विकास करती हैँ । जबतक स्वराज्य नहीं मिलता 
-तवत्तक सच्चा वर्ण नहीं वन सकता। तवतक चर्ण नाममात्र के छिए 
रहेंगा। लेकिन व्यक्ति के गुणधर्म का शास्त्रीय परीक्षण और निरीक्षण 
न हो सका । विकास के मार्ग के रोड़े दूर नहीं होंगे । 

आजकल सकल में शिक्षक क्‍या अनभव करता हैं ? आज भिन्न- 
भिन्न गृण-धर्मवाले बालकों की वहां हत्या हो रही हैं। सवको हमेशा 
एक ही शिक्षा दी जाती है । आज वर्ण-विकास के छिए कोई अवसर 
नहीं है, दरिद्रता के कारण आज कोई भी वालक अपनी रुचि की 
थिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता | सच्चा वर्णाभिमानी सबसे पहले स्वराज्य 
के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार रहेगा । 
कोई बनी व्यवित ही अपने वर्ण के अनुसार आचरण कर सकता 
लेकिन क्या यह सव लोगों के लिए संभव है। छोकमान्य तिलक 
का कौनसा वर्ण था ? तत्वनान में मग्त रहना, गणित-शास्त्र में ड्वे 
रहना यही उनकी जात्मा का धर्म था। शायद उनके छिए उन गण- 
धर्मों का विकास करना संभव था। लेकिन उन्होंने देखा कि लाखों लोगों 
के लिए अपने गृणघर्म का विकास करना इस सर्वभक्षक परतन्त्रता में 


० 
3 
प्‌ 


रन 


वर्ण ४९ 


संभव नहीं है । अतः उन्होंने कहा--आइये सबके विकास के लिए 
मार्ग में रुकावट डालनेवाली परतस्ब्रता को सबसे पहले नष्ट कर दें। 
लोकमान्य स्वराज्य के लिए आगे बढ़े। राष्ट्र का वर्ण-विकास ठीक 
प्रकार हो, राष्ट्र में, आज नहीं तो कल, कभी भी सच्चे वर्णधर्म की 
स्थापना हो, इसीके लिए वे निरंतर परिश्रम करते रहे । 

महात्मा गांधी ने भी एक बार ऐसा ही कहा था। महात्मार्ज 
समाज-सुधारक वृत्ति के थे । परन्तु राष्ट्र के विकास में परतन्त्रता को 
एक बहुत बड़ी रुकावट अनुभव करके वे उसे दूर करने के लिए उठे। 
इतिहासाचार्य राजवाड़े दुःख और संताप से कहते थे--कदम-कदम पर 
स्वराज्य की याद आती हैँ ।” यदि स्वराज्य प्राप्त होगया होता तो 
राजवाड़े किनना ज्ञानप्रान्त विजय कर लेते इसकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । 

“स्दधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह: गीता का यह चरण बार-बार 
कहा जाता हैं। इस चरण में धर्म घब्द का अर्थ हिन्दू-धरमं, मुसलमान-धर्मं 
नहीं है । यहां धर्म शब्द का अर्थ हूँ वर्ग । अर्जुन की तृत्ति क्षात्र थी । 
उत्तर गोग्रहण तक हजारों झत्रुओं के सिर गेंद की तरह उछालने में उसे 
आनन्द मिलता था। जन्म से ही उसके हाइ-मांस में रमी हुई यह 
क्षात्रवृति अर्जुन मोह के कारण छोडना चाहता था। वह संन्यास की 
वातें करने लूमा | कहता था भिक्षा मांगकर जीवित रह लूंगा । लेकिन 
वया उसका यह इ्मयान-वेरास्य टिक सकता था ? वह जंगल में जाता 
और वहां हरिण, पक्षी आदि मारकर उनका मांस बड़े शौक से खाता। 
इससे तो उसकी फजीहत हो जाती | वृत्ति से, वैराग्य से, चिन्तन से 
सच्चा वेराग्य प्राप्त न करने के कारण केव॒छ लहर से ही संन्यासी हो 
जाने से दम पैदा होता । 

जो वृत्ति अभी अपनी आत्मा की नहीं हुई हैँ उसे एकदम अंगीकार 

ते हुए संन्‍्यासी हो- 
अपना अधःपतन ही ह। जिसके मन में शिक्षा 
यदि वह स्कूल में पढ़ाता हैं तो उससे उसको तो 
/ चआअप्ट्र की भावी पीढ़ी की भी अपार हानि 


बार लेना भयावह हो हैं। अन्तरंगी आमक्षित हो 
जाना समाज का और 

के प्रति जास्था नहीं हैं 
संतोष होता ही नहीं है 
१4 


० भारतीय संस्कृति 


होती है । भले ही समाज में हमारा वर्ण यदि छोटा समझा जाता हैं 
तब भी उस वर्ण के अनुरूप समाज की सेवा करते रहने में ही विकास 
होता है । पानी की अपेक्षा दूध कीमती है; पर मछली पानी में ही 
बढ़ती है दूध में तो वह जीवित भी नहीं रहेगी । 
“मछली का जीवन तो पानी, पथ उसे न जोवित रख सकता।” 

प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए इसका 
यही अर्थ हैँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार आचरण करना 
चाहिए, अपने गुणधर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए और समाज- 
सेवा करती चाहिए । 

संस्कृत में न्‍्यायशास्त्र में धर्म शब्द की व्याख्या एक विशिष्ट अर्थ 
में की जाती है । जिसके बिना कोई पदार्थ रह ही नहों सकता वही 
धर्म है । उदाहरणार्थ जलाना अग्नि का धर्म हैं। बिना उप्णता के 
अग्नि नहीं रह सकती । बिना शीतलता के पानी नहीं रह सकता । 
विना प्रकाश के सूर्य का कोई मूल्य नहीं। यदि हम सूर्य से कहें कि-- 
“तपो मत” तो वह कहेगा कि मेरे न तपने का अर्थ होगा मेरी मृत्यु । 
यदि हम वायू से कहें "तुम वहों मत” तो वह कहेगी---“यदि में न बहुूं 
तो क्या करूं ? दहते रहना ही मेरा जीवन है।” यह है धर्म शब्द 
का अर्य। 

हम जिसके विना जीवित नहीं रह सकते और जिसके लिए जीने 
और मरने की भावना पैदा होती है वही हमारा वर्ण--धर्म हैं। किसान 
से कहिए कि--जमीन मत वो, गाय-ढोर मत पाल, मोठ मत 
चला।” तो वह उकता जायगा। शिक्षक को मई महीने की छूट्ठी 
से घबराहट होती है। शिक्षा प्रदान करना ही उसका परमानन्द 
होता है। वेश्य से कहिये कि---/दुकान पर मत बैठ, भाव की पूछ-ताछ 
मत कर |” तो उसे जोवन में कोई मिठास अनुभव नहीं होगी। अपना 
प्रिय सेवा-कार्य ही मानों हमारा प्राण होता है। उसके लिए ही जीने 
और उसीके लिए ही मरने की प्रेरणा होती है। 

इस प्रकार का हमारा जो सेवा-धर्म हो उसके लिए ही हमें सब 
कुछ करना चाहिए | उस वर्ण का, उस रंग का हमें रात-दिन प्रयत्न 


कर्म ५१ 
करके विकास करना चाहिए और मरने पर भगवाने के पास जाकर 
कहना चाहिए--'“भगवन्‌ ! आपने ही यह पूंजी मुझे दी थी मेने उसे इतना 
बढ़ाया है, उस पूंजी को बढ़ाकर मेत्ते समाज को सुखी किया। मेंने 
समाज-पुरुष की सेवा की” तो भगवान को संतोष होगा और वह तुम्हें 
गले लगा लेगा। 


छल 
(६ 
कम 


भारतीय संस्क्ृति में व्यक्ति का महत्व है या समाज का ? व्यवित' 
समाज के लिए है। व्यक्तित का अथ हूँ माया, सत्य तो समाज है । 
अद्वेत सत्य है, हैनत मिथ्या है। शंकराचायं संसार को मिथ्या मानते 
हैं इसका क्या मतलब ? यही कि व्यक्ति की गृहस्थी मिथ्या हैं । यदि हम 
केवल अपने पर ही दृष्टि रखें तो वह मिथ्या है। अपने आसपास दुःख 
रहते हुए भी यदि हम अकेले ही सुखी होने की इच्छा करें तो वह 
म्रम हैं। यदि आसपास आग लगी है तो अकेला हमारा मकान केसे 
सुरक्षित रह सकता हैँ ? संसार में केवल अपने ऊपर हो दृष्टि रखने 
से काम नहीं चल सकता । यदि परिवार का हरएक व्यक्ति अपना- 
अपना ही खयाल रखें तो कुटुम्व ग्खिर जायगा । उस कूटुम्ब में 
आनन्द कंसे दिखाई देगा ? वहां समावान कैसे रह सकेगा ? जिस 
कुटुम्ब में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के सुख में ही अपना सुख समझता है, 
वही कुटुम्ब समृद्ध बनेगा, सुखी और आनन्दमय दिखाई देगा। 

जो नियम कुटुम्व पर लागू होता हैं वही समाज पर, सारे संसार 
पर लागू होता है। हम समाज के लिए है, इस मनृप्य-जाति के लिए 
हैं, सारे प्राणियों के लिए हें। यदि पत्थर अलग पड़ा रहे तो उसका 
कोई महत्व नहीं; लेकिन यदि वह संयमपूर्वक इमारत में वठ जाय तो वह 
अमर हो जाता है, उसे महत्व प्राप्त हो जाता है। हमें इस समाज की इमारत 
में योग्य स्थान पर बैठना चाहिए और वहां सुशोभित होना चाहिए । 


प्र भारतीय संस्कृति 


समाज सत्य है, व्यक्ति नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता न हो। व्यक्रित समाज के लिए है, लेकिन वह 
अपने गुण-धर्म के अनुसार समाज के लिए जीवित रहेगा। हमारा जो 
वर्ण हे उसके विकास के द्वारा हम समाज की सेवा करेंगे । यह ठीक 
है कि हम समाज की सेवा करेंगे; लेकिन करेंगे अपनी विशेष रुचि के 
अनुसार ही। समाज हमारा वर्ण नष्ट नहीं करेगा। समाज हमारे 
“विकास की व्यवस्था कर देगा। लेकिन हम अपने विकास से समाज 
की ही सेवा करेंगे। हमारा विकास समाज को सुझोभित करेगा, सुख 
'पहुंचायगा, प्रसन्नता देगा, पोषण करेगा । हम समाज के लिए हैं और 
समाज हमारे लिए है। समाज की शोभा मेरे कारण है, मेरी झोभा 
समाज के कारण हैं; इस प्रकार यह अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। 

मनृष्य को समाज की सेवा तो करनी चाहिए लेकिन कौन-सी ? 
'उसका चुनाव कौन करेगा, कौन यह सब निश्चित करेगा ? 

कर्म के बिना तो मनृष्य जीवित नहीं रह सकता । यदि हम सब 
'कर्मशुन्य हो जाय॑ तो फिर समाज चछेगा कंसे ? सारी सृष्टि कर्म 
कर रही है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को भी कर्म करना ही चाहिए। प्रत्येक 
व्यक्ति के शरीर, हृदय और वुद्धि हैं। शरीर को कर्म करना चाहिए । 
कर्म में हृदय का प्रेम उतरना चाहिए और वह कर्म करते हुए वृद्धि 
की काम में लाना चाहिए । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जरीर 
हृदय व बुद्धि इन तीनों के योग से समाज के काम में रातदिन भिड़े 
रहना चाहिए, आनन्द के साथ मेहनत करते रहना चाहिए 

लेकित किस कर्म में तल्लीन होना चाहिए ? अपनी रुचि के काम 
में। हमारा जो वर्ण हो, जो वृत्ति हो, उसोके अनुरूप कर्मों सें तल्‍लीन 
दी जाना चाहिए। हमें उसो काम में अखण्ड-रूप से तत्लीन होना 
चाहिए । जो हमारे ऊपर छादा हुआ न हो और हमारी रुचि का 
न सके । 

हमें जो काम अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ेगा उससे हमारी 
आत्मा उकता जायगी। उससे हमें कोई आनन्द ने होगा । वह कर्म हमसे 
अंक तरह नहा होगा । 


कम ५३ 


अपनी रुचि के अनुसार हमें कोई भी सेवा-कार्य लेना चाहिए 
और उसके द्वारा समाजरूपी देवता को पूजा करनों चाहिए। सेवा 
के सारे कर्म पवित्र हे। कोई भी सेवा-कर्म तुच्छ नहीं है, दीन नहीं 
हैं। वर्ण में श्रेष्ठ और कनिष्ठ का भाव नहीं हेँं। भगवान के यहां 
सारे वर्ण समान योग्यतावाले हें । सेवा के सारे कर्मो की कीमतः 
बरावर हैं। 

समाज को समयानुकूल नवविचार देनेवाला मनुष्य जितना बड़ा 
हैं समाज को अनाज देनेवाला किसान भी उतना ही बड़ा हैं। समाज 
की रक्षा करनेवाला योद्धा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा समाज को 
मोट बनाकर देनेवाला चमार भी हूँ | पाठशालहा का शिक्षक जितना 
बड़ा हैं उतना ही बड़ा रास्ता साफ करनेवाला मेहतर भी है। सच्चे 
हृदय से विचारपूर्वक किया हुआ कोई भी सेवा-कार्य मोक्ष दे 


ऊ 


सकता हैं । 

गीता में स्वकर्म को ही मोक्ष प्राप्व करने का साधन बताया गया 
हैं-- 

“स्वकर्म सुमन से पूजो प्रभुको तभी मिलेगी मुक्ति यहां” 

ईश्वर तो दूसरे फूल पसंद ही नहों करता। आप रात-दिन जो 
हजारों कर्म करते हो वे ही मानी फूल,हेँ । ये कर्म-रूपी फूल रसमय, 
गन्धमय हें या नहीं, यह देखना ही सच्चा धर्म है। 

यह स्वकमं प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न-भिन्न हो सकते हैँ और होंगे 
भी । ईश्वर एक ही तरह के व्यक्ति नहीं बनाता हैं। छापाखाने में से 
जिस प्रकार जल्दी-जल्दी आवृत्तियां निकलती हैं वैसा ईश्वर नहीं करता। 
ईश्वर की प्रतिभा कमजोर नहीं है। वह तो संकड़ों रंग और गन्ध के 
फूल खिलाता हैं। इस संसार में सैकड़ों गुगवर्म के व्यक्ति भी भेजता 
। उ्गीदे में सैकड़ों फूल होते हें, लेकिन कौनसे फूल बड़े हें कौन 
से अधिक योग्यता वाले हूँ ? वगीचे में एक हो रंग और एक ही गन्ध 
के फूल हमें अच्छे नहीं लगते। गुलाब, मोगरा, जुही, आदि के 
साथ-साथ छंडू तेवड़ा जादि फूल भी होने चाहिए। सवका रंग भिन्न 
है, गन्ध भिन्न हैं। सबके कारण ही व्ाग सुन्दर दिखाई देता है। उन 


/ /3|» 


पड भारतोय संस्कृति 


फूलों के आसपास हरे-हरे पत्ते भी होने चाहिए । पत्तों में न फूल होते 
हैं न फल, छेकित वे हरे-हरे पत्तें--वे सादे पत्ते--यदि वहाँ न होते 
तो वे फूल सुशोभित नहीं होते । 

मानव समाज में यदि सभी एक ही वर्ण के हों तो वह जीवन कितना 
मीौरस हो जायगा ? यदि सारे गानेवाले, सारे बजानेवाले, सारे 
शास्त्रक्ष, सारे ही कुम्हार हों तो समाज नहीं चल सकेगा । समाज में 
कोई आनन्द नहीं दिखाई देगा। विविधता में ही आनन्द हैं। लेकिन यह 
विविधता सारे समाज के लिए है । 

इस विविधता में तभी आनन्द रल्‍गा जब कि अंच-तीच की बुरी 
भआवना समाज में नहों रहेगी। भारतीय संस्कृति में जब्से वर्णों में 
ऊंच-मीच का भाव आया उसी समय से संस््वति खोखलछी हे,ने छमी। 
अज्ञात रूप से अन्दर-ही-अन्दर समाज का अधःपतन शुरू होगया। 
भगवान श्रीकृष्ण ने इस वृत्ति के विरुद्ध विद्रोह किया। श्रीक्ृषष्णजी ने 
अपने कर्मों से यह दिखा दिया कि समाज-प्रेवा का प्रत्येक कार्य बड़ा 
है । श्रीकृष्णजी ने गायें चराई, घोड़े हाके, जमीन लीपी, जूठन उठाया 
और गीता का उपदेश भी रिया। उस मह्यपुरुष ने यह घोषणा की कि 
प्रत्येक कर्म बड़ा हैं । 

“स्त्रियों वेश्यास्तवा शूद्वास्तेषपि यान्ति परांगतिम्‌” 

श्रीकृष्ण ने एक दम सबके लिए मोक्ष के द्वार खोल दिये। 
कहा जाता है कि स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार नहीं है, मोक्ष का अधि- 
कार नहीं है। लेकिन श्रीकृष्ण कहते हैँ कि चूल्हे के पास बंठनेवाली, 
अनाज पीसनेवालोी, घर लीपनेवाली, पलना झुलानेवाली स्त्री भी मोक्ष 
की अधिकारिणी हैँ। जो पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला 
देती है, वाल-बच्चों के पाल ;-पोपषण में अपने को भूल जाती है यदि 
उस कर्मग्रोगिती स्त्री को मोक्ष न मिले तो फिर कोन मोक्ष का 
अधिकारी हैं ? 

समाज-सेवा का कोई भी कार्य लीजिये आपको उससे मोक्ष 
मिलेगी | सारे सन्त यह वात कहते आये हें। सन्त केवछ झांज 
चअजानेवाडे ही नहीं थे। वे आलसी भी नहीं थे। वे दसरों के हारा 


के 


का 


कघ ण५ 


पु 


पोषण प्राप्त करनेवाले भी नहीं थे। उन्होंने कमी समाज पर अपना 
भार नहीं डाला | किसी भी सन्त को लीजिए वह कोई-त-कोई 
समाजोपयोगी काम करता ही हूँ । कवीर कपड़ा बुनते थ्रे, गोरा कुम्हार 
मटके बनाता था, सांवता माली सब्जी बेचता था, सेना नाई 
हजामत बनाता था, जनाबाई अनाज पोसती थी, तुलाबार वेश्य 
बनिये का धन्धा करता था, सजन कसाई--खटीक का काम करता था। 
ये सारे सन्‍्त मोक्ष के अधिकारी थे । 
कोई प्रश्न कर सकता हूँ कि कसाई को मोक्ष कैसे मिली ? जबतक 
समाज में मांस खानेवाले लोग हे तबतक कसाई का धन्धा करनेवाले 
लोग भी रहेंगे ही। उस बन्धे को समाज-सेवा का धन्धा ही कहना 
होगा। म्युनिसिपल कमेटी को कसाईखाने वनवाने पड़ेंगे। जो कसाई 
जानवर को विना अधिक कप्ट दिये ही मार देगा और कसाई के धन्धे 
में भी बुद्धि से काम लेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। वह गनन्‍्दगी नहीं 
होने देगा । जहां मन में आये वहीं पशुहत्या न करेगा, वह छोटे-छोटे 
बच्चों की आंख बचाकर ही काम करेगा | कसाई स्वयं मांस न खाता 
हो, लेकिन चूंकि वह धन्धा पूर्वजों से चलता आया है, समाज को 
उसकी आवश्यकता हैँ तो फिर उसमें नये आदमी को पकड़कर पशुओं 
को अधिक कष्ट देने के वजाय उस धन्धे का अच्छा ज्ञान रखनेवाले 
व्यक्ति का ही उसमें पड़ना भूतदया की दृष्टि से अधिक श्रेयस्कर है। 
वह उस काम को अनासवत्त भावना से करेगा । 
कसाई की भांति फांसी देनेवाला जल्लाद भी है । समाज में 
जबतक फांसी का दण्ड हँ तवतक किसी फांसी देनेवाले की आच- 
इयकंता होगी ही । यदि किसी नये आदमी ने कंसी भी टेढ़ी-तिरछी 
फांसी गले में लगा दी और वह अभागा अपराधी तड़पता हुआ अधिक 
समय तक लटकता रहे त्तो इसमें उसे कितना दुःख होगा। यदि फांसी 
ही देना हूँ तो अच्छी तरह दो । एकदम गले में फांसी छंगे और शणीघछ्या 
ही विना अधिक वेदना और कष्ट हुए प्राण निकल जांय ऐसा उपाय 
करना चाहिए। यह बात वही व्यक्ति कर सकेगा जो इस काम में 
कुशल होगा। इंग्लंड में कुल्हाड़ी से सिर काटने की सजा दी जाती 


पद भारतीय संस्कृति 


थी। जिस समय बड़े-बड़े नेताओं को भी यह सजा दी जाती थी उस 
समय खास करके दूर-दूर से कुल्हाडीवाले बुलायें जाते थे । ऐसे 
आदमियों को बुलाया जाता था जो एक ही वार में सर अरूग कर दें। 
इसमें यही उद्देश्य निहित रहता था कि उस कंदी को कम-से-कम दुःख हो । 

फांसी देनेवाला जल्लाद यदि फांसी ठीक तरह दे और यदि कसाई 
पु को अधिक कृप्ट दिये ब्रिना एकदम मार दे तो वह जल्लाद और 
बहू कसाई मोक्ष के अधिकारी हूँ ॥ यदि कोई दोषी है तो सारा समाज 


के 


द्दी 


508 


इस प्रकार समाज-मैवा के जो-जों कार्य हूँ उन्हें करनेवाले सब 
मोन्न प्राप्त करते है यह बात गीता और महाभारत कहती है। उन 
कर्मों की योग्यता वरावर हूँ। किसीको भी अहंकार न होना चाहिए। 
क्रिसीका सिर इस भावना से ऊंचा नहीं होना चाहिए कि में उच्च 
वर्ण का हू और किसीका सिर इस भावना से नीचा भी नहीं होता 
चाहिए कि में नीच वर्ण का हूं। सबके सिर समान होने दीजिये। सब- 
की ऊचाई एक हो, सवकी कीमत एक । 

उपनिपद्‌ में एक सुन्दर कहानी हे। एक बार इन्द्र, वायु, अग्नि 
आदि देवों में वड़ा वाद-विवाद हुआ । प्रत्येक कहता था कि में श्रेष्ठ हूँ । 
इन्द्र नें कहा--- में वर्षा करता हूं । यदि वर्षा न हो तो पृथ्वी सूख जाय 
ओर जीवन असंभव बन जाय ।” वायु ने कहा-यदि पानी ने वरसा 
तो एक वार चल सकता है, छेकिन हवा तो सबसे पहले मिलती 
चाहिए। में ही सबसे श्रेप्ठ हूँ ।” अग्नि कहा--सबसे पहले गर्मी 
होनी चाहिए। उप्णता होनी चाहिए। जब उप्णता समाप्त होती ह 
तो आदमी ठंडा हो जाता ह। छोग कहते हें--पैर ठंडे हो रहे हैं। 
अच्नि के बिना, उप्णता के विना सव मिथ्या है।” 

जब यह वाद-विवाद चल रहा था त्व वहां एक तेजस्वी देवी 
रई। देवता बड़े चक्कर में पड़े कि यह देवी कौन है, कहां की है? 


ता 


5 


[ 


१ 


अग्नि ने कहा--'में उस देवी के पास जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर 
आता हूं । अग्नि उस देवी के पास गया और पूछने छगा--“आप 
हूं 


स्नान हैं ? 


कम प्छ 


उस देवता ने उल्टे अग्नि से ही प्रश्न किया-- आप कौन ? 
अग्नि ने चिढ़कर कहा--“मिरा नाम माल्म नहीं है ? में अग्नि हूं ।” 
देवो ने कहा--“आप क्‍या करते हैं ? 

अग्नि ने क्रेधित होकर कहा--मै सारा ब्रह्मांड एक क्षण में जला 
गा। क्या तुम्हें मेरा पराक्रम मालूम नहीं है ? 

देवी ने कहा--“होगा तुम्हारा पराक्रम; मुझे तो मालूम नहीं 
_॥ लेकिन यहां यह तिनका हैँ उसे जलाकर दिखाओ। 

अर्ति ने अपनी सारी ज्वाला प्रज्वलित की लेकिन वह तिनका 
ही जला । अग्नि लज्जित हो गया। वह सिर नीचा करके चला गया। 

इसके बाद हवा आई। 

हवा ने प्रश्त किया-- आप कौन हैं ?” 

देवी ने उल्दे पूछा-- जाप कौन हूँ ? 

हवा ने घमण्ड के साथ कहा--'में हवा हूं ।” 

आप क्‍या करते हे ?” 

“में प॑तों को गेंद की तरह उछालती हूं। वृक्ष उखाड़ती हुं, पानी 
को नचाती हूं, प्रचण्ड लहरें पैदा करके जहाजों को डुवो देती हूं । क्या 
तुम्हें मेरा पराक्रम मालूम नहीं हूँ ?” वायु ने क्रोधित होकर कहा । 

देवी ने कह्ा-- नहीं; यहां एक तिनका हैं इसे उड़ाकर दिखाइये। 

हवा ने अपनी सारी शक्ति लगा दो; लेकिन क्षुद्र तिनका अपने स्थान 
से नहों हिदा । हवा लज्जित होकर नीचा सिर किये निकल गई । इस 
प्रकार सारे घमण्डी देव परेशान हुए। अन्त में वह अध्यात्मदेवी उमा 
कहने लूगी--“अरे पगलो ! में श्रेष्ठ हूं “में श्रेप्ठ हुं' ऐसा कहकर क्‍यों 
लड़ते हो ? न कोई श्रेष्ठ है न कनिप्ठ । उस विश्वशक्त ने इन्द्र को 
पानी वरसाने की झज़िति दी हैं, अतः इन्द्र पानी बरसा सकता है। अग्नि 
को जलाने को शक्ति दी हैं, अतः अग्नि जला सकती है। हवा को बहने 
की दक्ति दी है, अतः हवा वहती हे । वह विध्वशक्ति यदि अपनी 
शक्ति वापस ले ले तो फिर तुम यचून्य हो, मुर्दे हो। उस शक्ति पर 
घमण्ड मत करो । उस विशेप शवित के कारण दूसरों को हीन मत 
समझो ।” 


"५८ भारतोय संस्कृति 


यह कहानी अत्यन्त शिक्षाप्रद है। ज्ञान देनेवाले ऋषि को, रास्ता 
छोडइनेवाले भंग्री को हीन नहीं समझना चाहिए । चित्रकार को, गायक 
को, हीन नहीं समझना चाहिए। कुम्हार को, बुनकर को, तुच्छ नहीं 
समझता चाहिए। हमें एक-दूसरे को रामरास कहना चाहिए। राम- 
राम का मतलब क्‍या है ? यह कि तुम भी राम और में भी राम।, 
तुम भी पवित्र और में भी पवित्र । 

“मल-मूत्र ले जाने वाले भंगी दादा ! तू राम है। यह प्रणाम 
स्वीकार कर !” ऋषि यह वात गदगद होकर कहेगा। 

“हे दिव्य ज्ञान देने वाले ऋषि ! मेरा प्रणाम स्वीकार करो ! 
'तू ही राम हैं ।” यही बात गद॒गद्‌ होकर नपम्नतापुर्वक भंग्ी कहेगा। 

'राम-राम' सलाम आलेकुम, वालेकुमस्सलाम” यह कहकर सबको 
खुशी के साथ रहना हूँ । 

लेकिन भगवान श्रीकृष्ण की यह महान दृष्टि भारतवपे भूछ गया। 
लोग संतों का जीवनकर्म भूछ गये और ऊंच-नीच की भावना घुसने 
में सारा समाज खोखला हो गया। वृद्धिजीवी और श्रम-जीबी के 
रूप में समाज के टुकड़े वना दिये गये। बुद्धिजीवी अपनेकों श्रेष्ठ 
समझने छगे और धमजीवी छोगों को सव हीन समझने लगे। सम्पत्ति 
का निर्माण करने वाला तुच्छ समझा जाने रूगा और गद्दी पर वैठकर 
सम्पत्ति का उपभोग करने वाले देवता के समान माने जाने लगे। 

रामायण में एक छोटी-सी कथा हैं। यह उस समय का प्रसंग है 
जब रामचन्द्रजी शवरी से मिलने गये थे। रामचन्द्रजी जिस बन 
में बैठे थे वहां चारों ओर फूल खिले थे । वे फूल कुम्हछाते नहीं थे। 
सूखते नहीं थे। उनसे हमेशा मधुर गन्ध निकलती रहुती थी । राम ने 
शबरी से कहा--ये फूल किसने ठगाये हैं ? 

शवरी ने कहा--“राम, इसका एक इतिहास है ।” 

रामचन्द्रजी ने पूछा --'कौनसा इतिहास ?” 

घबरी ने कहा--- राम, सुनो, एक बार आश्रम में कड़ी न होने 
के कारण मातंग ऋषि विचार में डूबे हुए थे। यहां मातंग ऋषि 
का आश्वम था। उनके आश्रम में बहुत से विद्यार्थी थे। उस आश्रम 


छः 


कम ५५९ 


में दूर-दूर से बहुत से ऋषि-मुनि आकर रहते थे। बरसात पास आ रही 
थी । इतनी लकड़ी की आवश्यकता थी कि वह चार महीने बरसात 
में काम दे सके । लेकिन विद्यार्थो जा नहीं रहे थे। भन्‍्त में वृद्ध मातंग 
ऋषि कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर निकले। आचारयें को जाते देख सारे 
विद्यार्थी भी निकले । आश्रम के मेहमान भी निकले। सब लोग दूर 
जंगल में गये । उन्होंने सूखी हुई लकड़ी काटी और बड़ी-बड़ी मोलियां 
बांधी । उन मोलियों को सिर पर उठाकर सब लोग लौटे । 

“रामचन्द्रजी, वे गरमी के दिन थे। तेज धूप पड़ रही थी । 
सब लोग पसीने में तर हो रहे थे । उनके अंग-प्रत्यंग से पसीना टपक 
रहा था। तीसरे पहर के समय सब आश्रम में लौटे । उस दिन फिर 
छुट्टी हो गई। सब छोग श्रांत थे। थक गये थे । जल्दी ही सो गये । 

प्रातःकाल मातंग ऋषि उठ। सारे विद्यार्थी उठे । सब लोग 
समान के लिए चले । एकदम सुगन्ध आई । उस मन्द-मन्द उषाकालीन 
वायु के झोंके के साथ प्रसन्न करने वाली खुशबू आने लगी। वेसी 
खुशबू पहले कभी नहीं आई थी। सब लोग आइचय से पूछने लगे-- 
“यह खुशबू कहां से आ रही हूँ ?” अन्त में मातंग ऋषि ने कहा-- 
“जाओ देख आओ ।” हरिणों की तरह छलांग मारते हुए बच्चे निकले | 
उन्हें क्या दिखाई दिया, जंगल से मोली छाते हुए, जिस-जिस जगह 
लोगों का पसीना गिरा था, वहां एक सुन्दर खिला हुआ फूल दिखाई 
दिया। हे राम, ये पसीने में से उत्पन्न होनेवाले फूल हैं ।” 

जिस समय मेंने रामायण में यह बात पढ़ी में नाच उठा। में गद-गद्‌ 
हो गया। 'धर्मजानि कुसुमानि” पसीने से पेंदा होने बारे फूल। 
श्रम से पसीना बहाने वाले अपने बच्चों को देखने के लिए मानो भूमाता 
शत नेत्र खोलकर देख रही थी। वे फूल नहीं थे। वे तो भूमाता 
की पवित्र प्रेमल आंखें थी । वह देखती थी कि मेरे बच्चे कितनी मेहनत 
कर रहे है । में अपने मन में सोचने लगा। मेने अपने से ही प्रश्न 
किया कि संसार में कौन-सा पानी श्रेष्ठ है ? गंगा-यमुना का, क्ृष्णा- 
गोदावरी का, सप्त समुद्रों का पानी वयों पवित्र हैँ ? स्वाति नक्षत्र 
का पानी मूल्यवान क्यों हूं ? पश्चात्ताप से आंखों में जो पानी आता 


दू० भारतीय संस्कृति 


है वह पवित्र क्यों है ? दूसरों का दुःख देखकर आंखों में जो पानी 
आता है वह पवित्र क्‍यों है ? प्रेमीजत की याद में आंखें भर आती 
हैं वह अश्रुधारा बड़ी क्‍यों है ? 

मेंने कहा--श्रमजीवी लोगों के शरीर से निकलने वार पसीने का 
पानी ही सबसे बड़ा है। वह पानी मानों संसार का पोषण है। भगवान 
तो वर्षा करेगा; छेकिन यदि किसान अपने पसीने का जल खेत में न डाले 
तो फिर अनाज उपन्त कहां से होगा ! फिर लोगों को खाने के लिए दाने 

नहीं मिलेंगे। पक्षियों को अनाज नहीं मिलेंगा। सारी सृष्टि मर जायगी। 

इंग्लेड का सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं उदारहदय कवि शेले 
एक स्थान पर कहता हैं --'संसार में सबसे बड़ा कलाकार कौन है ? 
किप्तान ।/ उसका यह कथन कितना सत्य हैं। बिलकुल उजाड़ 
दिखाई देनेवाली मरुभूमि को वह हरी-भरी बना देता है । उसे फल- 
फूल़ों से सजा देता है, हंसा देता हूँ लेकिन इस बड़े किसान की आज 
क्या स्थिति है ? इस ऋषियों की भूमि में आज किसान की क्‍या 
दुर्दशा हैं ! सब उसे तुच्छ समझते हैं। सव उसका अपमान करते हें। 
उसे कोई गादी पर नहीं बंठाता। उसको सब दरवाजे में बिठाते हैँ । 
जिस दिन सबसे पहले किसान को तकिये के पास बिठाया जायगा उस 
दिन में कहूंगा कि अब भारतीय संस्कृति छोगों की समझ में आ रही 
है। लेकिन आज सबका पोषण करनेवाले इस किसान के जीवन- 
वृक्ष पर गुड़वेल की तरह जीवित रहने वालों को ही मान-सम्मान मिल 
रहा हैं। यह दृष्य कितना विद्रुप और नीच है ! 

आज हमारे समाज में घड़ और सिर अलग-अलग पड़े हैं। घड़ के 
ऊपर सिर नहीं है सिर के नीचे धड़ नहीं है । इस प्रकार समाज-पुरुष 
मृतावस्था में पड़ा हैं । वुद्धिजीवी लोग, विचारशीरू छोग आज 
श्रमजीवी लोगों की कदर नहीं करते । लेकिन जबतक ये सिर घड़ों 
के पास नहीं जायंगे, राष्ट्र में जीवन पैदा नहों हो सकेगा । श्रमजीवी 
और दुद्धिजीवी छोयों को पास-पास आने दीजिये। बुद्धिवादियों को 
श्रम करने दीजिये और श्रम करनेवानों को विचारों का आनन्द छेने 
दीजिये । जब ऐसा होने लगेगा तव वह सुदिन होगा । 


रा 


कम ६१ 


भारतीय संस्कृति कर्ममय हँ। यह संस्कृति कम को प्रधानता देने 
वाली है । इस संस्कृति में कोई भी सेवा-कार्य तुच्छ नहीं है । जरा देखिये 
तो कर्म की महिमा भारतोय सस्क्ृषति में कितनी बढ़ गई हैं ! हमने तो 
कर्म के उन साथनों को भी पवित्र मान लिया हैँ। यदि साधन पवित्र हें 
तो फिर वे कर्म कितने पवित्न होंगे ! 

स्त्रियां ज्ञाडू को पेर नहों छूने देतीं। चक्की को पैर नहीं छूने 
देतों | चूल्हे को पैर नहो छूने देतों | इसका मतलब वया है ? ये स्त्रियों 
के सेवा-साधन हैँ । न्ाड लगाकर, अनाज पीसकर और भोजन बनाकर 
वह सेवा करती हूँ । वह उस सेवा से मुक्त होती हें। वे झाड़ू और वे 
चल्हे स्त्रियों के मोक्ष के साधन हें । ज्ञाड़, को पैर लगाना जिस संस्कृति 
में पाप माना जाता हैं और जो संस्कृति यह वात सिखाती है उस संरक्षति 
के भक्तों और उपासकों के लिए ज्ञाडू लगाने का काम तुच्छ समझना, 
अंगी को पत्तित मानना--हीन मानना कितने खेद की बात है ! 

किसान हल को पैर नहीं लगाता। पंडित पुस्तक को पर नहीं 
लगाता। चमार अपने दरवाजे पर चमड़े के टुकड़ों का तोरण लगाता 
है। महार दरवाजे पर हंड्डो लटकाता हैं। इन बातों में बड़ा अर्थ भरा 
हुआ हैं। वे सेवाकर्म पवित्र हें। ब्राह्मण समाज की सेवा ज्ञान-दान के 

द्वारा करता है, तो जो पुस्तक सेवा का साधन हैँ उसे वह स्वयं पविन्न 

' मानेगा और दूसरे भी उस सेवा-सावन को तुच्छ नहों मानेंगे। महार 
भौर चमार मृत जानवरों को चीरकर समाज की सेवा करते हें तो वे 
हृड्दियां और वह चमड़ा पवित्र है। वे उसमें से सम्पत्ति का निर्माण 
कर रहे हैं, स्मणान में शिवजी रहते हें और उनके गले में हडिडयों की 
भाहझा हुँ। चमार मानो शिवशंकर की मूत्ति हैं । 

महाभारत में एक कथा हूँ कि अर्जुन को गांडीव धनुप की निन्दा 

सहन नहीं होती थी । गांडीव की निन्‍्शा करने वाले धर्मराज को भी 

मारने के लिए वह दौद्या था। अर्जुन को गांडीव इतना प्रिय और पविन्न 
वयों लगता था? कारण यह कि वह उसका सेवा-प्ताधन था। 
वह धनुप दुप्टों से समाज को रक्षा करने का, दीन-दूःखियों की रक्षा 
करने का साधन था। अर्जुन को उसकी निन्‍द्ता सहन नहीं हो सकती थी। 


२ भारतीय संस्कृति 


वे सेवा-साथत भी पवित्र हैं। फिर वे कर्म पवित्र क्यों नहीं हैं ? 
चाहे कलम हो चाहे तलवार, चाहे तराजू हो चाहे हल, चाहे चूल्हा हो 
चाहे झाड़ , चाहे आरी हो चाहे उस्तरा ! भारतोय संस्कृति इन सारे 
मेवा-साथनों को पवित्र मानती है और नये युग में जो नये सेवा-साधन 
निकलेंगे उनको भी यह भारतीय संस्कृति पवित्र मानेंगी | 

सेवा-सावतनों की हिफाजत करने के लिए कितना कहा गया हैं ! 
हमेशा सेवा-साधनों को स्वच्छ रखना चाहिए । नहीं तो सेवा उत्कृष्ट 
नहीं हो सकेगी। पंडित की पुस्तकें ठोक तरह व्यवस्थित रूप में होनी 
चाहिए। वीरों के शस्त्र घिधकर और साफ करके रखे जाने चाहिए। 
चूल्हा लिपा-पुता होना चाहिए । हंसिये व गंडासे धार लगे हुए होने 
चाहिए। यदि ये सेवा-साधन अच्छी तरह न रखे जाय॑गे तो उत्कृष्ट 
सेवा नहीं हो सकेगी । 

लेकिन यहां एक बात कह देता हम ठीक समझते हैँ। मनुष्य सेवा- 
साधनों का उपयोग सावधानी से करता है; लेकिन कुछ साबनों की उपेक्षा 
करता है । सेवा-साथन दो प्रकार के हँ--सजीव व निर्जीव । 

सैवा-साधन 


$ 


संजीव निर्जीव 
! |] ॥ । 
| | |] | | | अल का. 
मुअक्किल शिक्षक मजदूर हम्माल आदि मनुष्य पुत्तक छापखाने कारखाने यन्त्र 
गाय, बैल, घोड़े, खच्चर, आदि पश्चु॒ हल, मोटर, आदि 


हम यह देखते हैं कि मनृष्य सजीव साथनों की अपेक्षा निर्जीब 
साधनों को वहुत चिन्ता रखता है । कोई भो जमींदार अपनी बैलगाड़ी 
अच्छी तरह रखता हूँ । यह देखता हूँ कि उसका पहिया अच्छा है या 
नहीं। यह भी देखता है कि उसमें तेल डाला गया है या नहीं; परन्तु यह 
नहीं देखता कि बैल को पेटभर चारा-पानी मिला या नहीं । उसी 
प्रकार बैल हांकने वाले नौकर का हाल है । वह यह नहीं देखता कि 
नौकर को पेटभर अन्न मिलता है या नहीं और उसके पास पर्याप्त 
कपड़ा है या नहीं । 


किसो बड़े कारखाने में जाइये। वहां यन्त्रों को नियमित रूप से तेल 
मिलता हूँ । यन्‍्त्रों की काफी चिन्ता रखो जातो है । वह यन्त्र बार-बार 
साफ किया जादा हुँ, लेकिन इन निर्जीव यन्त्रों के सामने जो एक सजीव 
यन्त्र हैँ। उसकी कौन फिकर करता है ? उन मजदूरों के शरीर-रूपी 
यन्त्र को ठीक-ठोक तेल-घी मिलता है या नहीं, इस बात को फिक्र 
कौनसा कारखानेदार रखता है ? 

कारखाना तो सेवा का साधन है । कारखाने से समाज को 
उपयुक्त वस्तु मिलतो है। कारखाना एक पवित्र वस्तु हूँ | इस 
पवित्र कर्म के सारे साधन भी पवित्र हें। अतः यन्त्रों की फिकर 
रखना एक महान धर्म हैं । हमारा सांचा मानो भगवान की मूर्ति है उस 
सांचे को घिसना-पोंछना मानो देवता को मूर्ति को ही घिसना है। लेकिन 
निर्जीव यन्त्रों को पूजा के साथ ही सजीव यन्त्रों को भी पूजा कारखाने 
वालों को करनी चाहिए । उन मजदूरों को अच्छा भोजन, पर्याप्त कपड़े, 
रहने के लिए अच्छे हवादार मकान, पीने के लिए स्वच्छ पानी, दुर्घटना 
के समय तत्काल डाक्टरी सहायता, मजदूरों का जोवन-बीमा, उनको 
सर्वेतनिक छुट्टों, मनोरंजन आदि प्राप्त होते हें या नहीं यह देखना महान्‌ 
धर्म हैं। इस महान्‌ धर्म का पालन न करनेवाला नरक का स्वामी है। 
वह सारे समाज में दासता और दरिद्रता का नरक पैदा करेगा--दुर्गुणों 
का नरक पैदा करेगा। वह व्यभिचार, चोरी, शराब, खून आदि का 
प्रसार करेगा। 

समाज में यह दृश्य बड़ा दुःखप्रद दिखाई देता हैं। धनवान व्यवित 
मोटर साफ करने के लिए जितने पैसे खर्च करता हैँ। उतने नौकर को 
नहीं देता। मोटर रखने के लिए जितना सुन्दर कमरा बनवायेगा 
उतना सुन्दर वह नौकर के रहने के लिए नहीं वनवायेगा | आज मनुष्यों 
की अपेक्षा मोटरें पूज्य हें, मजदूरों की अपेक्षा यन्त्र मूल्यवान हैँ । लेकिन 
यदि इन सजीव सेवा-साधनों की उपेक्षा की गई तो सारा संसार भयानक 
बन जायगा । 

गीता के पन्द्रहवें अध्याय में दो तरह के पुरुष बताये गए हे--क्षर व 
अक्षर और इन दोनों में व्याप्त रहने वाला हे पुरुषोत्तम। क्षर सृष्टि व 


भारतोय संस्कृति 
| | + 
अक्षर सप्ट और॑उसे व्याप्त रहने चाला परमात्मा तीनों ही पवित्र हैं। क्षर 
प्टि को अर्थ है आसपास की बदलने वाली सृष्टि । इस क्षर सृष्दि से 

हमें सेवा के साधन मिलते है । फूल-फल नथा अनाज मिलते हैं, लकड़ी: 
पत्थर, धातु सब मिलते हैं । 

कल चूल्हा फूट गया नो आज नया रखल्न दिया। पहली मोटर बिगड़ 
गई तो नई ले ली। पहला दीपक विगड़ा तो दूसरा खरीद लिया। इस 
प्रकार ये साधन बदलते रहते हैं; छेकिन ये क्षर सावन पुरुषोत्तम के ही 
-स्वरूप हैं। यह क्षर सृष्टि भी पूज्य है। 

बड़े-बड़े कारखानों में मजदूर भी एक प्रकार की क्षर सुष्टि ही हैं। 
कारखाना सौ वर्ष तक चलता हैं। पुराने मजदूर जाते हैँ और नये 
अते हैं। मजदूर हमेशा बदलते रहते हैं; लेकिन मजदूर कोई भी हो 
पवित्र ही है। थे बदलने वाले मजदूर पुरुषोत्तम के ही स्वरूप हैं । 
उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य हैं । 

कारखाने वाले की दृष्टि से मजदूर क्षर हे; लेकिन मजदूर अक्षर 
-भी हैं। उसमें अमर परमात्मा निवास करता हूँ । वह कभी नष्ट नहीं होता । 
उस अमर परमात्मा की पहचान वह मजदूर अपने सेवा-कार्ये से कर लेगा। 

यदि सेवाकर्म उत्कृष्ट करना चाहने हो तो साधनों को पवित्र 
“मानों । सजीव-निर्जीव सावनों को भी पविशच्र समझो । उनकी प्रसन्न 
“रखो । दूसरा कोई देव नहीं है, दूसग कोई धर्म नहीं है । जो कार: 
खानेदार मजदूरों को भगवान की तरह मानेगा--उसे स्वसेवा का पवित्र 
साधन मानकर सस्तुष्ट रखेगा, भगवाव को उससे ज्यादा प्रिय और 
-कौन होगा ? 

किसी भी कर्म--सेवा-कर्म को सुच्छ मत समझो । आजन्म सेवा 

करो। अपनी पसन्द के काम करों। अपना वर्ण पहचान कर उसके 

अनुरय आचरण करो। सारे कर्म उत्कृष्ट ढंग से करो । उस कर्म 
के सजीव-निर्नाव साधतों को पत्रित्त मानकर उनकी चिस्ता रखो और 
'इस प्रकार स्वकर्म उत्ृप्ट इंग ने करके जनता-जनार्दव समाजपरसुष 


की पूजा करों। यह गीता का वर्म है| छेकिन इस धर्म की से 
' पहचान जाज कितने छोगों को है ? 


भक्ति 


: हम यह देख चुके हैं कि व्यक्ति को अपने वर्ण अर्थात्‌ गुणधर्मं 
के अनुसार समाज की सेवा करनी चाहिए । प्रइन उठ सकता है कि 
यह सेवा कैसे उत्कृष्ट हो सकती है ? इस सेवा के कार्य से हम किस 
प्रकार मुक्त हो सकेंगे ? 

और फिर मुक्त होने का भी क्या मतलूव ? मुक्त होने का अर्थ 
है वन्चन में न होना । मुक्त होने का अर्थ है अपने को स्वतन्त्र अनुभव 
करना । यह अनुभव होता कि हमारे ऊपर किसीका दवाव नहीं है 
मृक्‍त होना है। न तो वासना के न संसार की सत्ता के ही गुलाम 
होना। अपनी आत्मतुप्टि से, आनन्द से और उत्साह से कर्म करते 
रहना ही मोक्ष हैं । 

हम हजारों कर्म करते रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उनका बोझ 
रहता है, हम उन कर्मो से घबरा जाते हैं, त्रस्त हो जाते हें, रुआसे 
हो जाते हें। यह सब क्यों होता है ? इसके दो कारण हे । पहला 
यह कि हम जो कर्म करते हैं वे हमारी पसन्द के नहीं होते, वे हमारे 
वर्ण के नहीं होते । वे परधर्म होते हैं, लेकिन उसे मोह से हम अंगीकार 
कर छेते हूं। इस प्रकार का यह परधर्म भयावह ही होगा, हमें संत्रस्त 
करेगा। यह बात गीता पुकार-पुकार कर कह रही हूँ । 

किसी शिक्षक को ही लीजिये । जिसे शिक्षा के काम में रुचि 
नहों होती, बच्चों के हादिक एवं दौद्धिक विकास में जिसे दिलचस्पी 
नहीं होती उसे अध्यापन-कार्य में कैसे आनन्द आ सकता हैं ? वह 
वच्चों का होमवर्क (घर का काम) जांचते हुए मन में दुखी होगा । 

हर 


द्द्द् भारतोय संस्कृति 


उनके प्रश्नोत्तरों की जांच करते हुए वह उनपर सरासर लकीरें बनाता 
जायगा । उनकी शंकाएं सुनकर चिढ़ने छग्रेगा। उसे नवीन ग्रंथ पढ़ना 
भारी मालम होगा | ऐसे शिक्षक के मन में हमेशा यह्‌ खयाल रहेगा 
कि दिवाली को छुट्टियां कव आयेंगी, बड़े दिन की छुट्टियां कब आयेंगी, 
गरमी की छुट्टियां कब आयेंगी । वह शिक्षक का काम उसकी छाती 
पर सवार रहता है। वह भूत हमेशा उसकी गरदन पर सवार रहता 
है लेकिन पेट भरने के लिए वह रोते-रोते और चिढ़ते-चिढ़ते सब 
कुछ करता रहता हैं। वह उसका वर्ण नहों होता है । 

आज सारे समाज में यही वात दिखाई दे रही है। आज तो वर्ण 
के लिए कोई स्थान ही नहों है। अतः हर कोई काम हर कोई 
आदमी करने लगा है। आज तो यह हो रहा है कि चाहे आपको वह 
पसन्द हो या न हो, वह गुणधर्म आपमें हो या न हो, लेकिन चूंकि 
पेट के लिए पैसा उससे मिलता है, अतः उस काम को ले लीजिये और 
किसी तरह भी कीजिये । जिस समाज में इस तरह के कर्म होते हैं 
वहां तेजस्विता किस प्रकार आ सकेगी ? वह समाज सुखी व समृद्ध 
कैसे हो सकेगा ? 

जिस समाज के कर्मों में तेजस्वितरा नहीं, आनन्द नहीं, उत्साह 
नहीं, क्षद्धा नहीं उस कर्म से काम करनेवाले को भी संतोष नहीं होता 
और कर्म के ठीक प्रकार न होने से समाज का भी नुकसान होता है । 
स्व्य॑ अपना अवःपतन और समाज का भी अवःपतनन। अपनी 
प्रतारणा और समाज की वंचना । 

जो काम हमारी पसन्द के होते हैं हमें उनसे अरुचि नहीं होती । 
यदि हम कोकिल से कहें कि “तू आज छुट्टी मना । “कुह कुह' मत 
बोल ।” तो वह कहेगी कि “यदि मुझे एक वार खाना न मिले तो चर 
सकता है; लेकिन मुझे “कुह कुह्ट' तो बोलने ही दो । इसमें मुझे कोई कष्ट 
नहीं होता | वह तो मेरा आनन्द हैं। 'कुट्ठ कुह्टं बोलना ही मेरा जीवन 
हैँ ।” सारी दुनिया में यही वात हैं। सूर्य, चर्ध, तारे आदि इतवार 
की छूट्टी नहीं मनाते, समुद्र निरंतर गर्जना कर रहा है, नदियां जबतक 


4 2 53. 


जीवन होता हैँ निरंतर बहती रहती हैं । जवतक जीवन है तवतक विश्वाम 


भक्ति ६७ 


नहीं । विश्ञाम की आवश्यकता भी नहीं हैं। कर्म ही मानों विश्वान्ति 
हैं, क्‍योंकि कर्म ही आनन्द है । 
बच्चे खेलते हें । उस समय उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है; 
परन्तु उन्हें उस मेहनत का बोझ अनुभव नहीं होता। लेकिन उन्हें 
उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि आधा मील जाने को कहिये; वह उन्हें 
भारी मालूम देगा। उनके पैर दुखने लगेंगे। जिस कर्म में आत्मा 
रंग नहों जाती, हृदय समरस नहीं होता है, वह कर्म मृत्यु-जेसा हो 
जाता है, वह कर्म मानो श्रृंखला बन जाता है। हम सब इस प्रकार 
के वर्ण-हीन कर्म की शृंखला से रात-दिन वन्धे हुए हें, हम सब बंधे 
हैं. कोई भी मुक्त नहीं हैं । 
यदि कर्म को वोझा अनुभव नहीं करना चाहते तो स्वधर्म की खोज 
कीजिए । स्वधर्म का मतलब यह हैँ कि अपने-अपने वर्ण की खोज 
कीजिए। अपनी पसन्द का सेवा-कर्म हाथ में लोजिए। उसमें आपका 
मन रम जायगा, रंग जायगा। आपके मन में यह खयाल ही नहीं 
आयगा कि हमने इतने घंटे काम किया है। आपको समय का कोई 
खयाल नहीं रहेगा। हम काल के भी काल बन जायेंगे। आपको यह चिन्ता 
न होगी, आप इस संकट में न पड़ेंगे कि समय किस प्रकार काटा जाय ! 
यदि कर्म उत्कृष्ट करना हैं और उससे परेशान न होना हैँ तो कमे 
करने की रुचि होनी चाहिए। दूसरी वात यह है कि हम जिनके लिए 
काम करें उनके प्रति हमारे मन में प्रेम दो ! 
मन में कर्म के लिए प्रेम होना चाहिए और वह कर्म जिसके लिए 
करना हो उसके लिए भी मन में अपार प्रेम होना चाहिए । अध्यापन- 
दार्य में रुचि होनी चाहिए और बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए। 
तभी शिक्षक शिक्षा के कर्म में रंग सकेगा। वह कर्म उसे वांधने के 
बजाय मुक्त करेगा | वह कर्म उसे सारे बच्चों के हृदय से, सारे छात्रों 
की आत्मा से जोड़ देगा। उस कर्म से शरीर में बन्द उसकी आत्मा 
वाहर की अनन्त आत्माओं के साथ समरस बनेगी । बस, यही मोक्ष है । 
.. कर्म जो हमारी छाती पर चढ़ वेठता हैं उसका एक कारण हैं उस 
कर्म से अप्लरीति, और दूसरा कारण यह कि जिनके लिए कर्म करना है 


<८ भारतीय संस्कृति 


उनके प्रति अप्रीति । यदि ये दोनों कारण दूर हो जाय॑ तो मोक्ष पास 
आ जायगा। कर्म के प्रति प्रेम पैदा कीजिए और उस कर्म का जिन 
लोगों से सम्बन्ध हैं उनके प्रति भी प्रेम पैदा कीजिये । 

उदाहरणस्वरूप दवाखाने को ही लें। वहां कोई परिचा- 
रिका तो होगी ही। यदि उसे सुश्रूपा का काम पसन्द है, वह उसका 
वर्ण है; लेकिन यदि बीमार व्यकित के प्रति उसके मन में प्रेम नहीं 
है तो वह कर्म उनना उत्कृष्ट नहीं हो सकता । जिस रोगी के प्रति 
उसे अपनापन अनभव होगा, प्रेम अनभव होगा, उसकी सेवा करने में 
उसे घबराहट नहीं होगी । जिसके प्रति उसके मन में प्रेम नहीं है उसकी 
भी सेवा-सुश्रूपा तो वह करेगी; छेकित वह सेवा उसे मूक्‍त नहों करा 
सकेगी । उसे वह सेवा बोझा प्रतीत होगी । 

माता अपने बच्चों की सेवा कितने प्रेम से करती है ! उस सेवा 
से उसे वास नहीं होता । किसी मां के बच्चे को बीमार पड़ने दीजिए । 
वह रात-दिन उसके सिर और पैर के पास वैठती आप उससे 
कहिए, “मां, तुमने बहुत तकलोफ़ सहन की | तुम बहुत थक गई हो । 
में इस बच्चे को अस्पताल में भरती कर देने की व्यवस्था कर देता 
हूं।” तो वह क्‍या कहेगी ? “मुझे तकछीक कैसी ? यदि दो 
हाथ के वजाय मेरे दस हाथ होते तो में और सेवा करती । यह सेवा 
ही मेरा समाधान है। यदि आय दच्चे को मूझसे दूर ले जायं॑गे तो 
मुझे कप्ट होगा ।” 

सन्त लोग जो वहुत से सेवा-कर्म करके मुक्त हो गये हैं उसका 

यही कारण है। कबीर कपड्ा बुतते थे। उन्हें कपड़ा वुनने में 

आल्स्य नहीं आता था, वे उस कर्म में मरन हो जाते थे | वे बेगार नहीं 
ठालते थे। “मुझे ये वस्त्र समाजरूपी देवता को अर्थण करना है। इस 
कर्म-कुसुम से मुझे समाज-देव की पूजा करनी है।” यह भावना उनके 
मन में रहती थी । इसीलिए उनके वे कर्म उत्कृष्ट होते थे। भक्ति 
विजय में लिखा है कि कवीर वाजार में कपड़े सजाकर बैठते थे। 
लोग कपड़ों के नमूने देखते थे; छेकिन उसे खरीदने का साहस उन्हें 


नहीं होता था। उन्हे एसा प्रतीत होता था कि इन कपड़ों की कीमत 


भक्ति ६९ 


अनन्त होगी । छोग कहते कि इत नमूनों की कीमत नहीं आंकी जा 
सकती । उन नमूनों पर लोगों को दृष्टि गढ़ जाती थी । वे उन्हें देखते 
हुए खड़े रहते थे। ठीक भी है; वे साधारण कपड़े नहीं थे। उन 
कपड़ों में कत्रीर का हृदय उत्तर आता था। जिस कम में हृदय उत्तर 
आता है, आत्मा उतर आती है, उसकी कीमत कौन कर सकता है ? उस 
कर्म से परमेश्वर मिलता है, मोक्ष प्राप्त होती हैँ । 

गोरा कुम्हार मटके बनाता था। वह उसका प्रिय कम था; लेकिन 
जिन ग्राहकों को मटके बचे जाते थे, उनके लिए उसके मन में अपार प्रेम 
था। जनता में उसे मानों राम का ही रूप दिखाई देता था। लोगों को 
धोखा देने का विचार तो उसके मन में भी नहीं आता था। वह यह तो 
सोचता ही नहीं था कि, यदि आज बेची हुई मठकी करू फूट जाय तो 
जल्दो ही नई मटकियां बिक जायंगी । गोरा कुम्हार इस वृत्ति से मटकी 
बनाता था कि पिता के द्वारा खरीदे हुए मटके बच्चे भी काम 
में लें। 

अतः मटकों की मट्टी खूंदते हुए उसे आलस्य नहीं सताता था। वह 
खूंदन का काम उसे वेद लिखने जितना, गणित के गहन सिद्धान्तों 
जितना ही पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता था। उस मट्टी को खूंदते-खूंदते 
वह अपने को भूल जाता था । यदि उस मट्टी में उसका घुटनों के बल 
चलता हुआ बच्चा आकर कुचलने लगता तब भी उसे खयाल नहीं रहता। 
उसकी अन्तद्‌ ष्टि के सामने जनता-जनादंन का स्वरूप रहता था। उसे 
मटके खरीदने के लिए आता हुआ पररश्वर दिखाई देता था । ऐसी ही 
तन्मयता से मोक्ष मिलता हैँ । जीवन में अखंड आनन्द प्राप्त होता हैं । 
उस आनन्द की कमी नहीं रहती । उस आनन्द से अरुचि नहीं होती । 
वह निर्मल आनन्द रोचक, अनन्त, अखंड होता है । 

यह प्रश्न नहीं उठता कि कर्म छोटा है या बड़ा। प्रश्न तो यह हैँ 
कि वह्‌ कर्म करते हुए तुम अपने को कितना भूल जाते हो। कर्म की 
कौमत अपने को भूल जाने में ही है। किसो म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष 
को लीजिये । वह लाखों छोगों की सेवा करते हें; लेकिन उसका 
अहंकार भी उतना ही बड़ा हो तो उस कर्म का कोई मूल्य नहीं । 


छ० भारतोय संस्कृति 


आइये, इसका हिसाव लगायें । 

म्यूनित्तिपैलिटी के अध्यक्ष का काम, कितने लोगों की सेवा इसे - 
अंश की जगह पर लिखिए और उसके अहंकार को हर के स्थान पर 
लिखिये । 

तीन राख जनता की सेवा 
उतना हो अहंकार 

इस अपूर्णाक की कीमत क्‍या हैं ? कीमत एक | 

आइये, अब एक मां का उदाहरण लीजिये। वह केवल एक बच्चे की 
सेवा करती हुँ; लेकिन सेवा करने हुए अपने को भूल जाती हैं। वह उस 
सेवा की रिपोर्ट लिखकर प्रकाशित नहीं करवाती। यदि वह रिपोर्ट 
छपवाने लगे तो महाभारत जेसी वन जाय। लेकिन इतना करके भी 
उसे कुछ विद्येप अनुभव नहीं होता । उसके कर्मो का हिसाव लगाइये । 

एक लड़के की सेवा 
पूर्ण निरहुंकारिता (स्वर्य को शून्य बना देना) 

इस अपूर्णाक की क्‍या कीमन है ? यदि एक को शून्य से भाग दें 
तो भाग कितनी वार जायगा ? कितने का भी भाग लगाइये वह अपूर्ण 
ही रहता है । एक में घृन्य का भाग दें तो) अपूर्णाक की कीमत अनंत्त 
रहती है और अबंत का ही अर हूँ मोक्ष । 

यदि कर्म में प्रेम हो, आत्मा हो तो एक छोटे से कर्म से भी मोक्ष 
मिल जाता है । जब हम दक्षिणा देते हें तब उसे भिगोकर देते हैं। 
इसका क्या मतरूव है ? वह दक्षिणा चाहे एक पसा हो, एक पाई हो; 
लेकिन उसमें हृदय को कोमलूता है इसीलिए वह पाई धनवानों के लाखों 
रुपयों के अहंकारपूर्ण दानों की अपेक्षा कई गुना श्रेप्ठ हैँ । रक्मिणी का 
भविति-भाव से भरा हुआ एक तुलसी-पत्र सत्यभामा के सोने-चांदी व 
हीरे-माणिक के ढेर से भी भारी सिद्ध होता है। अपने सर्वस्व का त्याग 
करनेवाले शंकरजी की जदा का एक वाल कुबेर की संपत्ति से भी अधिक 
भारी सिद्ध होता है। 

अतः भक्तिमय कर्म कीजिए। जिसके लिए कर्म करना हैं उसीको 
भगवान मानिये। यदि आप ऐसा करने छगें तो आपके जड़ कर्मों से 


भक्ति ७१ 


कितनी सरसता उत्पन्न हो जाती है, ज़रा इसका भी अनुभव कीजिये । 
मान लीजिए कि एक हमारा ही भोजनाल्‍रूय है। यदि हमारा कोई प्रिय 
भोजन करने के लिए आये, तो हम कितनी चिन्ता रखकर भोजन 
बनायेंगे ? कितने प्रेम से भोजन बनायेंगे ? रोटियां सेकते समय हमें 
कष्ट नहीं होगा, चटनी पीसते हुए हाथों में ददं नहीं होगा । हम थाली 
साफ करेंगे, लोटा साफ करके उसमें पानी भरेंगे, साफ रुमारू रखेंगे, 
मक्खियां दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। मन में ऐसा होता रहेगा कि 
मित्र के लिए क्या-क्या करें और क्या-क्या म करें ? यदि अपने मित्र 
के लिए हम इतना सब करेंगे और ऐसी कामना रखेंगे कि हमारे यहां 
भोजन करने के लिए आनेवाले मानो भगवान ही हैं तो हमारे भोजना- 
लय का स्वरूप कितना अच्छा हो जायगा । वह कितनी स्वच्छता, कितना 
प्रेम, कितना सत्कार, कितना आनन्द और कितना प्रसन्न वातावरण 
होगा । वह प्रत्यक्ष मोक्ष होगा वहां लक्ष्मी अवतरित होती हुई दिखाई 
देगो । 

समाज-सेवा का कोई भी काम लीजिए, चाहे स्कूल हो चाहे 
भोजनालय हो, चाहे दुकान हो चाहे हजामत बनाने की दुकान हो; चाहे 
तहसीलदार हो चाहे म्यूनिसिपल-अधिकारी हो--यह मत भूलिये कि 
आपको इस समाजरूपी ईश्वर की पूजा करनी हे। फिर तो आपके कर्म 
दिव्य हुए बिना न रहेंगे । 

लेकिन जाज समाज में वया दिखाई देता है ? जब राज्यपाल का 
आगमन होता हैं तब म्यूनिसिपेलिटी जगती है, तब रास्ते साफ होते हैं 
गटर धुलते हूँ; लेकिन म्यूनिभिपल-मीमा में जो लाखों लोग रहते हैं 
वे क्‍या मुर्दे हैँ ? क्या उन्हे सफाई की आवश्यकता नहीं ? उन्हें गंदगी 
के नरक में रखना हैं ? आज बड़े आदमी हमारे भगवान हो गये हैं 
जब वे आते हूँ तो हम अपना काम ठीक तरह करने लगते हैं। लेकिन 
जब हम इस भावना से कर्म करने लणगगे कि लाखों लोग भी भगवान 
हैं तब हम भाग्यथाली बनेंगे, तव हमें मोक्ष प्राप्त होगा । 
तवतक सर्वत्र निस्तेजता रहेगी। सारे समाज में मृतकावस्था ही रहेगी। 
हमारी दुकानें, हमारे होटछ, हमारे भोजनारूय, हमारी वन्‍्चहरियां 


७२ भारतीय संस्कृति 


गंदगी, अव्यवस्था, लापरवाही और स्वार्थ से ओतप्रोत रहेंगे और सब 
लोग यही कहेंगे कि भारतीय संस्कृति हीन है, इसमें कोई शक नहीं । 

मोक्ष जप-तथ में नहीं, धर्म में है, सेवा-कार्य में है, अपनी पसंद के 
काम में हृदय उडेल देने में हैं। समाजरूपी ईश्वर की यह कर्ममय पूजा 
रसमय-गंधमय करना हैं। उस कर्म का ही जप करना हैं। यह कर्म किस 
प्रकार उत्क्ृट होगा, किस प्रकार तन्‍्मयतापूर्वक होगा यही चिन्ता हमें 
रखती चाहिए । 

यज्ञानां जप यज्ञो5स्मि 

यह बात गीता कहती है । जप याने निदिध्यास। कर की अपेक्षा 
आज का कर्म अधिक सुंदर हो, आज की अपेक्षा कल का काम अधिक 
सुंदर हो । इस प्रकार की भावना मन में रखना । इस प्रकार लगातार 
मन में अनुभव करना ही जय है । इसीसे हम मोक्ष के अधिकारी होते 
हैं । यहो वह व्याकुलता है--निर्दोप सेवा करने की व्याकुरूता, निःस्वार्थ 
सेवा करने को व्याकुलता । 

रात्रि के समय प्रतिदिन के कर्म ईव्वरापंण करना चाहिए। इन 
कर्मो का नवेद्य लगाकर कहना चाहिए, “भगवान्‌ ! अभी ये कर्म निर्दोष 
नहीं होते। अभी कर्म करते हुए में अपने को भूल नहीं पाता। अभी मेरे 
मन में कीति की, मान की और पैसे की इच्छा है। में निनन्‍्दा-स्तुति से 
जर्जर हो जाता हूं। लेकिन कछ आजकी अपेक्षा अधिक सुन्दर कर्म 
कहूंगा। में इसका प्रयत्त करूँगा । 

हमारे हाथ से पुरी तरह निर्दोष कर्म नहीं होता है यह सोचकर 
मन में वुरा लगना ही धर्म है। यह जो अपूर्णत्व के आंसू आंखों से 
निकलते हैं उन्हींमें से भक्ति का जन्म होता हैँ । जमंन कवि गेटे ने 
एक जगह कहा है-- जो कभी रोया नहीं उसे ईदवर नहीं दिखाई देगा।” 
अपनी अपूर्णता के आंसू से आंखें घुलती हैं, निर्मल होती हे। सवत्र 
ईदवर दिखाई देने लगता है । और इस भगवान की सेवामय पूजा करने 
में अपार उत्साह और उल्लास अनुभव होता हूँ । 

इस प्रकार मन लगाकर कर्म कीजिये फिर आपको कभी थक्रावट 
मालम नहीं होगी। जनावाई पीसते हुए कभी भी थकती नहीं थी। 


भक्ति छ्रे 


नामदेव के घर हमेशा संत आते थे। लेकिन जनाबाई उनकी प्रेममय 
भक्ति और ज्ञान की वातें सुनने के लिए नहीं जाती थीं, वह पीसती 
रहती थी। “आज मेरे घर भगवान आये हैं उनके लिए अच्छी रोटी 
की जरूरत हैं । अनाज साफ करके मुझे बारीक आटा पीसना चाहिए।” 
इस प्रकार की भावना से जनाबाई अनाज पीसती थी। उसके हाथ 
थकते नहीं थे । मानो उन हाथों में ईश्वर आकर बैठ जाते थे। वे 
जनावाई के हाथ नहीं रहते थे, वे तो भगवान के हाथ हो जाते थे। 
वह पिसाई मानो अपौरुष्षेय वेद हो जाती थी। 

भक्तिमय कर्म में ऐसा ही आनन्द है । उस कर्म में बोझ नहीं है । 
लकड़ी का मोटा-सा लट्ठा कितना भारी होता हैँ ”? यदि किसी के 
सिर पर मारा तो उसकी समाप्ति ही समझिए। लेकिन उस लकड़ी 
के लद॒झे में आग लगा दीजिए, उस दंड की चिमटीभर निरुपद्रवी 
राख वन जायगी। कोमल राख खुशी से शरीर पर छगा लीजिए । 
वह चुभेगी नहीं, लगेगी नहीं। यही हाल कर्म का भी हँ। जो कर्म 
भाररूप प्रतीत होते हैं यदि वे ही भक्ति-भावना से करने लगें तो 
सहज प्रतीत होने लगते हें। घर-घर जाकर खादी बेचना कितना 
कठिन है, लेकिन उस कर्म में भवित उंडेलिये, फिर तो वह खादी की 
गांठ मानों मोक्ष की ही गांठ प्रतीत होगी। फिर हम उस गांठ को 
जमीन पर नहीं रक्‍्खेंगे । पुंडडीक के सामने प्रत्यक्ष परमेश्वर प्रकट 
हो गये । फिर भी उसने माता-पिता के पैर नहीं छोड़े। पुंडलीक 
जानता था कि इस सेवा-कर्म से ही भगवान प्रकट हुए हँ। यदि इस 
सेवाकर्म को छोड़कर भगवान की ओर जाऊंगा तो भगवान चले 
जायंगे। लेकिन जबतक में यह सेवाकर्म करता रहूंगा तवतक अट्ठाइस 
युगों तक यह पांडुरंग मेरे ही सामने खड़ा रहेगा और अपनी कृपा- 
दृष्टि की वृष्टि करता रहेगा। तुकाराम ने बड़े प्रेम से लिखा है-- 

“बयों भत्त बना रे पूंडलीक 
जो खड़ा रक्‍्खा हे बिट्ठल को” 

पुंडलीक, वया तू मतवाला हो गया हूँ ? मेरे विठोवा को तूने 

निरंतर खड़ा रखा हैं । 


छ्ड भारतीय संस्कृति 


लेकिन तुकाराम ने भी यही वात की। जब भगवान सामने आये 
सो कहने हूगे मेरा भजन बंद नहों रह सकता। सेवा-कर्म ही सब 
कुछ है । 
विद्ठल टाछ* विटठल दिडी* 
विट॒ठल तोंडी उच्चारा 
बिट्ठल अवध्या भांडवला* 
विदृठल बोला विट्ठलू। 
विदृठलछ नाद विदृठल भेद 
बविट्ठल छंद विदृठल । 
विदृठल सुख विटठल दुःखा 
तुकयामुखा विदृठल । 
इस अभंग में सारे जीवन का तत्वज्ञान आगया हैं। हमारे कर्म-- 
हमारे कर्म के साथन मातों सब ईइवर के ही रूप हैं। हमारा चर्खा 
ही मानों हमारा ईश्वर है। हमारी चक्‍की मानो हमारा ईहवर है। 
हमारा चूल्हा मानो हमारा ईदवर है | हमारा कारखाना मानों हमारा 
ईश्वर है। हमारा खद्दर मात्रों हमारा ईश्वर हैं । हमारी व्यायामशारू 
मानों हमारा ईश्वर है। वहां के उपकरण मानो हमारे ईइब्वर हैं। 
प्रयोगशाला मानो ईश्वर हैं, वहां के गेस, वहां के एसिड मानों ईश्वर 
है। चारों ओर ईश्वर का ही रूप है । 
चाहे कांग्रेस का संगठन हो, मजदूरों का संगठन हों, किसान-संघ 
हो, युवक-संध हो, ग्रामोद्योग हो, बड़े-बड़े कारखाने हों। व्यायामशाला 
खोलिए या औद्योगिक केन्द्र शुरू कीजिए। यदि ये सारे सेवाकर्म हें 
तो ये मन्दिर हैं। उनमें सब जगह विटृठल है । 
ये कर्म करते हुए चाहे सुख मिले चाहे दुःख, वह भी विट्ठछ का 
ही रूप है । ये कर्म करते हुए चाहे गले में फांसी छगे, चाहे फूलों के हर 
'पड़ें, दोनों समान हैं । मन में चंचलत्ता पंदा नहीं होती । भक्ति के प्रकाश 
में सब सुन्दर और सब मंगल ही हू । 


१ झांझ जैसा एक वाद्य, २ एक वाद्य, ३ पूंजी 


भक्ति ५ 


महात्माजी से किसीने एक वार एक प्रश्न पूछा, “आपकी इतनी 
आलोचना होती हे यह आपको कैसी लगती है ?” उस महापुरुष ने 
कहा, 'मेरे हृदय में तम्बूरा वजता रहता है ।” महात्माजी के हृदय में 
अखंड संगीत चलता था, वहां प्रध्ष॒ब्धता नहीं थी। समुद्र में अनंत लहरें 


शान्ति रहती है । 

महापुरुषों के लिए यह कंसे संभव होता है ? बात यह है कि उनमें 
थोड़ा-सा भी स्वार्थ नहों होता है। जनता की सेवा ही उनका एकमात्र 
ध्येय होता है। जब हम समुद्र में गोता मारते हैँ तब कितने घन फुट पानी 
हमारे सिर पर रहता है; लेकिन हमें उस पानी का बोझ नहीं लगता है । 
हम बरावर गोता लगाते हैं, पानी में छिपते हें, खेलते हें, थाह लेते हें । 
लेकिन पानी से वाहर आइए। अपने लिए एक घड़ा भरिए, यह घड़ा 
आपके सिर को कप्ट दिये बिना न ,रहेगा। आपके सिर को, आपकी 
कमर को उसका बोझ मालम हुए बिना न रहेगा। 

केवल अपने सुख के लिए किया हुआ प्रत्येक स्वार्थी कर्म भार- 
स्वरूप है । मन को उसका बोझ लगता है। वह बोझ्च बन जाता हैं; 
लेकिन कहिये कि यह कर्म जनता के लिए हुँ फिर बोझ नहीं होंगा। 
जन-सागर में डूबिये, अपने विन्दु को जनता के सिन्धु में मिला दीजिये । 
फिर तो जीवन में संगीत पैदा हुए बिना न रहेगा । 

“शान्ताकारं भुजगशयनम्‌” कहकर भगवान्‌ का वर्णन किया है। 
भगवान सहख्रफन वाले शेपनाग की फन पर सोये हुए हें; लेकिन वे शान्ति- 
पूर्वक लेटे हुए हैं इसका वया अर्थ हूँ ? परमेश्वर करोड़ों कर्म करता हूँ । 
हम सो जाते हैं, लेकिन वह नहीं सोता । वह बादल भेजता है, तारों को 
हंसाता है, कलियां खिलाता रहता हैं। यदि परमेश्वर सो जाय तो यह 
संसार किस प्रकार चल सके ? 

संसार का इतना पसारा फेलाने वाले ईश्वर को कितनी गालियां 
मिलती होंगी ? यदि इस संसार में सबसे बड़ा हुतात्मा कोई है तो वह 
हैं परमेग्वर। लेकिन वह ईदवर इस गाली और शाप की ओर ध्यान 
नहीं देता हैं । उसे जो उचित एवं परिणाम में हितकर प्रतीत होता है उसे 


छ्द्द्‌ भारतीय संस्कृति 


वह कर ही रहा है। उसे वह झान्तिपूवंक अविरत रूप से कर ही 
रहा हैँ। 

परमेश्वर का यह वर्णन महापुरुषों पर लागू होता है। महापुरुष 
भी इसी प्रकार शान्तिपू्वंक ध्येय पर नजर रक्खे हुए आगे बढ़ते जाते 
हैं। उनकी अपार निःस्वार्थता उनको अपार धेये प्रदान करती हैँ । भय 
तो स्वार्थी को होता है । निःस्वार्थ वृत्ति को भय नहीं होता। 

यह नहीं कि हमेशा एक ही कर्म करना पड़ता हैं। कभी-कभी 
हमेशा के वर्ण-कर्म दूर रखकर दूसरे कर्म भी अंगीकार करने पड़ते हैं । 
आग लगने पर सबको दौड़ना चाहिए। भूकंप आने पर सबको स्वयं- 
सेवक बतना चाहिए। बिहार में भूकंप हुआ था। जवाहरलालजी दौड़े । 
वहां स्वयंसेवक घबरायें हुए खड़े थे। मट्टी में से मुर्दे निकालने का 
साहस उनमें नहीं था। जवाहरलारूजी ने हाथ बढ़ाये। उन्होंने कुदाली- 
फावड़े उठाये और उनको खोदने लगे। अब तो सारे स्वयंसेवकों में 
स्फूति आगई। अवसर आने पर कोई भी काम क्‍यों न आ पड़े, 
उस कर्म में उतनी ही व्याकुलता से, उतनी ही छूगन से जुट जाना 
चाहिए। 

पहले भारतवर्ष गुलाम था। इस पतित राष्ट्र को स्वतन्त्र बनाना 
ही उस समय सबका धर्म था। सबको अपनी रुचि-अरुचि को क्षण भर 
के लिए एक ओर रखना पड़ा और स्वतन्त्रता के किसी-व-किसी काम 
में जुटना पड़ा। लोकमान्य ने वेद-वेदान्त का, गणित-ज्योतिप का 
आनन्द छोड़ा । यह्‌ उनका सबसे बड़ा त्याग है । स्व० गोखले को अर्थ- 
शास्त्र पर ग्रन्थ लिखना था। उन्हें न्‍्यायमूति रानडे का जीवन-चरित्र 
लिखना था; लेकिन ये सव एक ओर रखने पड़े। प्रफूल्लचन्द्र राय को शास्त्र 
प्रिय थे; लेकिन बुढ़ापे में बंगाली ग्रामों में वे लोगों को चर्खा देते हुए घृमते 
थे। आज जिन-जिन कार्यों से राष्ट्र बलवान बने वे सब कार्य 
हाथ में ले लीजिये। राष्ट्रोत्थान के अनेक उद्योगों में से आपको जो 
पसन्द हो उसे ले छीजिये। परन्तु आप जो-कुछ करें उसे मन से कीजिये, 
रात-दिन उसका जप कीजिये। फिर वह उद्योग आपको मोक्ष प्रदान 
करेगा और जापके राष्ट्र को भी मोक्ष दिये विना न रहेगा। 


भक्ति ७७ 


एक जापानी मजदूर से किसीने पूछा, क्या तुम अच्छे स्क्रू बनाते 
हो ?” उस मजदूर ने उत्तर दिया--'केवल अच्छे ही नहीं, में उत्कृष्ट 
स्क्र बनाता हूं ।” हम सबको भी यही उत्तर दे सकने के योग्य बनना 
चाहिए। जो यह कह सकता हूँ कि में जो काम करता हूं वह सब 
उत्कृष्ट करता हूं, वह धन्य है । 
कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा। वह इस प्रकार करो कि उससे 
समाज को मोक्ष मिले । इस प्रकार करो कि वह समाज के उपयोग में 
आ सके। इस प्रकार करो कि वह समाज की पूजा के काम में आ सके । 
चाहे लेख लिखिये, चाहे भाषण दीजिये, मन में यह विश्वास पैदा 
कीजिये कि आपका बोला हुआ शब्द या लिखी हुईं पंक्ति समाज के 
भले के लिए हैं। सब लोगों की यह निष्ठा बनने दीजिए कि मेरा 
दिया हुआ माल समाज को पुष्ट करेगा, उसे रोगी नहीं बनायंगा । 
चाहे बौद्धिक भोजन हो चाहे शारीरिक; लेकिन वह ऐसा हो कि उससे 
समाज ह॒ष्ट-पुष्ट बने । क्ृपा कर समाज को विषेला भोजन मत दीजिए । 
इस प्रकार के दिव्य कमंमय जीवन की लगन सबमें पैदा कीजिये। 
“मोक्ष नहीं हैं मुश्किल हमको।” रोक्ष दरवाजे में है, खेत में है, कचहरी 
में है, चुल्हे के पास हैँ, कारखाने में है, स्कूल में हैँ, सर्वत्र ६। समाज 
के नष्टप्राय उद्योग को सजीव करके उसके द्वारा समाज को रोटी देने 
का प्रयत्न करनेवालए महापुरुष वास्तव में सन्‍्त है। वह समाज की 
गन्दगी दूर करके उसे स्वच्छता सिखाने वाल्य एक वड़ा ऋपि है। 
पर पुष्ट, कर्मशून्य लोगों को अब तुच्छता अनुभव करने दीजिये। 
केवल हरि-हरि बोलनेवाले तथा भोग के लिए ललचातते रहने वाले 
लोगों को अपने को कीड़े-जेसा अनुभव करने दीजिए । 
/“तिर्वाह-हेतु तुम करो काम । पर कभी न भेजना भूलो राम ॥! 
पेट के लिए कोई भी काम कीजिए; लेकिन उसे करते हुए राम को 
मत भूलो । राम का स्मरण करने का मतलब है मंगल का स्मरण 
करना, समाज के दल्याण का स्मरण करना | 
कोई-कोई मुंह से राम-राम ही करते रहते हे। लेकिन मुंह से 
राम वोलिए और हाथ से काम कीजिये, सेवा कीजिये । यदि हम केवल 


छ्८ भारतीय संस्कृति 


मां की जय करते रहें तो वह उसे पसन्द नहीं आयगा । मां कहेगी-- 
“मेरे लिए कुछ काम कर। जा घड़ा भर ला।” यदि हम मां की 
सेवा न करते हुए केवल मां-मां' कहते हुए बैठे रहें तो क्या वह दंभ 
नहीं होगा ? भगवान के नाम का उच्चार कीजिये और हाथ से 
लगातार सेवा करते रहिये। वह ॒ सेवा ही भगवान का नाम हैं। 
महात्माजी ने एक बार कहा था, “चर्खा मेरे ईश्वर का ही एक नाम 
है।” ईइवर के हजारों नाम हैं। प्रत्येक मंगलवस्तु मानों उसका ही 
रूप है, उसका ही नाम है। 

मुंह में ईश्वर का नाम और हाथ में सेवा का काम । कभी-कभी 
ईइवर के अपार प्रेम की अधिकता से अपने आप कर्म मेरे हाथ से छट 
जायगा। मान लीजिए कि यदि म॑ अपने भोजनालूय में भोजन करने 
वाले लोगों को इस दृष्टि से देखने लगा कि ये ईश्वर का ही स्वरूप है 
तो किसी समय यह भावना इतनी वढ़ जायगी कि में परोसना भूल 
जाऊंगा। मेरी आंखों से अश्रु फूट पड़ेंगे। आठों भाव एकत्र हो 
जायंगे । रोमांच हो जायगा | 

इस प्रकार कर्म का छूट जाना ही अन्तिम स्थिति है । वह कर्म की 
परमोच्च दशा है। उस समय सामने वेठे हुए छोग बिना भोजन किये 
ही तृप्त हो जाते हैं । परोसने वाले की आंखों की प्रेम-गंगा से ही वे 
तृप्त हो जाते हैँ। इसीलिए रामक्ृष्ण परमहंस कहते हे--/ईश्वर का 
नाम उच्चारण करते हुए जबतक तुम्हारी आंख नहीं भर आती तबतक 
कर्म मत छोड़ो ।” 

लेकिन यह बनन्‍्यता की स्थिति प्राप्त किये बिना ही वे पापात्मा 
मस्त गयन्द की तरह भोजन उड़ाते हे और मुंह से ऊपर-ऊपर नारायण- 
नारायण कहते हैं। ऐसे लोगों को समाज को गोबर के गोले की भांति 
दूर फेंक देना चाहिए। भारतीय संस्क्रति उन्हें इस प्रकार फेंक देने 
की ही वात कहती हें । 

भारतीय संस्क्ृति कहती हे--किसी भी सेवाकर्म को लीजिये; 
लेकिन उसमें रम जाइये, निरहंकार वनिये, निःस्वार्थ वनिये। यह मत 
भूलिये कि आपको उस कर्म से समाज-हूप ईश्वर की पूजा करना है 


भक्ति ७९ 


और उत्तरोत्तर वह सेवाकर्म अधिकाधिक उत्कृष्ट करते हुए इस देह 
को छूट जाने दीजिये और उसका सोना बन जाने दीजिये। भारतीय 
संस्कृति का अर्थ हैं सेवा की, कर्म की अपरंपार महिमा। 
लेकिन आज यह संस्कृति नष्ट हो गई हँ। यदि हम कर्म-शून्य 
होकर रास्ते पर नारायग-नारायण जपते हुए बंठ जाते हैं तो हमारे सामने 
पैसों का ढेर लूग जाता हेँ। लेकिन यदि हम मार्ग को गन्दगी साफ 
करें, पाखाना उठायें तो हमको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा । 
फिर पेट भर भोजन करने की वात तो दूर ही है। कर्महीन लोगों की 
पूजा होती हैं; लेकिन जिन छोगों का जीवन कर्ममय, श्रममय हैँ उनको 
ठुकराया जाता है, उनका पद-पद पर उपहास होता हैँ । भारतीय 
संस्कृति की आत्मा कुचल दी गई है। जिन्हें भारतीय संस्कृति का 
अभिमान हो उन्हें उन लोगों की पूजा करनी प्रारंभ करना चाहिए, 
जिनका जीवन कर्ममय हूँ । 
झटक दे आलस के सब भाव । 
और रख भवित मार्ग पर पांव ॥ 
फिर तू पायेगा वह सुधाम । 
जो मेरा अपना पुण्य धाम ॥ 
यदि मोक्ष के, आनन्द के परमधाम की आवश्यकता है, जहां किसी 
प्रकार का व्यंग नहीं है, दुःख नहीं है, वेषम्य नहीं है, दृुष्काल नहीं है, 
दारिद्रथ नहीं हैँ, अज्ञान नहीं है, गन्दगी नहीं है, रोग नहीं है, लड़ाई- 
झगड़ा नहीं, क्रोध-मत्सर नही है, उस परम मंगल स्वतन्त्रता के धाम 
की आवश्यकता हु तो सारे मिथ्याभिमान, सारी श्रेष्ठ-कनिष्ठ की 
दुर्भावनाएं, सारा आल्स्य, सारा स्वार्थ, सारी भ्रामक कल्पना झटककर 
फेंक दीजिये और इस सेवामय-कर्ममय, वर्ण-धर्ममय भक्ति के मार्ग पर 
चलिए । 
शत-शत भाषण से बहुत बड़ा हैं 
एक हाथ भर भूमि जोतना। 
मनन्‍्त्रजाप से घहुत बड़ा हैँ 
एक हाथ भर खादी बुनना। 


<० भारतोय संस्कृति 


बहुत बड़ा हूँ पांडित्य से 
एक वस्त्र ही रंग देना। 
बनो कृषक बुनकर ए भाई और बनो रंगरेज देश के 
अब आलस का हो काम नहीं । 
व्याख्यानों से बहुत बड़ा हैं 
अच्छा. मठका घड़ लेना। 
बड़ा तुम्हारे वंभव से हें 
अच्छा जूता सी लेना। 
बहुत बड़ा हूँ विद्बत्ता से, पहिये पर पाठ चढ़ा देना 
, बनो कुम्हार, चमार सभी अब ओर बनो लोहार देश के 
अब आलस का हो काम नहीं । 
अब यह है हमारा मन्त्र । यह हैँ भारतीय संस्कृति । 
वेंजमिन फ्रेंकलिन जब इंग्लेंड से अमरीका छौटा तब उससे पूछा 
गया--“आपने इग्लेंड में क्या देखा ?” 
बेंजमिन ने कहा--“इंग्लेंड में सारे लोग उद्योगी हें । वहां प्रत्येक 
व्यक्त कुछ-न-कुछ करता ही है। इंग्लेंड में हवा, भाप आदि का 
भी उपयोग कर लिया गया है। पवन-चक्कियां चलती हैं, भाष से 
यन्त्र चलते हें। इंग्लेंड में सब लोग श्रमजीवी हैँ। वहां मुझे एक ही 
जेंटलमन दिखाई दिया।” 
सबने एक साथ पूछा--“वह कौन ?” 
वेजमिन ने कहा---सूअर ! ये सूअर ही कुछ काम नहीं कर रहे 
थे। वे धू-धू करके पाखाना खाते हुए घूम रहे थे ।” 
श्रम न करने वाले को वेंजमिन सूअर कहता हैँ। देखिये, सभ्य 
मनुष्य को--जेंटलमैन को--बरंजमिन क्या उपाधि दे रहे हैं ? वैजमिन 
श्रम न करने वाले को सूअर कहता है; लेकिन हमारे देश में श्रमहीन 
व्यक्ति को देव समझा जाता हैं। इससे यह बात अच्छी तरह 
समझ में आ सकती है कि अमरीका वैभवशाली क्‍यों है ? और हिन्दु- 
स्वान दरिद्व क्यों हैँ ? 


भक्ति 


पूज्य किसान को हम धिक्कारते हें। हम हरिजनों-का बहिष्कार 
करते हैं और कर्हीन धमवानों की और धर्म के नाम पर सब लोगों 
को लटनेवानोों की, स्त्रियों के सतीत्व नष्ट करनेवालों की हम पूजा 
कर रहे हैं । भविष्य में भारतीय संस्कृति के उपासकों को यह पागल- 
पन, यह मूर्खता, यह दुष्टता दूर कर देनी चाहिए । मिट्टी में काम करके 
उसमें सन जानेवाले को सबसे अधिक मंगलकारी और पवित्र मानना 
सीखना चाहिए। हमें लगता हैं कि धूल में सना हुआ व्यक्ति 
अमंगल हैं; लेकिन उसका पेट साफ है। उसकी अन्‍्तःशुद्धि होती है । 
इसके विरुद्ध ऊपर-ऊपर धोत्री के धुले हुए कपड़े पहिननेवाला, शरीर 
पर प्रतिदिन साथुन छगानेवाला, वालों में कंधी करनेवाला बाहय 
स्वच्छता की मूति बना हुआ व्यक्ति ! लेकिन उसके पेट की तो जांच 
कीजिये । उसके पेट भें सारी गन्दगी हैं । उसे हमेशा वदहजमी और 
अजीर्ण रहेगा । उसे हमेशा दस्त की शिकायत रहेगी। उसे कब्जी का 
कप्ट रहेगा । पेट तो तभी साफ रहेगा न जब कि वह श्रम करेगा ! 
जरा आप सब लोग विचार कीजिए । भारतीय संस्कृति की आत्मा 
पहचानिए। गीता का अन्तरंग देखिए। घोड़े को खुर्रा करनेवारा 
और अपने पीताम्वर का तोबरा बनाकर उसमें घोड़ों को दाना खिलाने- 
वाले उस ग्रोपालूकृप्ण को अपनी आंखों के सामने छाइये और जीवन 
को सही दया में मोड़िये। आज की इस रोती हुई दुनिया को सुखी 
और समृद्ध बनाइए | भारतीय संस्कृति की उपासना करनेवाले लोग 


कभी दरिद्र और दास नहीं होंगे। सच्चे धर्म के पास श्री, वैभव 
व जय रहती ही है। 


न्दि 


१ 
ज्ञान 


यदि हमने अपनी रुचि के अनुकूल वर्ण के अनुसार समाज-सेवा 
का काम प्रारम्भ किया, उसमें हृदय की भक्ति उडेली और उसमें 
प्रेम उडेला तो केवल इतने से काम नहीं चलछता। जब्बतक उस काम 
में ज्ञान नहीं आता तवतक वह पूर्ण नहीं होता। कर्म में ज्ञान और 
भक्ति का समन्वय होना चाहिए। - 

ज्ञान दो प्रकार का है। एक आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा विज्ञान । 
ठीक कर्म करने के लिए इन दोनों हाथों की आवश्यकता होती है । 
आध्यात्मिक ज्ञान का ही अर्थ है अद्वत। सारी मानवजाति मेरी ही 
है, ये सब मेरे ही भाई हैं और इनकी सेवा करने के लिए ही मुझे 
विज्ञान की आवश्यकता है, इस प्रकार की दृष्टि ही ज्ञान-विज्ञानात्मक 
दृष्टि है । 

जबतक यह दृष्टि नहीं तबतक विज्ञान सुरक्षित नहीं हूँ। यदि 
विज्ञान के पीछे यह अद्वेत का तत्वज्ञान, यह एकत्व का तत्वज्ञान, 
यह प्रेम का तत्वजान न हो तो विज्ञान सारे संसार का नाश कर 
देगा। विज्ञान से संसार सुन्दर बनने के वजाय भयानक बन 
जायगा। 

टालस्टाय इसीलिए कहते थे कि पहले दूसरे शास्त्रों का 
अध्ययन बन्द करो । अभी पारस्परिक व्यवहार के ज्ञास्त्र का निइचय 
करो। यह समाजलश्ास्त्र सारे झास्त्रों में मुख्य हे। इसीलिए 
भारतीय संस्क्ृति अद्वेत शास्त्र को आगे रखकर प्रगति करना चाहती हैँ । 
इस सिद्धान्त की स्थापना पहले होनी चाहिए कि समाज में सबको 


ज्ञान ८३रे 


सुख मिले, सबको ज्ञान प्राप्त हो, सबको पेटभर भोजन और तनभर 
कपड़ा मिलना चाहिए, सबको विकास का अवसर मिले, कोई किसीको 
छोटा समझकर लज्जित न करे, बलवान कमजोर का शोषण न करे और 
दूसरों को गुलाम न बनाएं। जबतक एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ, 
« एक जाति का दूसरी जाति के साथ प्रेम का सम्बन्ध नहीं होता तबतक 
संसार में सच्ची शान्ति नहीं हो सकतो, सच्ची स्वतन्त्रता नहीं आ 
सकती । 

आज ससार में कौन स्वतन्त्र हँ ? कोई भी नहीं हैं। जबतक 
एक गुलाम है तबतक दूसरा स्वतन्त्र नहों हो सकता। 

हम शेर को पशुओं का राजा मानते है; लेकिन शेर वारवार पीछे 
देखता है । उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे खाने त्तों नहीं आ रहा 
है । वह शेर हाथी का खून पो चुका तो है लेकिन उसका मन ही उसको 
खाता है। कोई तुझे खाने आ जायगा, तेरा रक्त पीने आ जायगा। 

संसार-में यही अवस्था स्वृतन्त्र राष्ट्रों की है । चारों ओर भय का 
साम्राज्य हें। सब लोग बन्दृक के ऊपर हाथ रखकर सुख की रोटी 
खाना चाहते है । सब ओर भय, भीति व धोखा है । क्षणभर के लिए 
भी जीवन सुरक्षित नहीं हैं। कह नहीं सकते कि कब आग छूग जायगी। 

जबतक संसार में हिसा हैं, स्वार्थ हैँ तवतक संसार का यही रूप 
रहेगा । जबतक यह वृत्ति हँ कि मेरी रोटी पर घी होना चाहिए, 
मेरा मकान दुमजिला हो तबतक सब लोग भयभीत ही रहेंगे। हिंसा. 
डरपोक है, हिंसा को हमेशा यह डर लगा रहता हूँ कि कोई. हमारी 
हिला न करदे। संसार में प्रेम ही निर्भय रहता है । 

“आनन्द ब्रह्मणों विद्वान न विभेति कदाचन ।” ब्रह्म को प्राप्त 
वारनेवाला निर्मय रहता हैं। उसे अपने पराये की भावना नहों होती । 
वह सबके कल्याण की भावना से दौड़घूप करता हूँ । 

जवतक जद्वेत की दृष्टि प्राप्त नहीं होती, आत्मोपमता नहीं आती 
तबतक विन्नान व्यर्थ है । ज्ञानहीन विज्ञान के हाथ में समाज को सौंप 
देना मानो बन्दर के हाथ जली हुई लकड़ी दे देने जैसा ही है। अतः 
पहले सब लोग आपस में भाई-नाई बनो, सब एक ईइवर के बनो । न 


८ड भारतीय संस्कृति 


तो कोई आये है न कोई अनायें है, न कोई हिन्दू है न कोई मुसलमान, 
सब मानव हैं। इन मानवों को निरपवाद पूजा विज्ञानमय कर्मों से 
करना है । 

हिटलर ने जमेनी से यहुदियों को निकाल दिया। आयों से यहूदियों 
का सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। आये श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार का पागरूपन _ 
और जंगलीपन हिटलर दिखा रहा था; छेकिन यह आश्चर्य की बात है 
कि कुछ हिन्दू संगठनवाले हिंटलर के पदचिन्हों पर चलने की बात कह 
रहे हैं । यह भारतीय संस्क्ृति नहीं है। भारतीय संस्कृति संसार के सारे 
मानवों को पुकारेगी । भारत में “्रृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा:” “अमृत- 
रूपी देवताओं के पुत्रों, सुनो” ऋषि इस प्रकार की गजेना करेंगे। 
भारतीय संस्कृति यही करती आरही हैं और यही आगे करेगी । चाहे 
आये हों, चाहे अनाय॑ हों, चाहे काले हों, चाहे पीले हों, चाहे लाल हों, 
चाहे चपटी नाकवाले हों, चाहे मोटे ओठवाले हों, चाहे ऊंचे हों सब 
मानवों को अपने-अपने झंडे के नीचे लाने के लिए भारतीय संस्कृति खड़ी है। 

तात्कालिक विजयों से गव॑न्मित होकर और हिठलरी बातों का 
अनुकरण करके पञ्मु बन जाना उचित नहीं हैँ । हमारा उत्तरदायित्व 
बड़ा है । हम दिव्य मानवता के लिए जियें और मरें। प्रत्येक जाति में 
बड़े व्यक्ति पैदा हुए हैं । सारे मानव वंश में ऐसे नर-नारी रत्त पैदा 
हुए हैं जिनके ऊपर हमेशा मानव जाति को अभिमान हो। किसी को 
किसी के ऊपर हंसने की आवश्यकता नहीं है। 

मानव-ऐक्य की यह भव्य कल्पना भारतीय संस्कृति का प्राण हैं । 

किसी भी काम के करते समय यह दृष्टि होनी चाहिए । भक्ति जैसे 
अद्वत ज्ञान ही हूँ । जब हम समझने रूगते हे कि दूसरे हमारे जंसे ही 
हें--एक ही सत्‌ तत्व सबमें है तभी हमें दूसरों के प्रति प्रेम अनुभव 
होता हैं। वह मानों में ही हूं और इसीलिए मुझे उससे प्रेम करना 
चाहिए। में जो दूसरों पर प्रेम करता हूं वह मानो अपने ऊपर ही 
करता हूं । 

जब कर्म में यह आत्मोपमता आजाती है तब कर्म मन से होता 

। लेकिन उस कर्म को हितकर बनाने के लिए विज्ञान की भी आव- 


ज्ञान <५ 


श्यकता होनी है । विज्ञान का अर्थ है उन कामों को करने की जानकारी। 
केवल प्रेम होने से काम नहों चल सकता । मानिये कि में किसी रोगी 
की सुश्रूषा कर रहा हूं, उसके प्रति मेरे मन में प्रेम है उसके प्रति में 
अपनापन अनुभव करता हूं; लेकिन यदि मुझे इस विषय का ठीक ज्ञान 
न हो कि उसकी सुश्रूषा किस प्रकार करनी चाहिए, तो नुकसान होने 
की संभावना रहेगी। प्रेम के कारण जो नहीं देना चाहिए वही चीज 
में खाने के लिए दे दंगा, जो नहों करना चाहिए वही करूंगा, जो नहीं 
पिलाना चाहिए, वही पिला दूंगा। इस प्रकार मेरा प्रेम तारक होने के 
बजाय मारक हो जायगा। 

प्रेम अन्धचा नहीं होना चाहिए। तभी कम का परिणाम हितकारक 
होगा। आजकल विज्ञान कितना अधिक बढ़ गया है! सब कामों में 
उसकी आवश्यकता रहती है । स्टोव किस तरह जलाना चाहिए, पानी 
किस प्रकार साफ करना चाहिए, कोनसा पाऊडर डालना चाहिए, 
इलेक्ट्रिसिटी के पास किस तरह रहना चाहिए, टेलीफोन किस कार 
करना चाहिए, साइकल किस प्रकार दुरुस्त करनी चाहिए, इन्जेक्शन 
किस प्रकार लगाना चाहिए, कौनसी सब्जी अच्छी है, किस चीज में 
विटामिन्स है, किस तरह का व्यायाम अच्छा है, कौनसी शिक्षा पद्धति 
अच्छी हूं, प्रभावशाली भाषण किस प्रकार देना चाहिए, गांवों में किस 
प्रदार स्वास्थ्य-सुधार करना चाहिए, खाद किस प्रकार तंयार करनी 
चाहिए, बीज कितने अन्तर से बोना च,हिए, इस प्रकार एक-दो नहीं 
सैकड़ों प्रकार के ज्ञान की हमें प्रतिदिन के व्यवहार में आवश्यकता रहती 
हैं । अपने प्रतिदिन के काम सुन्दर, जल्दी और अच्छे करने के लिए हमें 
सब प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए । 

हम यह ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हे जबकि हमारे अन्दर प्रेम 
हो । यदि मेरे मन में अपने भाई के लिए प्रेम हुआ तो उसके लिए में 
जो दार्म करूंगा उसमें विज्ञान का उपयोग करूंगा। जब मेरे मन में 
स्कूल के विद्यार्थियों के प्रति प्रेम होगा तभी म॑ शिक्षा-श्ास्त्र का 
अध्ययन करूंगा, वाऊ मनोविज्ञान का अध्ययन करूंगा, मझे उस ज्ञान से 
घवराहट नहीं होगी। प्रेम में कभी आलूस्य होता ही नहीं 


<६ भारतीय संस्कति 


आज भारतीय संस्कृति में विज्ञान तो कंरीब-करोव अस्त हो चुका 
है। विज्ञान का दीपक वुझ गया है। विज्ञान-पूजा लुप्त हो गई है। 
यह विज्ञान का अखण्ड दीप किर से प्रज्वलित करना चाहिए । यदि 
कोई महापुरुष किसी विशेष क्षेत्र में अनुसंधान करता हैँ तो उसकी 
वह खोज सर्वसाधारण के प्रतिदिन के व्यवहार में आती है। 
भारत में ऐसे ही अनुमंधान-कर्ता उत्न्न होने चाहिए। संसार को 
सुन्दर वनानेवाले इस विज्ञान में कोई भी डर को बात नहीं हैं । 
लोग पश्चिम के निवासियों को भौतिक कहकर तुच्छ मानते हें और 
अपने को आध्यात्मिक वृत्ति का समझते हें; लेकिन आज तो हम न 
आध्यात्मिक है न भौतिक । केवल मुद्दे है । 

पश्चिम के निवासियों में भौतिक विज्ञान के पीछे अद्वेत की मानवता 
की कल्पना न होने के कारण वे संसार में हाहाकार फैलाने का 
आसुरी कर्म कर रहे हैं । यदि उनकी भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता 
का मेल हो जाय तो सब सुन्दर हो जाय। भारत में बहुत-से भेदभाव 
हैं। ऊंच-नीच का प्रसार हूं । मूह से अहंत का जप किया जाता हैं 
और हृति से दूसरे को ठुकराया जाता है। अध्यात्म केवल ग्रन्थों 
में हैं। आज भारतीय संस्कृति में से अध्यात्म लप्त हो गया है । 
आइये, हम उसको अपनी कृति में छाएं। सबको सुखी बनाने की 
इच्छा करें और इस इच्छा को मूर्न रूप देने के लिए विज्ञान का 
आश्रय लें । े 

पश्चिम के निवासियों में केवछ आध्यात्मिकता की कमी है| यहां 
तो ज्ञान-विज्ञान दोनों ही मर चुके हैं। क्‍या आयंश्ट्ट और भगवान 
बुद्ध की इस भरत भूमि में फिर से ज्ञान-विज्ञान का पोपण प्रारम्भ 
नहीं होगा ? क्‍या अध्यात्म विद्या व भीतिक विद्या का संगम नहीं 
होगा ? 

ईपोपनिपद्‌ म यही बात प्रमुखता से कही गईं हैं। ऋषि ने 
विद्या व अविद्या, संभूति व असंभूति का समन्वय करने की वात कही हैं : 

विद्यां च अविद्यां च यरतद्वेद उभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीत्दी दिद्ययाध्मृतमइनुते ॥ 


ज्ञान <८७ 


अविद्या का अथे हूँ भौतिक ज्ञान | इस भौतिक ज्ञान से हम मृत्यु 
को पार करते हैं; अर्थात इस मृत्यु लोक को पार करते हें । संसार 
के दुःख, रोग, संकट आदि का परिहार करते हैं। संसार-यात्रा 
सुखकर बनाते है। और विद्या से अमर तत्व मिलता हैँ और आध्या- 
ौत्मिक ज्ञान से “इस शरीर के अन्दर--इस आकार के अन्दर--एक ही 
चैतन्य है! इस बात को मालूम करके अमरता प्राप्त करते हैं । 

जो केवल विद्या या केवल अविद्या की उपासना करेगा वह पतित 
बनेगा । इतना ही नहीं उपनिपद्‌ तो यह कहते हैं कि केवल अविद्या 
की उपासना एकवार चल सकती हें; लेकिन केवल अध्यात्म में 
रमनेवाला तो घोर नरक में गिरता हँ। क्योंकि विज्ञान की उपासना 
करनेवाला संसार को--कम-से-कम अपने राष्ट्र को तो सुशोभित 
करेगा । लेकिन कमं-शून्य वेदान्ती सारे समाज को धू़ में मिलाता 
हैं। वह समाज में दंभ का निर्माण करता हैँ। यदि आध्यात्म या 
भौतिक शास्त्र में से किसी एक का ही आश्रय लेना हैं तो ईषोपनिपद्‌ 
कहता है कि भोतिक शास्त्र का आश्रय लो। केवल भौतिक शास्त्र 
वा आश्रय लेने से पतित हो जाओगे; लेकिन उतने पतित नहीं होओगे 
जितने केवल अध्यात्मवादी होने से होओगे । 

अन्ध॑ तमः प्रविश्यन्ति ये अविद्यायां रतः।॥ 
ततो भूय एवं तम प्रविश्यन्ति ये विद्यायां रतः ॥ 

कर्म करते हुए सौ वर्ष तक उत्साहपू्वेक जियो” इस प्रकार का 
महान संदेश देनेवाले ये उपनिषद्‌ यह बात कह रहे हँ। विज्ञान 
का मजाक उड़ाना और उसकी उपेक्षा करना भारतीय संस्कृति के 
उपासकों को शोभा नहीं देता। विज्नान तुच्छ नहीं है, विज्ञान महान 
वस्तु है। इस वात को अब हमें पहचान लेना चाहिए । 

गीता में ज्ञान-विज्ञान शब्द हमेशा साथ-साथ आते हैं। विज्ञान के 
विना ज्ञान निरुपययोगी है। और ज्ञान के घिना--अद्दैत के बिना 
विज्ञान भयंकर हैं । जब ज्ञान की नोव पर विज्ञान की इमारत खड़ी 
वी जायगी तभी कल्याण होगा। पश्चिम के लोग विज्ञान की 
इमारत वाहू पर खड़ी कर रहे है। इसीलिए उनकी यह इमारत छह 


८८ भारतीय संस्कृति 


जायगी और संस्कृति दव जायगी। विज्ञान की नींव अध्यात्म की नींव 
पर खड़ी करना ही भारतीय संस्कृति का भव्य कर्म हैं। यह महान 
कर्म भारत की राह देख रहा हैं। क्‍या भारत इस कर्म को नहीं 
उठायगा ? 

यह प्रयंच और परमार्थ का रमणीय सम्मेलन है। ज्ञान-विज्ञान के 
इस विवाह से मंगल-रूपी बालक का जन्म होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग 
उत्तर आयगा। 

महात्माजी यही कर रहे थे। महात्मा गांधी नहीं जानते थे कि 
भेद किसे कहते हूं । उनके रोम-रोम में अद्दैत समाया हुआ था | उन्हें 
सर्वेत्र भगवान दिखाई देता था; लेकिन इस भगवान की सेवा वे शास्त्रीय 
दृष्टि से करना चाहते थे। वे विज्ञान की आवश्यकता का अनूभव करते 
थे। चर्खे में सुधार करनेवाले के लिए उन्होंने एक लाख के पुरस्कार की 
घोषणा की थी। अर्थशास्त्र के ऊपर निवन्ध लिखनेवाले के लिए 
उन्होंने एक हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा की थी। वे सुधार 
चाहते थे। वे कल्याणकारी सुधार चाहते थे। वे खाने-पीने का प्रयोग 
करते थे । महात्माजी एक-दो नहींसेकड़ों प्रकार के विज्ञान का विचार कर 
रहे थे कि गुड़ अच्छा है या शक्कर, पालिश किये हुए चावलू अच्छे हूँ 
या बिना पालिश के, हाथ के कुटे हुए चावल शक्तिदायक हैं या मशीन 
से कुटे हुए, कौनसी सब्जी खानी चाहिए, नूनिया की सब्जी, नीम की 
पत्तियां आदि में कौन से विटामिन्स हैं, इमली का शरबत अच्छा है या 
वुरा, कच्ची चीज खाना अच्छा हैं या पका हुआ छाहद का 
उपयोग क्‍या हैं, मधु-संवर्धन विद्या किस प्रकार प्रगति करेगी। बीमारी 
में वे पानी, मिट्टी, प्रकाश आदि के प्राकृतिक उपचार का वे उपयोग 
करना चाहते थे; क्‍योंकि यह उपाय सस्ता और सुरूभ है। अपने 
भाइयों का जीवन सुन्दर बनाने के लिए महात्माजी ने कितनी परेशानी, 
कितनी खटपट, कितने प्रयोग और कितने कष्ट उठाये थे ! 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे बुद्धि का दीपक लेकर जाते थे, वे विज्ञान 
लेकर जाते थे। संसार को--सारी जनता को--सौंदर्य-समृद्धि 
देनेवाले विज्ञान की उन्हें आवश्यकता थी। ज्ञान-विज्ञान की उपासना 


संघम ८९ 


करनेवाले और उसमें भक्ति का प्रेम उतारनेदाले महात्माजी मानो 
भारतीय संस्कृति की ही मूति थे। भारतीय संस्कृति मानों ज्ञानयुक्त, 
विज्ञानयुवत॒ व भक्तियुत्रत किये हुए शुद्ध कर्म ही है । महात्माजी जेसे 
व्यक्ति से ही सीखना चाहिए कि ऐसे कर्म किस प्रकार करने चाहिएं। 
मुझे ऐसा लगता हैं मानो महात्माजी के रूपमें भारतीय सस्क्ृति की 
आत्मा ने ही अवतार ग्रहण किया था । 

इस प्रकार यह भारतीय संध्क्ृृति पूर्ण है। वह किसी एक बात को. 
महत्व नहीं दे सकती । वह मेल पैदा करनेवाली है । वह शरीर और 
आत्मा दोनों को पहिचानती हैं । शरीर के लिए विज्ञान और आत्मा के 
लिए ज्ञान। शरीर से सुशोभित आत्मा को, विज्ञान से सुशोभित 
अध्यात्म व अध्यात्म से सजे हुए विज्ञान की जरूरत है । जब भारतीय 
जनता इस दिव्य सूत्र को पहचानेगी तव वह दिन सुदिन होगा । 


$ 6 १४ 
सयस 
यह ठोक हैँ कि ज्ञान-विज्ञान पूर्वक्र, पूरे हार्दिक प्रेम से और 
अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। लेकिन यह कहना सरल है । 
हमेशा ऐसे कर्म करते रहने के लिए काफी साधना की आवश्यकता 
होती हू । अपने जीवन में संयम करने की आवश्यकता रहती है; 
क्योंकि बिना संयम के उत्कृष्ट कर्म नहीं किये जा सकते । 
यदि यह कह दिया जाय कि संयम भारतीय संस्कृति की आत्मा 
हैँ तो कोई अनिशयोवित नहीं होगी। भारतीय संस्कृति का आधार 
ही संयम हें। हम शंकर के मन्दिर में जाते हे; लेकिन वहां पहले 
वाहर कछुए की मूर्ति होती हैँ। इस कछुए के दशंन किये बिना 
गंकरजी के पास, मृत्यूंजय के पास नहीं जा सकते। और कछुए का 
मतलूव क्या है। कछुए का मतलव हूँ संयम की मूति। एक क्षण में 


हे 


ही कछुआ अपना सारा शरीर बन्दर छिपा लेता है और क्षण भर में 


९० भारतीय संस्कृति 


वाहर निकाल लेता हैं। जब उसके विक्रास का अवसर होता है, तब 
वह॒अपने सारे अवयव वाहर निकाल लेता है। और जब बोखे की 
संभावना होती है तव सारे अंग अन्दर ले जाता है। इन गुणोंवाला 
यह कछुआ भारतीय संस्कृति में गुरु माना गया है। यदि गुरु के पास 
जाना है तो कछुए की तरह वनकर जाओ | कछुए की भांति अपनी 
इन्द्रियों के स्वामी बनो । जब इच्छा हो तब इन्द्रियों को स्वतन्त्र करते 
भी आना चाहिए। जो संसार का स्वामी बनना चाहता है उसे पहले 
अपना स्वामी वनना चाहिए। जिसे ईश्वर को अपना बना लेना है उसे 
पहले अपना मन काबव में करना चाहिए 

शंकरजी की मरति की कल्पना कीजिए । उनके तीसरा नेत्र हैं 
यह नेत्र दोनों आंखों के बीच में है और इस नेत्र का काम प्रहरी का 
हैं। आंख, कान; जीभ सारी इन्द्रियों पर इस नेत्र की दृष्टि रहती 
हैं। इसी तीसरे नेत्र ग्नि हैं। हमारे जीवन के विकास में जो 
विरोधी हूँ उन सवको भस्म कर देने की शविति इस नेत्र में है। जबतक 
यह तीसरा नेत्र खुला नहीं रखा जाता जीवन में सफलता नहीं मिल 
सकती । 

हमारी आंखे जहां चाहे वहां न चली जांय, कान जो चाहें वह 
सुनने न लगें, जवान चाहे जो बोलने न लगे, खाने न छगें, हाथ 
चाहें जो करने न लगें और पैर जिधर चाहे उधर जाने न हछगें। 
अपनी ध्येयानुकूल बातों की ओर ही हमारी इंद्रियों को जाना चाहिए। 
इनमें इन्द्रिय-रूपी बेलों को हमारे जीवन-रथ को गड्ढे में न गिराते 
हुए लक्ष्य की ओर ही ले जाना चाहिए। 

ज्ञानेश्वरी में योग का वर्णन करते हुए एक अत्यन्त सुन्दर ओवी 
'लिखी हुई है: 

युवताहारविहारस्य, युक्‍तचेष्टस्य कर्मंसु । 
युवतस्वप्नाववोधस्यथ योगो भवति दुःखहा ॥ 

गीता में जो यह श्लोक है उसीके ऊपर यह ओवी है। जिसे कर्म- 
योग की साधना करना हैं उसके लिए यह संयम योग साधना भी 
आवश्यक है । 


संयम ९१ 


नियमों का पारून करो, अगर बनना चाहते हो योगी। 

योगी का अर्थ है कमंयोगी | सतत कम में मस्त हो जाना । हाथों 
से लगातार सेवा करते रहना। इसके लिए बया करना चाहिए ? 

सब बातें नापतोल से करनी चाहिए। तोलकर खाना चाहिए, 
ततोलकर पीना चाहिए, तोलकर बोलना चाहिए, तोलकर चलना 
और तोलकर नोंद लेनी चाहिए | इन्द्रियों को सब चीजें देनी चाहिए; 
लेकिन नाप-तोल से प्रमाण के साथ । ऐसा करते रहने से जीवन में 
प्रसन्नता रहेगी । यह बात केवल काल्पनिक नहीं है। यह तो अनूभव- 
सिद्ध है । 

मान लीजिये, हमने ज्यादा खा लिया । अगर पकौड़ी खानी है तो 
मन में आया उतना खा गये। वासुंदी हुई तो पी गये खूब | तो 
परिणाम क्या होगा ? आलस्य आयगा । अधिक खाया कि अधिक 
लेटने की इच्छा होगी और इतने से ही बस नहीं होगा। बदहजमी 
होगी, अजीर्ण होगा, पेट-दर्द करने लगेगा और शायद बीमार भी पड़ना 
पड़ेगा । थोड़ी देर जबान का सुख अनुभव किया; लेकिन आगे तो दस 
दिनों तक अन्न की रुचि ही नहीं रहेगी। इन आगामी दस दिनों में 
कोई काम भी नहीं किया जा सकेगा । 

रात को गाना हुआ | सुनते रहे दो बजे तक । तो नींद पूरी नहीं 
हुई । जब नींद पूरी नहीं होगी तो पाचन भी अच्छा नहीं होगा । दूसरे 
दिन काम भी अच्छा नहीं होगा | काम करते आंखें बन्द होने लगेंगी । 
इस प्रकार कर्म में सफलता नहीं मिलेगी। 

जिनके जीवन का कोई लछक्ष है, जिनका जीवन सेवा के लिए हूँ 
उनको सारे काम प्रमाण से करने चाहिए। प्रमाण में ही सारी 
सुन्दरता हूँ, प्रमाण में ही शोभा हूँ। संयम में सौन्दर्य है। वहुत 
से अविवेकी लोग संयम का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हें कि 'हम 
ये बनन्‍्धन नहीं चाहते'; लेकिन जो वन्चन अपने आप अपने ऊपर लगाया 
जाता हैँ वह वन्धन नहीं है । अपनी इच्छा का गृलाम होना कोई 
स्वतन्त्रता नहीं हूँ। स्वतन्त्रता का अर्थ स्वेच्छाचार नहीं है। 
स्वतन्वता का अर्थ हैँ विकास और संयम के विना विकास नहीं होता। 


९२ भारतीय संस्कृति 


सारी दुनिया को देखिए। आपको सर्वेत्र संयम ही दिखाई देगा 
वक्ष को ही लीजिये । यह वृक्ष जड़ों से बंधा हुआ है। यदि 
वृक्ष कहे कि में पृथ्वी के साथ ऐसे क्‍यों वांधा जाऊं ? मुझे आकाश 
में उड़ने दो। मेरी जड़ तोड़ दो। तो वह मर जायगा। यदि वृक्ष की 
जड़ें तोड़ दी जांय तो क्‍या वह जिन्दा रह सकेगा ? वृक्ष जड़ों से बंधा 
हुआ है। इसी कारण वह ऊंचा होता जाता हैं। इसी कारण उसमें 
फल-फूल आते हैं। उसकी सम्पत्ति का रहस्य उस दुढ़ संयम में ही है। 

सित्तार को लीजिये। सितार में तार होते हें। अकेले उन तारों 
को ही जमीन पर रखिये | उनपर उ गली फिराइये । उनसे कोई ध्वनि 
नहीं मिकलेगी; लेकिन उन्हीं तारों को सितार की खूंटी से बांधिये | अब 
तो उन बन्धनों में जकड़े हुए तारों में से मस्त बना देनेवाला संगीत 
निकलने लगेगा। वे जड़ तार चैतन्य वन जाते हँँ। उनमें से अपार 
माधुय्य झरने लगता हुँ। संयम में संगीत प्रकट होता है! 

नदी को देखिये । यदि पहाड़ों का पानी दसों दिशा में बहने लगे 
तो उससे प्रवाह नहीं बन सकता; लेकिन यदि वह पानी किसी एक 
खास दिशा में बहने लगे तो उससे प्रवाह प्रकट हो जाता है। प्रवाह 
को भी कितारों का वन्धन होता है । नदी दो किनारों से बंधी हुई है । 
उन दोनों किनारों में से वह बहती हैँ । यदि वह कहने लगे कि मुझे 
किनारों के इस बन्चन की आवश्यकता नहीं हैं तो क्या होगा ? पानी 
इधर-उधर फैल जायगा और चार दिन में सूख जायगा। नदी को वन्धन 
है इसीलिए उसमें गति हूँ, गहराई है ओर गंभीरता है । उसे बन्धन हैं 
इसी कारण वह आगे-आगे बहती जाती है और महासागर से मिलती 
है। उसे वन्धन हैं इसो कारण तो वह हजारों एकड़ जमोौन को उपजाऊ 
बनाती है, उसे सदेव गीलापन रखती है। वन्चन के कारण नदी को 
अमरता प्राप्त हो गई है। संयम के कारण ही नदी समुद्र में मिल सकती है। 

भाष को देखिये । यदि भाष वन्चन में न हो तो उसमें शक्ति न 
रहे। अपनी इच्छा से इधर-उधर जानेवाली भाप कमजोर हुँ। प्रचण्ड 
नली में बन्द की हुई भाष प्रचण्ड यन्त्र चलाती है, बड़ी-वड़ी रेलगाड़ियां 
चलाती है 


संयम ९्रे 


संयम को तुच्छ मत समझिये । वह आपके विकास के लिए हैं। 
वह समाज के हित के लिए है । यदि हम संयम का पालन न करें तो 
हमारे काम ठीक तरह से नहीं होंगे । यदि काम ठीक तरह नहीं होंगे 
तो समाज का नुक्सान होगा । हम केवल अपने खुद के लिए ही नहीं 
हैं। यह बात हमको मालूम होनी चाहिए कि हम समाज के लिए हूँ। 
हमारा यह देह, हमारा यह जीवन समाज के लिए हूँ । सारी सृष्टि 
हमारा पोषण कर रही है। सूर्य प्रकाश देता है, बादल पानी देता है, 
वृक्ष फल-फूल देते है, किसान अनाण देता है, बुनकर वस्त्र देता है, स्कूल 
शिक्षा देता हैं । हम इस सारी सजीव-निर्जीव सुष्टि के आभारी हैं । 
अत: अपना जीवन उनकी सेवा में अर्पप करना हमारा काम है। यह 
जीवन जिसका है उसीको सेवा के द्वारा अपंण करना है । 

इसलिए इस जीवन में घृन नहीं .छगने देना चाहिए। भगवान की 
पूजा के लिए बिना सूंधे हुए फूल ले जाने चाहिएं। वे न कुम्हलाये हुए 
हों, न कीड़े खाये हुए हों । रसमय और गन्धमय स्वच्छ एव्नं सुन्दर फूल 
ले जाना चाहिए | हमारे इस जीवन-पुष्प को भी समाजरूपी भगवान 
को अपंण करना हे । यदि जीवन को रसमय और गन्धमय बनाना है 
तो संयम की अत्यन्त आवश्यकता है । 

इन्द्रियों को उत्तरोत्तर उदात्त आनन्द प्राप्त करने की आदत डालनी 
चाहिए। खाने-पीने का आनन्द तो पद्-पक्षी भी उठाते हैं | मनप्य केवल 
खाने-पीने के लिए ही नहीं हैें। उसे भोजन अवश्य चाहिए; लेकिन वह 
किसी ध्येय के लिए। खाना-पीना गौर सोना पूर्णता के ध्येय के साधन 
बनने चाहिए । 

न्यायमूति रानड़े की एक वात बताई जा रही है। उन्हें कलरूमी 
आम पसन्द थे। एक वार आमों की टोकरी आई। रमाबाई ने आम 
काटकर न्यायमूर्ति के सामने तश्तरी में रखे । न्यायमूर्ति ने उसमें से एक- 
दो फांकें खाई | कुछ देर के वाद जब रमाबाई ने आकर देखा तो आम 
की फांक उसमें रखी हुई थीं। उन्हें अच्छा नहीं लगा । वे बोलों--आपको 
आम पसन्द हैं। इसलिए में इन्हें काटकर लाई। फिर खाते क्‍यों नहीं ? ” 


च्यायमूति ने कहा-- जम अच्छे छऊगते हैं, क्या इसका यह मतलब 


'भारतीय संस्कृति 


है कि आम ही खाता. #हँ। एक फांक खाली । जीवन में दूसरे आनन्द 
भी हैं | - 

खाने-पीने की चर्चा करने में हमारा कितना समय चला जाता है। 
मानो हम जवान के गुलाम होगये हें। लेकिन हमें जानना चाहिए कि 
मिठास किसी वस्तु में नहीं, हमारे अन्दर है। हम अपनी मिठास उस वस्तु 
में डालते हैं और उस वस्तु को मीठी कहकर खाते हैं | सारी मधुरता 
हमारे अन्तरंग में हैं। जिसे वह मिठास प्राप्त होगई है उसे कुछ भी 
दीजिये सबकुछ मीठा-ही-मीठा मालूम होगा । 

संसार के सारे महापुरुष संयमी थे। उनका भोजन सादा होता था। 
पैगम्बर मुहम्मद साहब सादी रोटी खाते और पानी पी छेते थे। लेनिन 
का आहार अत्यन्त सादा था। महात्मा गांधी भोजन में पांच वस्तुओं से 
अधिक वस्तु नहीं खाते थे । यदि महात्माजी का आहार-विहार इस 
प्रकार नियमित न होता तो वे इतना महान कार्ये न कर सके होते। 
देशबन्धुदास की पत्नी वासन्तीदेवी उनकी बहुत चिन्ता रखती थी। वे 
देशबन्धू के भोजन का काफी खयाल रखतो थीं । 

लेकिन इस आहार-विहार के अलावा भी दूसरा संयम हैं । यदि 
समाज में आनन्द फैलाना हैँ तो इस उदात्त संयम का महत्व जितना 
बताया जाय उतना कम है। हमारे भारतवपं में प्राचीन कारू से संयुक्त 
कुटुम्ब-प्रणाली बिना संयम के चल हो नहीं सकती । यदि संयम न हो तो 
दस आदमियों के मुंह दस दिशाओं में हो जायंगे । यदि कुटुम्ब का प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी इच्छा को ही प्रधानता देने लूगे तो सब लोगों की कैसे पट 
सकेगी ? मनोमालिन्य बढ़ने लगेगा और झगड़ों का सूत्रपात होने 
लगेगा । | 

संयुक्त कुटुम्ब-अणाली में मुखिया पर बहुत जिम्मेदारी होती. है । 
उससे सवकी मरजी रखनी पड़ती है। इसके लिए उसे बहुत त्याग करना 
पड़ता है। वह मुखिया अपने बच्चों के लिए अधिक गहने नहीं बनव्ायेंगा। 
अपनी पत्नी के लिए सबसे पहले अच्छी साड़ियां नहीं खरीदेगा। अपने 
छोटे भाइयों के बच्चे और उनकी बहुओं का खयाल वह पहले रखेगा । 

वह उनके लिए पहले कपड़े गहने आदि लायगा। ऐसा करने से ही 


संयम रस्प्‌ 


उसके शब्दों का मान रहेगा । तभी कुटुम्व के सबछोंगों के मन्त में उसके 
लिए अपनेपन और आदर की भावना रहेगी। त्यागे से इसी प्रकार वेभव 
मिलता हैं । 
संध्या के समय एक मन्त्र बोलते हें। उसका एक चरण निम्न- 
लिखित हैं-- 
गसर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ।” 
अब किसी का विरोध नहीं है। अब मुझे अपना ब्रह्मकर्म प्रारंभ 
करने दो। 'सबके साथ अविरोध'। ये झब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 
पहले ब्रह्मचर्य कैसा ? पहले स्तान-संध्या कैसे ? देवदर्शन कैसा ? 
जप-तप कंसे ? पहले समाज में एकता का तिर्माण कीजिये, स्नेह का 
निर्माण कीजिये । मानव-जाति में से विरोध दूर कीजिये। कलह मिटा 
दीजिये । द्रेष-मत्सर आदि का अन्त कर दीजिये और फिर अपने ब्रह्म- 
कर्म को प्रारंभ कीजिये । 
इस अविरोध का निर्माण किस प्रकार हो सकेगा ? यदि प्रत्येक 
व्यक्ति संयम के द्वारा अपनी वासना-इच्छा आदि पर जरा लगाम 
लगाये तो अविरोध का निर्माण होना सुलभ होगा । यदि हारमोतियम 
का प्रत्येक स्वर जैसा चाहे वेसा चिल्लाने लगे तो संगीत किस प्रकार 
निकाल सकेगा ? उन स्वरों को अपनी इच्छा संयतत बनानी पड़ेगी। 
इसी प्रकार यदि मानव-जाति जीवन में ईमानदारी के साथ 
संगीत-निर्माण करना चाहे तो उसे अपने स्वरों पर संयम रखना 
चाहिए । 
जाज भारतीय जीवन में संगीत नहीं है, प्रान्त-प्रान्त में लड़ाई है । 
. मतभेद हो सकते है; लेकिन जब मतभेद में से मत्सर का भूत खड़ा हो 
जाता है तव डर लगता हैँ । भारत संयकत कुटम्ब-प्रणाली का एक 
प्रयोग है। भारत एक राष्ट्र हें। पूर्वजों ने कभी भारत के टुकड़ों की 
वाल्पना नहीं को । उन्होंने हमेशा अपनी आंखों के सामने भारतीय ऐक्य 
की नव्य कल्पना रखी थी । हम स्तान करते समय केवल महाराष्ट्र 
की नदियों का ही स्मरण नहों करते. वल्कि सारे भरतखण्ड की नदियों 


का स्मरण करते हूँ। हम कहते हें--हर गंगे यमुन नरमंदे ताप्ती 


रद्द भारतीय संस्कृति 


कृष्णे गोदावरी कावेरी । कलश की पूजा करते हुए उस कलश में 
हम सारा हिन्दुस्तान देखते हें : 
गंगे च यमुने चेंच, ग्रोदावरी सरस्वती। 
नमंदे सिन्‍्धु कावेरी जले5स्मिन्‌ सन्निधि कुरु॥ 

इस प्रकार की प्रमुख नदियों का हम स्मरण करते हेँ। अयोध्या, 
मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवंतिका, पुरी द्वारावती इन पवित्र 
'पुरियों को हमने भारत की चारों दिशाओं में रखा है । 

#“दु्ेभ॑। भारते जन्म 

यह दात ऋषि ने बड़े गव॑ के साथ कही है। पूव॑जों की आंखों के 
सामने अंग, वंग, कलिग न थे। गुजर, विदर्भ, महाराष्ट्र न थे। उनकी 
आंखों के सामने भारत था। 

इस विद्याल भारत में अनेक प्रान्त हैं। जिस प्रकार बड़े कुट॒म्ब में 
बहुद से भाई हैं। इन भाइयों को एक दूसरे के साथ संयमपूवेक व्यवहार 
करना चाहिए | यदि एक ही कुटुम्ब में रहना है तो अपनी ढफली 
अपना राग अलापने से काम नहीं चल सकेगा । अपना-अपना स्वर ऊंचा 
करने से काम नहीं होगा । यूरोप में वहुत-से छोटे-छोटे देश हैं और वे 
आपस में मार-काट करते हैं । यदि बैसी ही बातें भारत में न करनी है 
तो भारत को सावधान हो जाना चाहिए और संयुक्‍त कुटुम्ब में एक 
को दूसरे की सुख-सुविधा का खयाल पहले रखना चाहिए। 'पहले मेरा 
नहीं, पहले तेरा ? जिस प्रकार हमें यह अपने कुटुम्ब में करना पड़ता 
है वैसा ही हमें भारतीय कुदुम्व में करना पड़ेगा। महा राष्ट्रियों को 
गुजरातियों को कहना चाहिए “धन्य गुजरात, महात्माजी को जन्म देचे- 
वाला गुजरात धन्य है ।” गृजरात को महाराप्ट्र को कहना चाहिए 
“धन्य महाराष्ट्र, छोकमान्य को जन्म देनेवालछा, छत्रपति शिवाजी को 
जन्म देनेवाला बहादुरों का महाराप्ट्र धन्य हैं ।” बंगारू को कहना 
चाहिए-- है वंगदेश, तू धन्य है । जगदीशचन्द्र, प्रफुल्लचन्द्र, रवीन्द्र 
को जन्म देनेवाला, देशवन्धु, भुभाषाबाबू्‌ को जन्म देनेवाला, श्रीरामकृष्ण 
व विवेकानन्द को प्रसव करनेवाला, वलिदान देनेवाला, सैकड़ों सत्पुत्रों 
से नुश्ोभित होनेवाला, तू धन्य है।” पंजाब को कहना चाहिए--“हे 


संपस 
पंजाब, तू दयानन्द को कम्म-भूमि है, रामतीर्थ की जन्ममूमि हैं, 
श्रद्धानन्द, भगतसिह, लालाजी की तू माता हूँ । तू महान है) 
'सीमाप्रान्त को कहना चाहिए--“२५ लाख की जनसंख्या में से १६ 
हजार सत्याग्रही देनेवाले प्रान्त, तू धन्य है । भगवान्‌ के सेनिक 
देनेवाले प्रान्त ! त्‌ भारत की शोभा शौर आशा हू ।” भारत में इस 
प्रकार का दृश्य दिखाई देता चाहिए कि वे इस तरह एक-दूसरे की 
मुक्तकण्ठ से स्तुति कर रहे हैँ, एक-दूसरे पर गर्व करते हें, एक-दूसरे 
पे प्रकाश ग्रहण करते हैं, एक-दूसरे से स्फूर्ति प्राप्त करते हें और एक- 
दूसरे का हाथ श्रपने हाथ में लेते हें; लेकिन इसके लिए बडे दिल की 
जरूरत है । इसके लिए संयम की जरूरत है। भ्रपना अहंकार दूर रखना 
चाहिए । 
जो दूसरे के सुख-दुःख का विचार करने लगता है उसके लिए संयम 
रखना सरल हो जाता है । “यदि मेंने ऐसा किया तो दूसरे पर इसका 
वया शभ्रसर होगा, यदि में इस प्रकार बोला तो इसका क्‍या परिणाम 
होगा, ऐसा लिखने से व्यर्थ ही मन तो न दुखेगा, यदि में पर बचाकर चला 
तो उससे किसी की नींद में बाघा तो न झ्रायगी, यदि रात के समय जोर- 
जोर से बात करते हुए या गाना-गाते हुए चला तो उससे किसी को कष्ट 
तो न होगा, सभा में यदि हम श्रापस में बातचीत करने लग गये तो उससे 
दूसरे भाषण सुननेवालों को बाधा तो नहीं होगी ?” इस प्रकार एक-दो 
नहीं सब छोटी-से-छोटी वातों पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। लेकिन 
हमारे देश में तो यह भ्रादत हो नहीं हैं | दूसरों का विचार क्षण भर के 
लिए भी हमारे मन में नहीं श्राता । कारण है सहानुभूति की कमी । 
जहां सहानुभूति नहीं हूँ वहां संयम नहीं हैं । है 
हम लोगों में यह भावना ही नहीं रही है कि हमारे काम से दसरे 
] बाष्ट होगा। मानो हम अकेले ही जीवित हैं । हमारे प्रास-पास कोई 
नहीं हैं। इसी भावना से हम सारा व्यवहार करते हैं । पश्चिमी 
देशों में यह बात नहीं हैं । उन देशों में सार्वजनिक जीवन 
प्रधिक संयम हैँ । बे । रास्ते में व्यर्थ हल्ला नहीं करते । ऐसी कोई 
बात नहीं करते जिससे दूसरों को कष्ट हो। सर्वत्र आपको व्यवस्थितता 


ह्द भारतीय संस्कृति 


दिखाई देगी । बिना संयम के व्यवस्थितपन नहीं ञ्रा सकता । जहां संयम 
नहीं है वहां एकदम श्रव्यवस्था होगी । अपनी सभा को देखिये, अपने 
जलूस देखिये, स्टेशन पर टिकट की जगह देखिये, हर जगह आपको 
संयमहीन जीवन दिखाई देगा | श्लौर यदि कोई संयम की बात करता है 
तो उसकी मजाक उड़ाई जाती हैँ । यदि कोई कहता है कि जरा 
घोरे वोलिये, तो उसे चट से जवाब दिया जाता है कि चुप रहिये। 
बड़े सभ्य आये ! 

हम कोई हाव्द एकदम बोल देते हैं और उससे हमेशा के लिए 
दिल फट जाते हूँ । हम अपना कोई मत बिता सोचे-समभे प्रकट करते 
हैं श्रोर हमेशा के लिए वर पैदा हो जाता है । एक बार टूटे हुए मनों 
को जोड़ना कठिन हो जाता है । “टूटा मोती फूटा मन, जोड़ न सकता 
स्वयं विधाता ।' संसार में जोड़ना कठिन है, तोड़ना सरल हुँ । वृक्षों का 
पोपरा करना कठिन है; लेकिन उसे एक ही क्षण में तोड़ा जा सकता है । 
घर बनाना कठिन है उसे गिरा देना सरल है। हमें जीवन जोड़ने हैं । 
वे समय से हो जोड़े जा सकते हैं । हम भेंसे को छोटा मानते हैं, क्योंकि 
वह्‌ संयमी नहीं है । वह हमेशा मारने के लिए सींग उठाता रहता हे, 
हमेशा आंखें दिखाता है । हम उन्हीं पशुओं की कीमत करते हैं जो संयमी 
हैं, जो लगाम लगवाते हैं, गाड़ी में अच्छी तरह चलते हैं, हल ठीक तरह 
चलाते हैँ । जो घोड़ा लगाम नहों लगवाता उसे कौन अपने पास रखेगा ? 
उसके लिए कौन पैसे खर्च करेगा ? पशुओ्रों को चमड़े की लगाम लगाई जाती 
है; लेकिन मनुष्यों को इस प्रकार की लगाम लगाने की जरूरत नहीं है । 
बुद्धि ही मनुष्य को लगाम है। मनुष्य विचार करके व्यवहार करता है । 
जो विचारपूर्वक व्यवहार नहीं करता वह मनुष्य नहीं हूँ । संयमी होना 
मनुष्यत्व का पहला चिह्न हैं; लेकिन यह चिह्न हमें कितने लोगों के पास 
दिखाई देगा ? संसार में श्राज लोग शेर और सियार की तरह व्यवहार 
करते हूँ । वे एक-दूसरे को खाने के लिए दोड़ते हैं । अपने को उच्च 
समभकर दूसरों को तुच्छ मानते हैँ । सर्वत्र संयम का पूरा अभाव दिखाई 
दे रहा है । 

दो पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेण्ट की जरूरत होती है । जब 


कर्म-फल-त्याग ६& 


संयम का सीमेण्ट लगाया जायगा तभी जीवन जोड़े जा सकेंगे । एक 
प्रान्त दूसरे प्रान्त से और एक राष्ट्र दुसरे राष्ट्र से जोड़े जा सकेंगे । 
लेकिन यदि अहंकार रहा तो यह नहीं हो सकेगा । किसी प्रान्त 
का भूतकाल उज्ज्वल होता हैँ; लेकिन यदि उस उज्ज्वल भूतकाल के बल 
पर हम कदम-कदम पर दूसरों को तुच्छ समभने लगे तो उससे क्या 
लाभ ? ऐसे समय यही अच्छा लगता है कि यदि भृतकाल अच्छा न 
होता तो ही श्रच्छा होता । जिस इतिहास से हम घमण्डी बनते हें, 
हमें लगता हैँ कि हम ही अच्छे हें और सब मूर्ख हें, तो उस इतिहास का 
ने होना ही हमें पसन्द करना पड़ेगा। हमें भूतकाल के इतिहास से 
स्फूर्ति मिलनी चाहिए; लेकिन वह पड़ोसी भाई को चिढ़ाने के लिए 
न हो । राष्ट्र को यह बात अपने खयाल में रखनी चाहिए। 

संयम का श्रर्थ शरणता नहीं हें | रंयम का अर्थ वावलापन नहीं 
हैं | संयम का श्रर्थ हे शक्ति । वह जीवन के विकास के लिए हैं। वह 
उत्कृष्ट कम करने के लिए हैँ । वह अपने हाथों श्रपार सेवा करते के 


लिए हूँ | वह समाज में झ्रधिक झ्ानन्द, अधिक संगीत लाने के लिए हैँ । 
सयम सावंभौम वस्तु हे । 


३९6: ६ 
कसे-फल-त्याग 


गीता ने-कर्म-फल-त्याग सिखाया हैँ । श्रपनी रुचि का सेवा-कार्य 
हमें ज्ञान-विज्ञानपूर्वक निष्ठा से, मन से तथा अपने वर्ण के अनुसार करना 
चाहिए । उस कर्म को उत्कृष्टता के साथ पूरा करने के लिए जीवन को 
संयत करना चाहिए । भाहार-विहार नियमित बनाना चाहिए । शरीर 
धोर मन प्रसन्‍न व नीोरोगी रखना चाहिए। इस प्रकार जीवन की 
सार्थकता का लाभ लेना चाहिए । स्ेवा-कर्म करते-करते, उसे उत्तरात्तर 
प्रधिदा तन्‍्मयठा के साथ करते-करते एक दिन सारी सृप्टि के साथ स्नेह 
जोटना हैं, मनको भेदातीत बनाकर केवल चिन्मय साज्नाज्य में ही 


१०० भारतोय संस्कृति 


रमना है। 

लेकिन इस सबको साधने के लिए एक और चीज की जरूरत है, 
एक झौर दृष्टि की श्रावश्यकता है । वह दृष्टि हैं फल की आशा 
नहीं रखना । कर्म में इतने तल्‍्लीन हो जाना चाहिए कि फल का 
विचार करने का समय ही न मिले । जीवन कमेमय ही हो जाय । जवा- 
बाई कहती थीं--'प्रभु ही खाता प्रभु ही पीना” । प्रभु से यहां मतलब 
है प्रपने ध्येय से, अपने सेवा-कर्म से | इस सेवा-कर्मे को ही खाना है, 
सेवा-कर्म को ही पीना है । इसका मतलब यह है कि खाते हुए भी हमें 
कर्म का विचार हो भीर पीते हुए भी कर्म का विचार हो । सोते हुएभी 
कर्म का चिन्तन हो । गांधीजी ने पहले एक बार कहा था कि मुझे हरि- 
जनों की सेवा के ही स्वप्न दिखाई देते हें | ऐसा दिखाई देता है कि मन्दिर 
खुल रहे हैं । स्वामी रामतीर्थ को स्वप्न में कठिन प्रइनों के हल दिखाई 
देते थे +श्र॒जुन के बारे में भी ऐसी ही बात कही जाती है। श्रीक्षष्ण 
का अर्जुन पर अधिक प्रेम देखकर उद्धव उससे ईर्ष्या रखता था | यह 
बात श्रीकृष्ण के ध्यान में श्राई । श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा-- 
“उद्धव, जाओ श्रौर यह देख आझो कि इस समय प्रर्जुन क्या कर रहा 
हैं ।” उद्धव चले । श्रर्जुन श्रपने कमरे में महरी सींद में सोया था; 
लेकिन वहां कृष्ण-कृष्ण' की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी | वह ध्वनि 
कहाँ से भ्राती है, इसकी खोज उद्धव करने लगा। वह श्रर्जून के पास गया 
उसे क्या दिखाई दिया ? अर्जुन के रोम-रोम से 'कृष्ण-कृष्णा की ध्वनि 
निकल रही थी । श्रर्जुन का जीवन कृष्ण के प्रेम से श्रोत-प्रोत था । 
नानक ने कहा है --हे ईश्वर, आपका स्मरण दृवासोच्छवास के साथ- 
साथ होने दो । भगवान्‌ के स्मरण के विना जीवन असह्य होने दो । 
उनका स्मरण ही मानो जीवन हूँ । उनका विस्मरण मानो मृत्यु ॥ उनका 
स्मरण मानो सारे सुख और उनका विस्मरण मानो सारे दुःख । 

“विपद्‌ विस्मरणं विष्णों: संपन्‍तारायणस्मृति: ।/ 

झौर भगवान्‌ का स्मरण ही मानो ध्येय का स्मरण हे, स्वकर्म का, 
स्वघर्म का स्मरण । हममें जिसके लिए जीने और मरने की भावना 
पैदा होती है वही हमारे लिए ईइवर-स्वरूप है । वही हमारा ईश्वर 


कमे-फल-त्याग १६ 


हैं । भर उसके चिन्तन में हमेशा निमग्न रहता ही परम सिद्धि है । 
मनुष्य स्वकर्म में इतना निमग्न कब हो सकेगा ?ै जब | 
उस कम के फल को भूल जायगा । छोटा बच्चा आम की गुठली 
जमीन में गाड़ता है | दूसरे दिन सुबह वह उसे फिर खोदकर देखता + 
उसे यह देखने की बड़ी उत्कण्ठा रहती है कि उसमें अंकुर फूटा 
नहों; लेकिन यदि बह गुठली वारवार खोदकर देखी गई तो उसमें व 
भी अंकुर नहीं फूट सकेगा। उसमें कभी भी बोर न आसकेंगे, रस ८ 
फल नहीं लग सकेंगे । इसके विरुद्ध यदि उस गुठली को प्रतिदिन प 
पिलाया गया, उसमें खाद दिया गया, उसके पत्तों को बकरी से बच् 
के लिए उसके प्रासपास काँटे की वाड़ लगा दी और इस प्रकार यदि ८ 
शआ्रादमी उस प्राम को उगाने के काम में लग गया तो एक दिन उसमें 
वाले फल आये बिना न रहेंगे । 
यदि गहराई से देखा जाय तो मालूम होगा कि मनुष्य का सच्चा झा 
फल में नहीं कर्म में हैं । अपने हाथ-पेर, अपना हृदय, अ्रपती वृद्धि 
सेवा-कम में मग्न हो जाने में ही श्रानन्द हैँ । इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध इतिह 
कार गिवन ने जिस दिन मध्य रात्रि के समय श्रपना बड़ा इतिहास 5 
कर समाप्त किया उस समय वह रोया । बारह बज गये थे। रात्रि 
सन्नाटा छाया हुआ्ला था। उसने अन्तिम वाक्य लिख डाले | गिवन 
वर्षो से यह काम करता झा रहा था । इन दिनों उसका प्रत्येक 
प्रानन्‍द से व्यतीत हुआ; लेकिन उस इतिहास के समाप्त होते ही 
बुरा लगा । वह बोला---" अभ्रव कल क्या करूंगा ? अझ्व कल अर 
वाहां रहेगा ? ग्रव वया पढ़ें ? क्या लिखूं ?” इस कर्म के करने : 
उसे ग्रानन्द था । 
बच्चे खेलते हें । खेलते समय उनके मन में यह विचार नहीं होः 
इससे हमें इतना व्यायाम होगा, हमारे शरीर सुधरेंगे । यदि बच्चे 
विचार से खेलें तो उनको खेल का आनन्द नहीं मिल सकेगा । 
घादया-पाट्या खेलते हुए खिलाड़ी के मन में यह विचार रहता हं 
मेरी जांघों का व्यायाम हो रहा हैँ ? इस विचार से तो वे घेरा नहीं 
सकते । बच्चे खेल के लिए खेलते हैं । उससे उन्हें जो व्यायाम 


१०२ भारतीय संस्कृति 


फल मिलता हैँ खेलते समय उसकी ओर उनका लक्ष नहीं होता । 

इसका यह मतलव नहीं कि खिलाड़ी को व्यायाम का फल नहीं 
मिलता । उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है । वह प्रसन्‍न रहता है। उसका 
मन प्रफुल्ल रहता है । उसे कितने फल मिलते हैं ! खेलने जाने के 
पूर्व उसके सन्र में व्यायाम का विचार रहता है । वह सोचता है कि 
यदि में रोज खेलूं तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा | पहले मन में. फल 
का विचार रहता है; लेकिन जहां कर्म शुरू हुआ कि फल को भूल जाना 
चाहिए । तब किर वह कर्म ही घर्म प्रतीत होता चाहिए । वह साधन ही 
साध्य-हूप में प्रतीत होना चाहिए। प्रत्येक प्रयत्त मानो कर्म-सिद्धि हैं 
प्रत्येक दौड़ मानो विजय हैं। यह अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा 
प्रत्येक कदम ध्येय-प्राप्ति के लिए है। प्रयत्न ही मानो सफलता हैं । 

बेलदार हाथ में हथीड़ा लेकर पत्थर त्तोड़ता रहता है । मान लीजिये 
यदि पत्थर दस चोट में नहीं टूटा और ११ वीं चोट में दूट गया तो 
बया वे पहली १० चोटे व्यर्थ गई ? प्रत्येक चोट पत्थर के अणसाप्रों के 
ऊपर आघात कर रही थी। वह अराश्रों को श्रलग ही कर रही थी । 
प्रत्येक चोट ध्येय की शोर ले जा रही थी । 

कर्म उत्कृष्ट करने के लिए ही कर्मफल-त्याग की जरूरत होती है । 
फल का सतत चित्तन करने की अपेक्षा जो कर्म में हो रम जाता हैं उसे 
श्रधिक बड़ा फल मिलता है, क्योंकि पद-पद पर फल का चिन्तन करते 
रहनेवाले का बहुत-सा समय चिन्तन में ही चला जाता है। जो किसान 
पद-पद पर यह चिन्ता करता हुत्ना वेठा रहे कि यदि वर्षा न हुई तो, 
प्रच्छा भाव नहीं हुआ तो, चूहे लग गये तो, और फल की चिन्ता करता 
रहे तो उसके मन में अनन्त श्राशा नहीं रह सकेगी, उसके कर्म उत्कृष्ट 
तहीं हो सकेंगे । इसके विरुद्ध जो किसान कर्म में रंग गया हैँ, खाद 
डालता हूँ, सिंचाई केरता है, निराई करता है और दूसरी बात सोचने 
का जिसके पास समय ही नहीं है इसमें कोई शंका नहीं कि उसे अधिक 
उत्द्रप्ट फल मिलेगा । 

कमल के फूल को तो आप जानते ही हैं। उसके वारे में रामकृष्ण 
परमहस एक बात हमेशा कहते थे । कमल विकास चाहता है । रात-दिन 


कर्म-फल-त्याग श्णग्३ 


कीचड़ में पैर गड़ाकर वह इसके लिए प्रयत्न करता रहता है । वह सूर्य 
की ओर मंह करके खिलने का प्रयत्न करता है। उस कमल की साधना 
एक-्सी प्रखण्ड चलती रहती हैं । वह अपना विकसित होना भूल जाता 
है । मानो फल को ही भूल जाता हैं। वह ठंड, धूप, हवा, वर्षा, कीचड़, 
ग्रादि में रहकर ही प्रयत्न करता रहता है । लेकिन एक दिन श्राता हैं 
जब कि वह कमल अच्छी तरह खिलता है, उसे सूर्य की किरण चूमती 
है, हवा भुलाती है, गीत सुनाती है। कमल को इस वात का खयाल ही 
नहीं रहता हूँ कि में खिल रहा हूँ । उसे मालूम ही नहीं होता कि में 
सुगन्ध से, पवित्रता से, पराग से भर रहा हूँ। भ्रन्त में भ्रमर गुंजार 
करता हुप्ना भ्राता है । वह कमल की प्रदक्षिणा करता है और कमल के 
भ्रन्तरंग में प्रवेश करके कहता हे--“पवित्र कमल, तू खिल चुका है । 
तुभमें कितनी सुगन्ध है, तेरा कंप्ता सुन्दर रंग है, तुकपें कितना मीठा 
रस है !” 

मनुष्य के सम्बन्ध में भी यही बात होनी चाहिए। उसे फल को 
भूल जाना चाहिए । यदि फल उसके चरणों में आ्राकर गिर जाय तो भी 
उसे उसपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ध्रुव के सामने प्रत्यक्ष भगवान्‌ 
प्राकर खड़े हो गये फिर भी उसकी आंखें बन्द ही रहीं । वह तो नारा- 
यरणा के चिन्तन म तललीन हो गया था। साधना में इतनी समरसता 
वा होना महत्व की वात है । 

भारतीय संस्कृति साधना सिखाती है । भ्रधीर मत बनो, उल्लू मत 
दनो, फल के लिए लालायित मत रहो, विह्नल मत वनो । महान्‌ फल 
चुटकी मारते ही नहीं मिलते । उसके लिए अनन्त साधना और अखण्ड 
प्रविरत श्रम की ध्रावश्यकता रहती हूँ । वरगद का बड़ा पेड़ दो दिन में 
इतना नहीं बढ़ता । मेथी की सब्जी दो दिन में उग ञ्राती है और चार 
दिन में मूख जाती हैँ; लेकिन एक वार वरगद का पेड़ जम जाता है 
तो फिर हजारों लोगों को छाया देता हैं । उसकी श्ाखाएं आकाश को 
छूने जाती हैं । उसका सिर श्राकाश से लग जाता हैं और जड़ पाताल- 
गंगा से भेंट करती हैं। लेकिन यह स्पृहणीय और महान्‌ प्रसार, इस 
महान्‌ वेभव को प्राप्त करने के लिए--पत्थर-कंकर में जड़े जमाने के 


१०४ भारतीय संस्कृति 


लिए उस वटवुक्ष को कितने वर्षों तक प्रयत्व करना पड़ता है । 

विनता और कद्रू की कहानी तो सुप्रसिद्ध हैं। कह्ू के यहां जब एक 
हज्ञार सर्प के बच्चे हुए तो विनता अधीर हो गई। उसने एक अण्डा 
फोड़ा; लेकिन वह परिपक्व नहीं हुआ था । उसमें से लंगड़ा-लूला भ्ररुण 
निकला । विनता दुःखी हो गईं । उसे अपनी जल्दबाजी का इनाम मिल 
गया; लेकिन अ्रपने अनुभव से वह होशियार बन गई। उसते दूसरे श्रण्डे 
नहीं फोड़े । वह एक हज़ार वर्ष तक ठहरी रही शोर एक हज़ार वर्ष के बाद 
पक्षिराज गरुड़ बाहर निकले और वे भगवान्‌ विष्णु के वाहन बच गए ! 

यदि अ्रपने कर्म के कमजोर फल नहीं चाहते हो और ऐसे भव्य, 
दिव्य फल चाहते हो तो उसके लिए सेकड़ों वर्षों तक परिश्रम करना 
पड़ेगा, साधता करनी पड़ेगी । आज भारतीय संस्कृति के उपासक साधना 
भूल गये हैं । वे चुटकी में फल चाहते हैँ । वे जल्दी ही स्वतन्त्रता चाहते 
हैं, लेकिन वे लाखों ग्रामों में जाकर वर्षों तक साधना करना नहीं चाहते 
ऋन्ति क्षशभर में नहीं होती। राष्ट्रीय शिक्षा के आचार्य बिजापुरकर 
ने एक बार कहा,---“अंग्रेजों को राज्य प्राप्त करने में १५० वर्ष लग 
गये । अब उनको निकालने में ३०० वर्ष लगेंगे, इसी विचार से हमको 
हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए ।” 

कर्मेफल-त्यागी मनुष्य कभी निराश नहीं होता। क्योंकि फल पर 
उसकी दृष्टि ही नहीं होती । जो निरन्तर फल का चिन्तन करता रहेगा 
वह दुःखी होगा, निराश होगा। भागवान्‌ बुद्ध ने एक-एक गुरा प्राप्त 
करने के लिए एक-एक जन्म लिया था। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने 
में उन्हें सैकड़ों जन्म लेने पड़े । 

एक बार दो साधक तपस्या कर रहे थे। वे भगवान्‌ से साक्षात्कार 
करना चाहते थे | पहले देवदूत एक के पास आया और बोला--..' क्यों 
तेरी समझ से कवतक तुझे ईइवर का साक्षात्कार हो जायगा ? “उसने 
कहा---/इसी क्षण | में बहुत श्रघीर हो गया हूं ।” देवदूत ने कहा-- 
“हजारों वर्ष होने पर भी तेरा उनसे साक्षात्कार नहीं हो सकेगा ।” देवदूत 
दूसरे के पास गया । उसने उससे भी बही प्रदन पूछा । उस साधक ने 
पूछा---/ कितने वर्षो में साक्षात्कार हो सकेगा ?” देवदूत ने कहा---"दस 


कर्म-फल-त्याग श्ग्ध्‌ 


हजार वर्षो में ।” साधक गदुगद्‌ होकर बोला--“क्या इतनी जल्दी मेरा 
ईद्वर से साक्षात्कार हो सकेगा ! भगवान्‌ के साक्षात्कार में करोड़ों वर्ष 
लग जाते है । क्या सचमुच मुझे इतनी जल्दी साक्षात्कार हो सकेगा ?” 
इतने में भगवान्‌ वहां झ्रा गये श्लौर बोले--में अभी तुकेसे मिलता हूं । 
तेरे हृदय-मन्दिर में ही श्राकर रहूंगा । 

भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए कितनी ही साधना आप क्‍यों न करें वह 
थोड़ी ही है। ध्येय की प्रोप्ति के लिए ऐसी ही अमर श्राशा होनी 
चाहिए। प्रत्यत्नों से, कष्टों से और परिश्रम से घवराना नहीं चाहिए । 
उत्तरोत्तर अधिक उत्कृष्ट कर्म होने चाहिएं। जो हजारों वर्ष तक परिश्रम 
करने के लिए तंयार हूँ उसे इसी घड़ी फल मिल जायगा। 

लेकिन अ्रपने मन के सन्‍्तोष का फल तो हमेशा मिलता रहता हैं। 
“में प्रपनी शक्ति भर प्रयत्न कर रहा हूं, प्रावश्यकता से श्रधिक परिश्रम 
कर रहा हूं” मेरे इस श्रान्तरिक समाधान को कौन छीन सकेगा ? हमें 
यह शरीर, यह बुद्धि और यह हृदय मिला हैं। ईइ्वर ने 
हमें यह पूंजी पहले से ही दे रखी है । हमें यह जो कुछ मिला है उसके 
ऋणषा से मुक्त होने के लिए सेवा करनी चाहिए | समाज हमें बहुत कुछ 
देता है | सृष्टि भी हमको कुछ दे रही है । उसके ऋण से उऋणा होने 
के लिए काम में जुटे रहना प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य है । 

श्रोर यदि हमें फल न मिले तो समाज प्रमर हुँ । व्यक्ति चला जाता 
हैं; लेकिन समाज चिरंतन हूँ । काम करनेवाले चले जाते हैं; लेकिन काम 
तो शेष रह ही जाता है । उस काम को पूरा करने के लिए समाज हैं 
ही । मेरे शेप वचे हुए काम को कोन अपने हाथ में लेगा ? मेरे हाथों 
लगाये हुए वृक्ष को कौन पानी पिलायगा ? मेरे श्रम का फल तो किसी- 
न-किसी को मिलेगा ही श्रौर वह जिसको भी मिलेगा वह तो मेरा अपना 
ही है । उसमें भ्रौर मुझमें कहां भेद है ? 

हमारी संस्कृति में भ्रदृष्ट फलों की एक मधुर कल्पना है। उथली 
वृद्धि के लोग इस कल्पना की मजाक उड़ाते हे; लेकिन जैसे-जंसे इस 
वल्पना का विचार करते हैं वैसे-वेंसे श्रानन्द होता हूँ । तुम्हारे प्रयत्नों 
के फल मिलेंगे; लेकिन वह तुमको प्रत्यक्ष दिखाई नहों देंगे। तुम्हारी 


१०६ भारतोय संस्कृति 


कल्पना के दिव्य चक्षुओं से ही वह दिखाई देगा । न दिखनेंवाला फल 
तुम्हें अ्रवश्य मिलेगा । हिन्दुस्तान के स्वराज के लिए कितने बड़े-बड़े 
व्यक्ति जन्म भर कष्ट सहन करके चले गए | उन्हें अपने प्रयत्वों के फल 
नहीं मिले; लेंकित उनको अदृश्य फल तो मिल ही गया था । न्यायमूर्ति 
रामडे ने एक वार कहा था--'देखो, मुझे यह सुखी और समृद्ध 
हिन्दुस्तान दिखाई दे रहा हैँ। मुझे यह देवों की प्रियभूमि स्वृतस्त्र और 
मुक्त दिखाई दे रही है | मुझे ऐसा हिन्दुस्ताव दिखाई दे रहा है जिसमें 
रोग-प्रकाल नहीं हैं, भ्रज्ञान नहीं है, रूढ़ि नहीं है, झगड़े नहीं हैं, ठण्टे नहीं 
हैं, हेप नहीं है, मत्सर नहीं हैं । सारी जाति और घर्म एक-दूसरे से हिल- 
मिलकर रहते हुँ । सबके पास अनाज हैं, वस्त्र हें, रहने के लिए घरवार 
है ।” न्यायमूर्ति को अपनी विश्ञाल दृष्टि से, शास्त्रपृुत और श्रद्धापूत दृष्टि 
से वे अदृश्य फल दिखाई दे रहे थे। लोगों को अपने श्रम का भ्रदृष्य फल 
मिलेगा, उनका श्रम व्यर्थ नहीं जायगा । संसार में कोई बात व्यर्थ 
नहीं जाती | 

अदृश्य फल का एक और भी श्रर्थ है । नदी बहुती हैं। कितने ही 
वुक्षों श्रौर वेलों को वह जीवन प्रदान करती हैं; लेकिन वह यह बात्त 
नहीं जानती । उसके उदर में कितने ही जलचर समाये हुए हैं लेकिन 
उसे इसकी जानकारी ही नहीं होती । उसे इस बात की भी जानकारी नहीं 
होती कि उसने कितनी भूमि उपजाऊ और समृद्ध की है। उसे यह बात 
भी मालूम नहीं होती कि उसके कारण कितने कुश्ों में पाती आया है। 
नदी बहती है | रात-दिव काम करती रहती है) वह नमी पैदा करती 
हैं । लेकिन उसे कया मालूम कि यह नमी कहां, किसे और कित्तती मिलती 
है । इस फल के वारे में उसे क्या मालूम ! यह उसे दिखाई ही नहीं 
देता | लेकिन यह फल उसके नाम पर जमा है।यह उसके कमरूपी 
बुक्ष में लगे हुए श्रनन्त फल हैं! 

सूर्य को यह मालूम नहीं होता कि उसने कितनी जगह का अंधेरा दूर 
किया हूँ | यदि हम उससे कहेँ कि “भगवान्‌ सूर्य नारायण, आपका कितना 
बड़ा उपकार है ! आपने सारा अन्वकार दूर किया ।” तो सूर्य कहेगा--- 
“मेंने कहाँ का अन्धकार दूर किया ? लाओो मुझे थोड़ा-सा दिखाझो तो ॥ 


फर्म-फल-त्याग १०७ 


मेंने तो भन्धेरा देखा ही नही है फिर दूर कहां से करूं ? में तो केवल 
प्रकाश करना जानता हूं । रात-दिन जलते रहना ही मुझे मालूम है ।” 

सूर्य ने श्रपने जीवन का यज्ञ-कुण्ड सतत प्रदीप्त रखा हे । लेकिन 
कया उसे अपने कर्म का फल नहीं मिलता है। सूर्य की गर्मी से प्राणी 
मात्र जीवित रहते हैं. फूल-फल उत्पन्न होते हैँ, वचस्पति बढ़ती रहती है । 
सारे संसार का काम चल रहा है । वह सारे संसार की आत्मा है । 

#सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषड्चा 

इस स्थिर-चर सृष्टि का वह प्रारादाता है | सूर्य को इस महान फल 
की कल्पना ही नही है । लेकिन यह अदृश्य फल उसे मिल हो रहा है। 

बाहर सुन्दर सुगन्धित फूल फूलते हैं । कितने ही श्रादमियों के 
जीवन में उन फूलों के दर्शन से आनन्द उत्पन्न होता हैँ; लेकिन फूलों को 
इसकी कल्पना कहां है ? वायु के साथ फूल की सुगन्ध वातावरण में 
फँलती है श्लौर लोगो को सुख होता है। बीमार को उससे प्रसन्नता 
प्रनुभव होती हे । मधुमक्खी, तितली भर भ्रमर श्राते हैं श्रोर उसे लूट 
लेते हैं । उसके साथ गुप्त बातचीत करते हूं; लेकिन फूल को ये बातें 
याद नहीं रहतीं । उसने अपना जीवन फुला रखा है । परन्तु हजारों 
जीवो को श्रानन्द देने का श्रदृश्य फल उसे मिलता ही है । 

छोटा बच्चा हंसता हैँ, खेलता है । जिस टेनीसन की स्थिति यह हो 
गई थी कि पता नहीं पड़ता था कि वह कव मर जायगा या कबतक 
जीवित रहेगा उसे फूलों श्लौर बच्चों को देखकर श्राशा का संचार हो 
जाता था। उस दच्चे को क्या मालूम कि उसका हास्य निराश श्ौर 
निरानन्द जीवन में सुधावपंणा कर रहा हैं । उस बच्चे को यह मालुम 
नहीं होता कि उसके मां-बाप को, भाई-बहन को, अड़ौसी-पड़ोसी को 
उसके द्वारा सुख प्लौर समाधान मिलता हूँ । लेकिन वह भप्रदृश्य फल उसे 
मिलता हूँ । 

हमने झादी खरीदी । हमें यह मालूम नहीं होता कि इससे किस 
ग्राम के किस भूखे परिवार को दो ग्रास॒ ( कौर ) मिले; लेकिन यदि 
हमको न मालूम हो फिर भी यह सत्य है कि वहां दो प्राणी सुखी हुए 
हूं । यह सत्य हूँ कि इमलो को पत्ती पकाकर खानेवाले लोग श्वव रोटी 


श्ण्प भारतीय संस्कृति 


खाने लगे हैं । चाहे हमें दीखे या न दीखे वह अदृश्य फल हमें मिलता 
ही है। 

प्रत्येक मतुष्य को सेवा करनी चाहिए । सत्कर्म करने चाहिए। इससे 
मन को सनन्‍्तोष मिलने का दृश्य फल तो पद-पद पर मिलता ही है; लेकिन 
समाज को आनन्द देने का भ्रदृश्य फल भी उसे मिलता हैं। यदि इस 
संसार में कोई बात व्यर्थ नहीं जाती तो फिर सत्कर्म कैसे व्यर्थ जा 
सकते हैं । यदि हम घर के पास ही गन्दगी करते हैं तो मच्छर हो जाते 
हैं और घर के पास स्वच्छता रखी तो वहां आरोग्य भौर झाननद रहेंगे । 
कर्म चाहे श्रच्छा हो, चाहे बुरा दोनों का फल मिलता ही है। यदि कांटे 
बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। यदि गूलाब लगायेंगे तो गुलाब मिलेगा। 
प्रत्येक बात का परिणाम हमारे अपने ऊपर तथा आस-पास के वातावरण 
पर होता हैं । श्राकाश में दूर तारा चमकता है शौर हमारे जीवन मेँ 
पविन्नता आती है । श्र.व तारा दिखाई देता है तो उससे हमारी नाव 
सुरक्षित चली जाती है । यह मन की भावनाओं और विचारों का 
परिणाम होता है तो किये हुए कर्मों का परिरण्ताम कैसे नहीं होगा ? 
इसमें कोई शक नहीं कि चाहे यह परिणाम भले ही श्रदृद्य हो लेकिन 
होता अवदय है । 

केवल कर्म में ही रम जाना एकदम नहीं साधा जा सकता । मनुष्य 
पहले-पहल लोभ से ही कर्म में प्रवृत्त होता है। मां बच्चे से कहती है-- 
“श्रीगणेश्ञ लिख तो में तुझे छुारे दू गी ।” वह छुम्मारों के लालच से 
पट्टी पकड़ता है। मिठाई के लालच से स्कूल जाता है; लेकिन आगे उसे 
विद्या का आनन्द मालूम होता है | वह विद्या के लिए ही विद्या सीखता 
हैँ | यह वात नहीं हैं कि उस समय उसे दूसरे फल नहीं मिलते । बचपन . 
में उसे छुआरे ही मिलते थे; लेकिन अब फल की आशा छोड़कर विद्या 
की उपासना शुरू करते ही उसे मान, सम्मान, कीति, पद सब कुछ मिलते 
हैं । उसे निमनन्‍्त्रण मिलते हैं । उसका स्वागत होता है। उसके सामने 
अ्रनन्त फल हाथ जोड़े खड़े रहते है । ऋद्धि-सिद्धि उसके ग्रास-पास खड़ी 
रहती है लेकिन उस विद्या का आनन्द अनुभव प्राप्त करनेवाले व्यक्ति 
को मान-सम्मान में आनन्द अनुभव नहों होता । 


करम-फल-त्याग १०६ 


“विकल छटपटाता है वह ऐसे। 
सृग को विधा बाण हो जसे ॥ 
जिस प्रकार बाण से हरिश बिघ जाता है, घायल होता है उसी 
प्रकौर वह भी मान-सम्मान से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है । 
तुकाराम महाराज की कीति-गाथा सुनकर शिवाजी महाराज ने 
उनके पास पालकी भेजी । घोड़े-सवार भेजे । शिवाजी महाराज ने सोचा 
कि तकाराम महाराज को पालकी में बिठाकर जुलूस के साथ लाया 
जाय । लेकिन तुकारामजी को इससे दुःख हुआ । अपने सत्कर्म में वैभव 
के फल लगते हुए देखकर उन्हें बुरा लगा । वे भगवान्‌ से बोले-- 
“भगवन्‌ ! ये मशालें, ये घोड़े, ये पालकियां, ये छत्न-चामर, ये सब किस- 
लिए हैं ? क्‍या में इनको पसन्द करता हूं ?” तुकाराम तो सेवा के लिए 
सेवा चाहते थे । उनको मोक्ष के फल की थी आवश्यकता नहीं थी। 
उन्होंने मोक्ष को भी टुकरा दिया। 
मेंने ठुकराये दंभ मान, 
यहा के सुख-सुविधा के श्रवसर। 
तुम उन्हें भुलावे में न डालो, 
जिनको ये लगते मधुर-सधुर। 
तुकाराम महाराज इस प्रकार यह बात स्पष्ट रूप से कह रहे हें । 
मेने कीति और मान को ठुकरा दिया हैे। उनके पीछे-पीछे चलकर 
व्मच्यूत होनेवाले दीन, दुर्बेल एवं श्रपनी ही पूजा करनेवाले व्यक्ति 
हम नहीं है । उससे च्युत होनेवाले तो दूसरे लोग हैं । 
गह दृष्टि अन्त में मनुष्य को प्राप्त होनी ही चाहिए | कर्म ही मोक्ष 
है प्रौर मोक्ष ही संतोष है । कर्म ही सब कूछ हूँ । हमें सत्कर्म की ग्रादत 
होनी चाहिए । सूर्य जलना जानता हें । बादल वरसना जानता हैं। हवा 
दहुना जानती हू । सन्त दूसरे के श्रांसू पोंछना जानते हैँ । जब श्रादत 
हो जाती हूँ दो प्रहंकार चला जाता हूँ । फलेच्छा मर जाती है। नाक 
लगातार सांस लेती रहती हैँ; लेकिन हम उसका कोई प्राघार नहीं मानते । 
नाक भी यह नहीं जानती कि में कोई बड़ा काम कर रहो हूं । यही हाल 
हमारा भी होता चाहिए । माँ प्रपने वालक की नाक जितनी सहज पश्ौर 


११० भारतीय संस्कृति 


निष्काम भावना से साफ करती है उतनी ही सहजता से पड़ोसी के 
बालक की नाक भी साफ करने की आदत पड़नी चाहिए । पहले पड़ोसी 
के बालक की नाक साफ करते समय वह इधर-उधर देखेंगी। वह इस 
बात पर ज्यादा ध्यान रखेगी कि उस बालक की माता--“यह क्या, 
आपने इसकी नाक साफ क्यों की ?” ग्रादि कहकर उसकी प्रशंसा करती 
हैं या नहीं । लेकिन आगे चलकर यह इच्छा मिट जानी चाहिए। ऐसा 
करना हाथों का सहज धर्म हो जाना चाहिए । 
“पमामनुस्मर युद्धय च 

भगवान्‌ ने यही शिक्षा दी है। चाहे फल मिले चाहे नहीं, हमेशा 
सत्य की याद रखकर काम करते रहो । भगवान का स्मरण करते हुए 
कर्म करना चाहिए। लेंकित भगवान्‌ के स्मरण का क्‍या अश्रथें हुँ ? 
सच्चिदानन्द का स्मरण । हमारे कर्म सच्चिदानन्द-रूपी भगवान्‌ की पूजा 
करनेवाले होने चाहिएं । हमारे कम मांगल्य की पूजा करनेवाले हैं 
या नहीं यह देखना ही सत्‌ स्वरूप की पूजा करना, सत्‌ स्वरूप का स्मरण 
करना है । इसी प्रकार हमारे कर्म ज्ञान-विज्ञान पूर्वक हें या नहीं यह देखना 
ही चितृ-छपी परमात्मा का स्मरण करना श्र यह काम करते हुए 
हमारा हृदय उमड़ता है या नहीं, हमें अपर आनन्द होता हैँ या नहीं 
यह देखना आनन्द-रूप परमेश्वर के दत्त करना हुँ । कर्म में समाज का 
मांगल्य होना चाहिए, कर्म में ज्ञान होता चाहिए। कर्म हमें भारस्वरूप 
प्रतीत होने के वजाय झानन्दमय प्रतीत होना चाहिए। इसे कहते हैं 
सच्चिदानन्द की पूजा । 

भारतीय संस्कृति जय या पराजय, सिद्धि या असिद्धि और यश्ष या 
अपयश की श्रोर ध्यान नहीं देती । समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं और 
नीचे आती हैं। ऊपर उठते-उठते झलौर नीचे गिरते-गिरते समुद्र किनारे 
के पास पहुंचता हैं । समुद्र में ज्वार श्राता है और भाटा भी; लेकिन 
उसकी घीर-गम्भीर गर्जेना कभी नहीं रुकती | उसका कर्म चलता रहता 
है । जीवन और मरखा, सम्पत्ति और विपत्ति, गुलामी और शझ्राजादी तथा 
जय और पराजय की झोर ध्यान न देकर हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ते 
रहना चाहिए । चारिव्य मुख्य वस्तु है। हमारा अपना विकास मुख्य 


कर्म-फल-त्याग १११ 


वस्तु है । सत्कर्म मुख्य वस्तु हैं । हम उसके ही लिए हैं । हम विजय- 
पराजय की लहरों से लड़ते हुए श्रागे बढ़ते रहेंगे। हम विजय से 
उन्मत्त नहीं बनेंगे श्रौर पराजय से झुलस नहीं जायेंगे । हम संपत्ति से 
मदान्ध नहीं होंगे और विपत्ति से निस्तेज नहीं होंगे | हम अपना कर्म 
पकड़कर आरागे बढ़ेंगे । भारतीय संस्कृति विजय का तत्वज्ञान नहीं 
बताती । यदि विजय पर ही उसकी नींव खड़ी की जायगी तो यह 
मानना पड़ेगा कि वह संसार के अधघ्रे अनुभवों के ऊपर ही खड़ी को 
गई हूं । भारतीय संस्कृति सदा सुख के स्वगे में ही रहने का प्रलोभन 

| देती । विजय से उन्मत्त मत बनो और पराजय से दःखी व उदास 
मत वबनो । यही भारतीय संस्कृति का महान्‌ सन्देश है । हमें विजय- 
पराजय को काटते-छांटते आगे बढ़ना चाहिए | हमें विजय और पराजय 
के; साक्षी वनना चाहिए । जब ईसा के क्रॉस पर जाने का समय आ्राया 
तो वह बोला--“"प्रभू, जैसी तेरी इच्छा ॥” कर्म करनेवाले को चाहे 
फांसी मिले, चाहे सिहासन, चाहे फूल की माला मिले, चाहे दुःख मिले, 
चाहे यश मिले, चाहे अ्पयक्ष, सच्चे कर्ंवीर को श्रद्धा यही रहती हैं कि 
हमारी आत्मा मलिन नहीं होगी । उसे अदृश्य फल दिखाई देता है । उसे 
यह्‌ भी दिखाई देता है कि ग्रन्त में सत्य की विजय होगी । भारतीय 
संस्कृति कहती हुँ कि विजय के नगाड़े मत वजाओो और पराजय का रोना 
मत रोगों । तुम दोनों के ऊपर पहुंचकर, दोनों के ऊपर सवार होकर 
निटवन्द् होकर सर्देव स्वकर्म करते रहो । उसमें तन्‍्मय हो जाओों । 

तुम्हारा मोक्ष है, यही तुम्हारी पूजा हैं । सच्चा महान्‌ धर्म हूँ । 
लेबिन इस दात को कौन सुनता हु ? 


के 
गुरु-शू प्य 


त्यन्त | 


भारतीय संस्छृति में गुर-नक्ति एक अत्यन्त मधर काव्य है । ज्ञानेष्चर 


पघ्वरी के; तेरहवें धध्याय में इस युर-नक्षति की अपार महिमा 


११२ भारतीय संस्कृति 


गाई है । बहुत से लोग इस गुरु-भक्ति का महान्‌ अर्थ नहीं समझते । 
आ्राज चारों ओर दंभ बढ़ चुका है और जहाँ-तहाँ दिखावा बढ़ गया है 
गौर उच्च गुरु-भक्ति का महान तत्व धूमिल हो गया है । 

गुरु का अर्थ केवल झछिक्षक नहीं है, केवल आचार्य नहीं हैं । शिक्षक 
अथवा आचाये उस ज्ञान विशेष से हमारा थोड़ा-बहुत परिचय करा देते 
हैं । हम उनका हाथ पकड़कर ज्ञान के आंगन में आते हैं; लेकिन गुरु 
हमें ज्ञान के सिंहासन में ले जाता है । गुरु हमें उन ध्येयों के साथ एक- 
रूप कर देता है । ज्ञान में तन्‍्मय हो जानेवाला गुरु शिष्य को भी 
समाधि-अवस्था प्राप्त करा देता है । स्कूल में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हें 
लेकिन वहाँ गुरु के साथ बहुत से प्रइनोत्तर नहीं होते । यहाँ बिना बोले 
ही शंकाग्रों का समाधान हो जाता हैं, बिचा कहे उत्तर मिल जाता है । 
यहाँ तो देखना और सुनना है । बिना बोले ही गुरु सिखा देता है और 
बिना पूछे शिष्य सीख जाता हैं । गुरु मानो उमड़ता हुआ ज्ञान-सागर 
है । सतृशिष्य का मुखचन्द्र देखकर गुरु लहराने लगता है। गीता में 
ज्ञानाजन के प्रकार बताये गये हैं । 

#तद्विद्धि प्रणिषातेन परिभ्रस्नेन सेवया 

यह ज्ञान प्रणाम करके, वार-बार पूछकर और सेवा करके प्राप्त 
करो । हम परिश्रम करके शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन गुर 
के पास तो प्रणाम और सेवा ही ज्ञान के दो मार्ग होते हैं । नम्नता ज्ञान 
का सच्चा आरम्भ है । शिष्य गुरु के पास खाली मन लेकर जाता हैं. 
कुंए में ग्रपार पानी है, लेकिन यदि वरतन नहीं भुके तो उस बरतन मे 
एक बूंद भी नहीं श्रा सकेगा । इसी प्रकार जो ज्ञान के सागर हैं उनवे 
सामने जबतक हम न भुकेंगे, उनके चरणों के पास चुपचाप नहीं बैठेंगे 
तबतक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा । भरने के लिए भुकना ही पड़त 
है । प्रगति करने के लिए भुकना ही पड़ता है । 

संगीत सीखने की इच्छा रखनेवाला कोई लड़का किसी संगीत की 
पाठशाला में जाता हैं । वहाँ कुछ वर्षों तक वह संगीत सीखता है | 
लेकिन उसे संगीत का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता । संगीत से उसक 
परिचय होता हैं; लेकिन संगीत की आत्मा उसे कब दिखाई देगी, कब 


गुरु-शिष्य ११३ 


समझ में झ्रायगी ? किसी महान्‌ गायक की संगति में जब वह साधक 
बनकर वर्षों तक रहेगा, उस गुरु की भविति और प्रेम के साथ सेवा 
करेगा, जव-जब गुरु राग अलापने लगे तब-तव नम्नतापूर्वक सारी इन्द्रियों 
को एकाग्र करके उस राग को सुनेगा तभी उससे सच्ची विद्या प्राप्त 
होगी । उसकी ऊबड़-खाबड़ विद्या सुसंस्क्ृत बनेंगी, तेजस्वी बनेगी । 

यह ज्ञानोपासक शिष्य जो केवल विनम्र बनकर श्राता हैं उसकी 
जाति श्रौर कुल का विचार गुरु नहीं करता । गुरु तो केवल एक बात 
देखता है भशौर वह है लगन । जब शरत्रु-पक्ष का कच प्रेमपूर्वक शुक्राचार्य 
के चरणों में श्राया तब उन्होंने उसे संजीवनी दी। श्राप कोई भी खाली 
घड़ा लेकर गुरु के पास जाइये और उसे भुकाइये आपका घड़ा भर 
जायगा। 

गुरु संपूर्ण ज्ञान हमारी भेंट करता हैँ । भिन्‍न-भिन्‍न ज्ञान-प्रान्चों के 
प्रवतक के सारे ज्ञान से वह हमारा गठवन्धन कर देता है । वह सारा 
भूतकाल हमें दिखा देता है, वर्तमान से परिचय करा देता हैँ और भविष्य 
का दिशांदशन करा देता है । गुर का मतलब है अ्रबतक का सम्पूर्ण 
ज्ञान । 

गुरु मानो एक प्रकार से हमारा ध्येय है । हमें जिस ज्ञान की पिपासा 
हैँ वह भ्रधिक यथार्थता से जिसके पास हमें प्रतीत होता हैं वही हमारा 
गुरु वन जाता है । गुरु-भक्ति का मतलब हैँ एक प्रकार की ध्येय-मक्ति । 
गुरु दव्द की अपेक्षा ध्येय शब्द की योजना कीजिए । फिर आपको गुरु- 
भक्ति पागलपन प्रतीत नहीं होगी । खिले हुए कमल के पास जिस प्रकार 
रत पीने के लिए गुंजार करता हुम्ना भौंरा श्रधीर होकर गाता है, धीरे से 
बैठता है श्रौर उसका रस पीते-पीते तल्‍लीन हो जाता है, यही स्थिति 
सतू्‌-शिष्य की गृरु के पास होती है । वह गुरु को लूट लेता हैं। गुरु को 
टोइता नही है । वह गूरु को खाली करने के लिए व्याकुल रहता है; 
लेकिन वह गुर को उसी समय खाली कर सकेगा जब कि शिप्य स्वयं 
खाली होगा । श्रपने जीवन का वरतन जितना बड़ा और गहरा होगा 
उतना ही हम गुरु से ले सवोंगे । 

समर्थ ने लिखा हूँ, “भ्रपनी लघुता का भान न छोड़ो ।” हमें यह 


११४ भारतीय संस्कृति 


सदैव प्रतीत होता चाहिए कि श्रभी हम अज्ञान हैं, अभी हम खाली हैं 
अभी हमको वहुत सीखना है । हमें सदेव कहना चाहिए कि और शागे 
आर भागे ! यही विकास का मार्ग हैं। जब हम यह कहते हैँ कि में सब 
बात सम गया हैं, सव कुछ सीख गया हूँ तो इसके कहते ही हमारा 
सारा ज्ञान रुक जाता है । 

ध्येय सदेव बढ़ता ही रहता है । ध्येय-हूपी गुरु भ्रनन्त हैं। उसकी 
जितनी ही सेवा कीजिये वह अपर्याप्त ही रहेगी | जन्म-जन्म तक भक्ति 
करने पर ही शायद परिपूर्णाता प्राप्त होगी। न्‍्यूटन कहेगा--“मेरा ज्ञान 
सिन्धु में बिन्दु की तरह है ।” सुकरात कहेगा---मैंने इतता ही समभा 
कि मेरी समझ में कुछ नहीं श्रा रहा है ।” 

गुरु हमें सिखाता है कि विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान के लिए हमें किस 
प्रकार व्याकूल रहना चाहिए, किस प्रकार पागल-जेसा बनना चाहिए । 
शिष्य को यह प्रतीत होता हैँ कि गुरु मानो अनन्त ज्ञान की सतति है । 
गुरु मानो एक प्रतीक होता हैँ । गुरु मानो मूर्त ज्ञान-पिपासा हुँ । गुरु 
मानो अनन्त ज्ञान की विकलता हैं । गृरु मानो सत्य के ज्ञान की 
उत्कटता है। हमारे गुरु का न आदि हू न अन्त । हमारे गुरु का स॒ पूर्व 
हुँ न पश्चिम । हमारा गुरु है परिपूर्णाता । 

ऐसे गुरु को कुछ भी देना नहीं पड़ता । उसको आपे जितना दें 
थोड़ा है । जितना दें उतना बहुत है । मनुस्मृति में कहा है--“अरे, यदि 
तेरे पास देने के लिए कुछ भी न हो तो खड़ाऊँ की एक जोड़ी ही दे 
दे। एक घड़ा पानी ही भर दे | एक फूल ही दे दे ।” यह देखने की 
आ्रावश्यकता नहीं है कि शिष्य ने कितना दिया है । वह जो कुछ देता है 
उसमें कृतज्ञता का सागर भरा रहता हूँ । उसमें उसका हृदय-जैसे उंडेला 
हुआ होता है । 

यूरोप में यह वात कहने में वड़ा गयव॑ अनुभव किया जाता है कि में 
अमुक व्यक्ति का शिष्य हूं, मेंने अ्रमक व्यक्ति के चरणों में बैठकर शिक्षा 
प्राप्त की हैं । सुकरात का शिष्य कहे जाने में प्लेटों अपने को धन्य 
मानता था। प्लेटो का शिष्य कहे जाने में अरिस्टाटल अपने को क्ृतार्थ 
मानता था । इब्सन का अनुयायी कहा जाने में शा को बड़प्पन का भ्रनुभव 


गुर-शिष्य ६१५ 


होता था और माकस का शिप्य समझे जाने में लेनिव अपने को गौरवशाली 
समभता था । 

यह भावना वहुत ऊँची है कि हम किसी के हैं । उस भावना में 
कृतज्ञता है । संसार में अकेले रिसालदार नहों हैं | संसार में सहयोग हें । 
इसे दूसरों से बहुत सहारा मिलता हैँ श्रौर दूसरों को इससे सहारा 
मिलता हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने सारा ज्ञान सम्पूर्ण 
स्वतन्त्रता से प्राप्त कर लिया हो | प्रत्येक व्यक्ति प्रपने श्रागे वालों के 
कन्धे पर खड़ा रहता है श्रौर दूर की वात देखता है । ज्ञान का इतिहास 
मानो सहयोग का इतिहास हैं, प्रखण्ड परम्परा का इतिहास है । 

सच्चा गुरु अपने शिष्य को प्रगति करता हुआ्ला देखकर अपने को 
गौरवदाली अ्रनुभव करता है । शिष्य से पराजित होने में गुरु को श्रपार 
प्रानन्द मिलता है। बात यह हूँ कि शिष्य की विजय गुरु की ही विजय 
होती हूँ | गुरु ने जो कुछ बोया है वह उसी का विकास हैँ। गुरु जिस 
घान की उपासना कर रहा था, वह उसी ज्ञान की पूजा होती हूँ। वह 
उसी ज्ञान का बढ़ता हुआ वेभव होता है । 

गुर श्रपना सारा ज्ञान शिष्य को दे देता है । वह अपने पास छिपा- 
बार कुछ भी नहीं रखता । श्रपना महत्त्व कहीं कम न हो जाय इस डर 
से श्रपने ज्ञान की सारी पूंजी न देनेवाले श्रहंभावी गूढ बहुत हैं; लेकिन 
वे गुर नहीं हैं । उनका ज्ञान उनके साथ ही मर जाता हूँ । ऐसा कौन 
चाहेगा कि हमने जिस ज्ञान की उपासना की वह मिट जाय ? सच्चा गुरु 
तो यही चाहता रहता हूँ कि ज्ञान का वृक्ष बढ़ता रहे । गुरु ज्ञान के रूप 
में प्रमर रहता हूँ । हमने जो कुछ कमाया है उसे दे डालना चाहिए । 
एक दिन रामहृपष्ण परमहंस ने विवेकानन्द से कहा--“म श्राज तम्े 
सबबूछ दे डालता हूँ । में अपनी सारी साधना ञ्राज तुभमें उंडेल देता 
हूँ ।” वह क्षण कितना दिव्य होगा जबकि श्िप्य को अपने जीवन का 
सबक श्रप॑ण किया जाता है ! 

गुर मानो विशिष्ट ज्ञान वा प्रतीक है । यदि गुरु के विचार या 
सिद्धान्त में कुछ भूल शिष्य को दिखाई दी तो सद्शिष्य उस भूल को नहीं 
पायेगा । गुरु के दिये हुए ज्ञान को ध्रधिक निर्दोष बनाना ही गूरु की 


११६ भारतीय संस्कृति 


पूजा करना है । गुरु की भूलों को पकड़े नहीं रहना चाहिए। वह तो 
गुरु का अपमान होगा । ज्ञान की पूजा ही मानो गुरु-सक्ति हैं । यदि 
गुरु जीवित होते तो उस भूल को दिखाने से उचको गुस्सा न आता। 
वे तो उल्टे शिष्य को गले लगा लेते । उससे अपने को गौरवशाली 
श्रनुभव करते । 

गुरु भ्रपनी अन्धभवित पसन्द नहीं करते । गुरु के सिद्धान्तों को 
श्रागे बढ़ाना, उनके प्रयोगों को आगे चालू रखना ही उनकी सच्ची सेवा 
है । निर्भयतापूर्वक किन्तु साथ ही नम्नतापूर्वक ज्ञान की उपासना करते 
रहना ही गुरु-भक्ति है । एक दृष्टि से सारा भूतकाल हमारा गुरू है। 
सारे पूर्वज हमारे गुरु हैं; लेकिन यदि भूतकाल की बातों में अरब कुछ 
भूल दिखाई दे तो उसे दूर न करना मानो भूतकाल का अपमान करना 
हैं। भूतकाल की श्रामक बातों को वैसी ही चलते रहने देना उचित 
नहीं । वह भूतकाल का गौरव नहीं है । वह पूर्वजों का गौरव नहीं है। 
उल्टे इससे तो हमारे बड़े-बड़े पूवजों को अपना श्रपमान ही अनुभव 
होगा । 

यदि अपने कूटुम्ब का प्रिय, पूज्य एवं कर्त्ता व्यक्ति मर जाता है तो 
हमें बुरा लगता हैं; लेकिन क्या उस मृत व्यक्ति को हम अपने मोह के 
वश होकर गले लगाये रहेंगे ? अन्त में उस प्रिय किन्तु मृत व्यक्ति के 
व को हमें श्रग्नि की भेंट करना ही पड़ता है। उस शव को घर में 
रखना मानो उसे सड़ने देवा है । यह तो उस शव की फजीहत होगी । 
उसी प्रकार पूर्वजों की मृत रीति व सदोष विचार-घारा को नम्नता- 
पूर्वक एवं भक्तिभाव से तिलाञजलि देना ही पूर्वजों की सेवा करना है । 

यह भूलना नहीं चाहिए कि गुरु-भवित श्रन्त में ज्ञान-भक्ति हो है। 
पूर्वजों के सदनुभव के प्रति आदर, उनके प्रयत्नों के लिए आदर, उनके 
साहस, उनकी ज्ञाननिष्ठा के लिए आदर | गुरु की पूजा मानो सत्य की 
पूजा, ज्ञान की पूजा, भ्रनुभव की पूजा, विचारों की पूजा हैं। जबत्तक 
मनुष्यों में ज्ञान-पिपासा है, ज्ञान के लिए आदर की भावना है तबतक 
संसार में गुरु-भक्ति रहेगी । 

भारत में 'गुरु शब्द के स्थान पर 'सद्गुरु शब्द की बड़ी महिमा 


गुरु-शिष्य ११७ 


है । सद्गुरु का अर्थ क्या है ? गुरु विभिन्‍न ज्ञान-प्रान्तों श्रथवा विभिन्‍न 
कलान्नों में हमें श्रागे ले जाता हैं; लेकिन सदगुरु जीवन की कला 
सिखाता हूँ 

गीता में कहा है--“अ्रध्यात्मविद्या विद्यानामू” जीवन को चुन्दर 
बनाना, अपने जीवन को निर्दोष, निष्काम, निरुषाधि करना ही सबसे वड़ी 
विद्या हैं श्रौर इसे सिखानेवाला ही सद्गृरु हैं । 

संसार में शास्त्रों का चाहे कितना ही विकास क्‍यों न हो; लेकिन 
जबतक मनुष्य जीवन-कला नहीं साधता तबतक सब कुछ व्यर्थ होगा। 
महांप टाल्सटाय कहते थे कि 'पहले यह सीखो कि समाज में एक-दूसरे 
के साथ वौसा व्यवहार करना चाहिए । संत बताते हैं कि किस प्रकार 
जीवन मधुर बनाना चाहिए। रेडियो सुनने से संगीत नहीं सीखा जा 
सकता | तुम्हारे इस बाहरी ठाट-बाट से रोनेवाला संसार मधुर नहीं 
हो सकता। संगीत श्रन्दर श्रन्तरंग में ही शुरू हो जाना चाहिए। जीवन 
का यह सौगर-संगीत सदूगुरु सिखाते हे । वे हृदय में प्रकाश करते हैं । 
बुद्धि को सम बनाते है, प्रेम की अखें देते हैं । वे काम-क्रोध श्रादि सर्पो 
के दांत गिराते हैं। वे हेष-मत्सर आदि सिंहीं को बकरी बना देते हैं । 
इस प्रकार सदुगुरु एक वड़ा जादूगर हूँ। 

इसलिए भारत में सत्संग अथवा सज्जनों की सेवा को वहुत महत्व 
दिया गया हैं । 

बहुत-सा सज्जन का सत्संग | बनता भवसागर की नाव सुरंग। 

रवीद्रनाथ सृष्टि को किस प्रकार देखते, थे, महात्माजी किस 
प्रवार शान्तियूर्वक हमेशा कार्यमस्न रहते थे, यह उनके पास बैठने से ही 
मालूम हो सकता था। 

बट़े ध्रादमियों के पास क्षण भर रहने पर भी उसका संस्कार होता 
हूँ । भगदान बुद्ध के चरित्र में एक कहानी हैं ; 

एक बार भगवान इुद्ध नगर के बाहर एक विद्याल उद्यान में ठहरे । 
उनके दर्शन के लिए छोटे-बड़े, स्त्री-परुष, धनी-गरीब सब जाते थे । 
एव दिन प्रात:काल राजा झबेला ही पंदल जा रहा था। उधर ते एक 

प्रन्य पनी व्यापारी भी जा रहा पा | 


११८ भारतोय संस्कृति 


उन लोगों को रास्ते में एक माली मिला । माली के हाथ में एक 
सुन्दर सुगन्धित कमल था । शरद ऋतु समाप्त हो गई थी और शिशिर- 
ऋतु प्रारम्भ हो गई थी । कमल मिलना कठिन हो गया था । राजा और 
साहुकार दोनों को लगा कि उस कमल को खरीदकर उसे बुद्ध भगवान 
के चरणों में चढ़ाएं | साहुकार माली से बोला--“माली भाई, फूल 
कितने का है ?” 

माली बोला--' चार पैसे में” 

राजा बोला--“में दो आने देता हैँ मुझे दे दे ।” 

साहुकार बोला---“माली भाई, में चार आने देता हूँ मुझे दे ।” 

राजा बोला---“में आठ आने देता हूं । 

साहुकार बोला---'में रुपया देता हूं ।* 

इसपर कमल की कीमत बढ़ने लगी। माली ने मन में कहा, “ये लोग 
जिसके पास कमल ले जा रहे हैं यदि उसके पास में ही कमल ले जाऊँ 
तो मुझे भी ज्यादा कीमत मिलेगी ।” इस विचार से वह माली बोला--- 
“में किसी को भी नहीं दूंगा । श्राप लोग जाइये |” 

राजा और साहुकार जाने लगे । माली भी उनके पीछे-पीछे चला । 
भगवान बुद्ध एक शिलाखण्ड पर बेठे थे । हजारों लोग उनका उपदेश 
सुन रहे थे। राजा ने वन्दन किया और वह ग्ान्तिपूर्वक दूर जाकर बैठ 
गया । साहुकार ने प्रणाम किया और वह भी दूर जाकर बैठ गया । 
उसके पीछे वह माली भी था। भगवान वुद्ध के चरणों में वह कमल रख- 
कर वह भी नम्नतापूर्वक दूर जाकर बैठ गया । 

भगवान बुद्ध को देखते ही पैसों का स्वार्थी विचार माली के मन में 
आया ही नहीं | उस पवित्र मूर्ति के सामने पवित्र विचारों से ही उसका 
हृदय भर गया । उस वतावरणा में स्वार्थी विचार एक क्षण भर के लि 
भी जीवित नहीं रह सकते थे । 

जब एक क्षण भर की भेंद का इतना परिणाम हुआ तो १२ 
वर्ष के तप यदि एसे महात्मा के सत्संग में व्यतीत किये जायें तो जीवन 
* सोने-जैसा क्‍यों न होगा ? संत कंसे बोलते हैं, कैसे चलते हे, भिन्‍न-भिन्‍्न 
परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कँसे निर्भव रहते हैँ, 


१२० भारतीय संस्कृति 


भस्म करनेवाला, पशुपति, मृत्युअ्जय, शिव सबका आदिगुरु है। उससे 
ही सबकी ज्ञान-परम्परा प्रारम्भ होती है । 

जनक के गुरु याज्वल्क्य, जनक, शुक्राचार्य के गुरु, निवृति के शिष्य 
ज्ञानदेव, रामानन्द के शिष्प कवीर, इस प्रकार का यह सम्बन्ध शब्दों 
में प्रकट नहीं किया जा सकता। जबतक जीवन, स्वच्छ, शुद्ध और 
शान्त बनाने की लगन मनुष्य में रहेगी त्बतक यह सम्बन्ध भी संसार 
में रहेगा इसमें कोई शंका नहीं कि यह सम्बन्ध भारत में ही नहीं-- 
संसार में भी रहेगा । इसके रहने में ही संसार का कल्याण है । 


४ ९२:३१ 


चार पुरुषाथ 


धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं | ये चार वस्तुएं ही 
संसार में ऐसी हैं जिन्हें भ्यत्त करके प्राप्त करना चाहिए। पुरुषार्थ का 
श्र्थ है वह वस्तु जिसे मनुष्य को अपने प्रयत्नों से प्राप्त करती चाहिए, 
संपादन करना चाहिए। पुरुषार्थ शब्द का अश्रर्थ मराठो भाषा में कृतार्थता, 
पराक्रम, सार्थंकता.आदि होता है । हम कहते हैं कि 'ऐसा करने में कुछ 
पुरुषार्थ नहीं हैं । इसका मतलव यही है कि ऐसा करना मनुष्य को 
शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता । यह मनुष्य के लिए गौरबद्ाली 
नहीं है, इसमें कूछ पराक्रम नहीं है । 

भारतीय संस्क्ृति कहती है कि संसार में चार वस्तुएं प्राप्त कीजिये, 
चार वस्तुएं जोड़िये । भारतीय संस्कृति केवल एक वस्तु पर ही जोर 
नहीं देती । वह व्यापक है, एकाज़ी नहीं । भारतीय संस्कृति दैन्य और 
निराशा के गीत गानेवाली नहीं हैं। भारतीय संस्कृति पैसे को निद्ृष्ट 
वस्तु नहीं समझती । यहां अर्थ भी एक पुरुषार्थ हैँ । द्रव्य-सम्पत्ति 
त्याज्य नहीं है । प्रयत्नों के द्वारा द्रव्य प्राप्त कीजिये, सम्पत्ति जोड़िये। 
भारतीय संरक्षति में सम्पत्ति से परहेज नहीं है । भारतीय संस्कृति तो 
सम्पत्ति को हजम कर लेनेवाली हैं । सम्पत्ति की ही भांति कामोपभोग 


चार पुरुषार्थ १२१ 


की बात है | भारतीय संस्कृति काम को सम्मान का स्थान देती हूँ। 
काम भी एक पुरुषार्थ की वस्तु मानी गई हैँ। सम्पत्ति पवित्र हैं और 
काम भी पवित्र हे । मनुष्य को प्रर्थ श्लौर काम प्राप्त करने चाहिएं। 
सम्पत्ति प्राप्त करनी चाहिए और उसका ठीक-ठीक उपभोग भी करना 
चाहिए। यहां काम का श्रर्थ केवल रति-सुख ही नहीं है | काम का अथे हैं 
उपभोग, सुखोपभोग । काम का अर्थ है विषय-सुख, पंचेन्द्रिय का सुख, 
पंच-विषयों का सेवन । काम शब्द को इसी व्यापक भ्रर्थ में लेना चाहिए। 

तुकाराम के एक भअ्रभंग में एक बहुत बड़ी बात कही गई है-- 

“विधि से सेवन । धर्म का पालन ४ 

यदि विषयों का सेवन विधिपू्वेक किया जाय तो वह धर्महीन नहीं 
हैं । मर्यादित परिमारण में विषयभोग करने से धर्मच्यूति नहीं होती। 
धर्म का श्रर्थ ही हैँ विधियुक्त ग्रहण | तुकारामजी का एक झौर 
चरण हें-- 

“सद्ष्यवहारों से जोड़ो धन । उसे व्यय करो बन उदार मन ६” 

यह महान्‌ संत ऐसा नहीं कहता कि धन मत जोड़ो; लेकिन धन 
उत्तम व्यवहार से जोड़ो श्रौर उस जोड़े हुए धत को विवेक तथा उदारता 
से खर्चे करो, यही बात वह कहता हैं । 

विधि का श्रथ्थ हूँ भ्राज्ञा | स्मृतियों में विधि शब्द प्रनेक बार श्राया 
हैँ । स्मृति कहती है कि प्रत्येक कर्म विधिपू्वंक करो | विधि का मतलब 
हैँ शास्त्र-चचन । विधि का श्रर्थ हूँ स्मृति का बताया हुआ विधान। 
दिधि का मतलब हूँ धर्म | स्मृतिकार कहते हें कि जो कर्म विधियुक्त 
नहीं हैं वे प्रधामिक हैं । परन्तु कौन-सी विधि, किस लिए विधि, किसके 
लिए प्राज्ञा, किसके लिए बन्धन, किसके लिए मर्यादा ? 

भारतीय संस्कृति मानव-मन को पहचानती है । वह मनप्य के हृदय 
वगे भूख पहचानती हू । भारतीय संस्कृति इस बात को अपनी दृष्टि से 
धोनल नहीं करती कि मनुष्य में वासना-विकार हैं। यद्यपि भारतीय 
संस्कृति का ध्येय परमोच्च है तथापि वह मर्यादा को पहचानती 
भारतीय संस्कृति इस बात को भी नहीं भूलती है कि मानवी ब्ात्मा इस 
भट्टी के शरीर में बन्द हो गई है, यह झभात्म-हंस इस कीचड में फंस गया 


श्र भारतीय संस्कृति 


है उसे इसकी जड़ से धीरे-धीरे बाहर निकालना चाहिए । 

सारी मानव संस्कृति कीचड़ में से ही निकलती है | कीचड़ में कीड़े 
होते हैं, लेकिन कीचड़ में कमल भी खिलते हें । कीचड़ में कमल 
खिलाना ही भारतीय संस्कृति का ध्येय है । अन्धकार में प्रकाश का 
निर्मास करना, मिट्टी से हीरे और माणिक निर्माण करना, मृत्यु से 
अमरता प्राप्त करना ही भारतीय संस्कृति का ध्येय है | 

रवीन्द्रनाथ की एक सुन्दर कविता है । उसमें कवि कहते हैँ । “भगवान्‌ 
फूल से उसे दी हुई सुगन्ध की, रंग की मांग करता हैं। कोकिल से वह 
केवल उसे दी हुई कुह-कह की अपेक्षा रखता हैं। वृक्ष से वह केवल 
उसके फल की ही आशा रखता हूँ; लेकिन मनुष्यों के सम्बन्ध में भगवान्‌ 
का नियम निराला है। उसने मनुष्य को दुःख “दिया हैं। उसकी इच्छा 
है कि मनष्य उसमें से सुख प्राप्त करे | उसने मनुष्य को भ्रच्धकार दिया 
है । वह कहता है कि--.'इस अन्धकार में से प्रकाश उत्पन्न करो ।” उसने 
मनुप्य को मर्त्य बनाया है । वह कहता है कि 'इस मररा में से अमृतत्व 
प्राप्त करो ।' उसने श्रासपास चारों ओर गन्दगी फैला रखी है, श्रसत्‌ 
फँला रखा हूँ । वह कहता है---“इत असत्‌ में से सत्‌ प्राप्त करो, इस 
विप में से सुधा का सृजन करो, इस अ्मंगल में मंगल का निर्माण करो ।' 
भगवान्‌ का मनुष्य के सम्बन्ध में ही यह पक्षपात क्‍यों हैं ? मानव के 
ऊपर ही यह महान्‌ उत्तरदायित्व क्यों हें ? मानव के लिए ही इतनी 
कठोरता क्यों है ? यह अ्रसम्भव श्रपेक्षा क्यों है ? नहीं । भगवान्‌ कठोर 
नहीं है, दुष्ट नहीं है । वे यह अनुभव करते हैं कि सारी सृष्टि में मानव 
प्रासी ही वड़ा है। यदि मानव से ऐसी अपेक्षा न करे तो फिर किससे 
करे ? यह मनुष्य के लिए गौरव की बात है । जिप प्रकार किसी वीर से 
छोटे से कीड़े को मारने के लिए कहना उसका अ्रपमान करना है उसी 
प्रकार मानव से क्षुद्र वस्तु की अपेक्षा करना मानो उसकी शक्ति का 
अपमान करना है । भगवान्‌ को यह आशा है कि मेरा लाड्ला मनुष्य 
प्राणी सवकुछ कर सकेगा । भगवान्‌ को विश्वास हे कि चौरासी लाख 
योतियों के बाद पैदा होनेवाला यह बड़ा मानव प्राशी--यह सारी सृष्टि 
का मुकुट-मणि--मेरी आशा व्यर्थ नहीं जाने देगा ।” 


चार पुरुषाथ परे 


कितनी सुन्दर यह कविता है ! कितना महान यह विचार हैँ ! यह 
सष्टि बडी विशाल और गम्भीर हैं । शेक्सपीयर ने एक स्थान पर मानव 
के घड़ेपन का इसी प्रकार वर्णान किया हैँ कि मनुष्य केसा बोलता है, 
कितने सुन्दर ढंग से चलता है. कितना सुन्दर दिखाई देता हैं, उसका 
हृदय कितना बडा है, उसकी विचारशक्ति कैसी हैं, कंसी विश्ञाल दृष्टि 
है मानो मनृप्य भगवान्‌ की मूर्ति ही है । 

नर देह के महत्व का भारतीय सन्‍्तों ने भी वर्सान किया है-- 

न्य-धन्य है यह नर देह । यह है श्रपुर्वता का गेह । 
ये उदगार समर्थ रामदास स्वामी ने प्रकट किये हैं । 
“बहुना पुण्य-पण्पेन चीतेयं कायनोस्त्वया । 

इसमें कहा गया है कि अरे भाई ! यह मनुष्य-देह तुझे बड़े भाग्य से 
मिला है । तुकारामजी ने तो नर-देह को “सोने का कलश” कहा है। 
भारतीय सन्त कहते है कि इस नर-देह में पंदा होकर नर से नारायण 
होना ही महत्वपूर्ण ध्येय है । 

मनुष्य से कितनी बड़ी अपेक्षा की गई हैं ! लेकिन मनुष्य इस 
भ्रपेक्षा को कंसे पूरी करेगा ? पशु की भांति आश्लाचरण करनेवाला मनुष्य 
कंसे देव के समान हो सकेगा ? बनाडं था ने एक स्थान पर कहा हैँ 
“मनुष्पों को पैदा हुए हजारों वर्ष हो गये । भगवान्‌ आ्राश्ञा से प्रतीक्षा 
वर रहा हैँ । वह झ्पना उद्दृश्य पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयोग 
कर रहा धा। वह निन्न-भिन्न प्रकार के प्राणी निर्माण कर रहा था। 
यह सोचते-सोचते उसने हजारों प्राणियों का निर्माण कर दिया कि-- 
यह प्राणी मेरा उद्देश्य पूरा करेगा, भेरी आशा सफल करेगा; लेकिन 
उसको श्राशा प्मपूर्ण ही रही । पहले के अनुभव से लान उठाकर भगवान्‌ 
नदीन प्राणियों का निर्माण कर रहा था। लेकिन वह नवीन प्राणी 
भगवान्‌ को निराश ही करते थे । ऐसा करते-करते भगवान्‌ ने मानव 
वा निर्माण किया। अपनी सारी चतुरता खर्च करके, सारे अनन्त अनुभव 
उंटेल वार नगवान्‌ ने इस दिव्य प्राणी का निर्माण किया और वह 
॥। थका हृश्ा भगवान्‌ सो गया। उसे लगा कि यह मानव-प्राणी 
साथी झाशाएं पूरी कर देगा, मेरा मनोरध पूरा कर देगा वह 


रजँ कु ५ 4 


१२४ भारतीय संस्कृति 


नि:शंक होकर सो गया । जब में जागू गा तब मुझे मनुष्य की दिव्य कृति 
देखने को मिलेगी और आंखों की भूख मिटेगी, इसी आशा से भगवान्‌ 
सो रहा हैँ। लेकिन अ्रव तो हजारों वर्ष हो गये और यदि भगवान्‌ जगा 
तो उसे क्या दिखाई देगा ? क्या भगवान्‌ को अच्छा लगेगा ? क्‍या वह 
परात्पर पिता अपने को घन्य समझभेगा ? क्‍या मानवी संसार का उत्सव 
देखकर उसकी आंखों में आनन्दाश्रु उमड़ पड़ेंगे ? क्या उसका हृदय 
प्रेम से भर आयगा ? क्या वहु इस मानव को अपने गले लगाकर 
प्रेमाश्रुश्नों से नहला देगा ? 

“पर यहां क्‍या हो रहा है ? मनुष्य मनुष्य को गुलाम बना रहा है । 
मनुष्य मनृष्य को सता रहा हैँ, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा हैं, जला 
रहा है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नोच रहा है । दांत किटकिंटा कर 
और झोठ काटकर वे एक-दूसरे को देख रहे हैं । इनसे तो स्थार और 
व्यात्न ही अच्छे हैँ, सप और सिंह ही अच्छे हैँ | चील और गिद्ध ही 
अच्छे हो सकते हैँ; लेकिव मनुष्य नहीं । वह तो सारी सृष्टि का संहार 
करने पर तुला हुआ है । वह पत्ती खाता है, फल-फूल खाता है, पशु-पक्षी 
मारकर खाता हैं । कभी-कभी खेल-खेल में उनका शिकार करता हैं । 
अरे, बह तो अपनी जाति को ही मिटा रहा है । वाघिन अपने बच्चे 
खाती हैँ । उसका एक ही बच्चा बचता है । बिल्ली भी अपने बच्चे खा 
जाती हैँ । प्रसववेदता को सहन करनेवाली वह माता अपने ही 
बच्चे खा जाती हैँ। पर मनृष्य भी तो ऐसा ही कर रहा है । 
श्रपने पेट की आग को शान्त करने के लिए वह पड़ोसी राष्ट्रों 
को खा जाता हैं। मानव मानव को खा रहा हूँ । मनुष्य का अश्र्थ 
हो गया है वृद्धिमान्‌ वाध। ऋरता को बुद्धि का साथ मिल गया । अब 
क्या ? बाघ के तो सिर्फे नख ओर दांत हें । जब कोई प्राणी उप्के पास 
जाता हैँ त्मी वह उसको खाता है। लेकिन बुद्धिमान्‌ मानव-बाघ ने एक 
आइचर्य की वात कर दी है । वह पचासों मील दूर से भी मार सकता 
हैं। वह आसमान से मार सकता हुँ, पानी में मार सकता है, रात में 
मार सकता है, हवा से मार सकता है, किरण से मार सकता है । सारे 
संसार के हिसक तत्वों की खोज करके वह उनका उपासक बन रहा है । 


चार पुरुषार्थ श्र 


मारने के साघन खोज निकालना ही उसकी संस्कृति हें। यह मानव- 
संसार खून से सना हुप्ला है। यहां चीत्कार और पीड़ा है । बली निर्वल 
को दबा रहा हैँ | विनाशक शक्ति की प्रशंसा की जाती हैं। पाशविक्र वल 
के शास्त्र पढ़ाये जाते हैं। कोई सुख में हैँ तो कोई दुःख में । कोई 
विलास में हैं तो कोई विनाश में । कोई महलों में तो कोई रास्तों पर 
पड़ा हैं । कोई प्रजीर्ण से मर रहा है तो सैकड़ों बिना श्रन्न के मर रहे है। 
कोई वस्त्रों की श्रधिकता से घुट रहा है तो कोई वस्त्र के अभाव में 
ठिटुर रहा हैँ । कोई स्देव गद्टों पर लोट रहा है, कोई श्रम नहीं करता 
है, हाथ-पर मेले होने नहीं देता हे । उसे ठंड और धूप नहीं लगती 
हैं तो दूसरों को सुख की नीद भी नसीब नहीं है, विश्राम भी नसीब 
नहीं, होता है । चाहे धूप हो, वर्षा हो, दिन हो, रात हो, खाने को हो 
नही बीमार हो, अ्रच्छा हो. घर में बच्चे तड़प रहे हों, पत्नी मर रही 
हो, सदेव काम करना ही पड़ता है । एक शोर संगीत है तो एक ओर 
कराह हैं, एक ओर चैन हूँ तो एक श्लोर श्रभाव, एक ओर आनन्द तो 
एक श्रोर मृत्यु, कंसा है यह मानव-संसार ! 

“भगवान्‌ को यह हृदयविदारके दृश्य देखकर कंसा लगेगा ! अपनी 
सारी ग्राधा-प्राकांक्षा को घल में मिलती हुई देखकर उस जगदीश्वर को 
वया महसूस होगा ? वह निराशा से पागल हो जायगा । उसकी अनन्त 
प्राथा नष्ट हो जायगी । उसकी सहनश्ीलता का अंत हो वायगा । वह 
मानव की और क्रोध से जलती हुई आंखों से देखेगा और मानव जलकर 
भस्म हो जायगा। वह मानव को संसार से मिटा देगा। वह समकेगा 
किः यह प्रयोग असफल हो गया। किसे मालम शायद वह को 
रस बारे हे है 0 

दर्ना्ड शा को यह प्रतीत होता धा कि भगवान्‌ मानव को मिटा देगा 
लेविन भगवान्‌ ऐसा नहीं करेगा क्योंकि भगवान्‌ ने यह भ्रनभव कर 
लिया हूँ कि इसी मानव में सत्‌ शवित भी है । इन राक्षसी और निर्लज्ज 
मानदों में से ही भगवान्‌ बुद्ध पैदा हुए, भगवान ईसा पैदा हए. 
एन्‍्ही मानउनद्नारियो में से फ्रान्सिस निकले, तुलसीदास निकले. इन्ही 
मानद-प्राशियों में से महात्मा गांधी प्रकट हुए. रवीद्रनाथ पैदा हुए । 


१२६ भारतीय संस्कृति 


भगवान्‌ को ग्राशा हैं। खद॒टे फल का त्याग नहीं करना चाहिए, वही 
खट्टी अभियाँ एक दिन परकेंगी और उसका खट्टापन मधुर रस में बदल 
जायगा । मानव-प्राणी भी एक दिन इसी प्रकार पक्केगा | कुछ पके हुए 
फल बड़े ही मधुर निकले, यह बात भगवान्‌ नें देख ली है । वह अनन्त 
काल तक आशा से राह देखता रहेगा । 

रामतीथथ कहते थे---“हम सत्र ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़नेवाले बच्चे 
हैं । कोई सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के दीवानखाने तक पहुंच गये हैं, 
कोई ऊपर की अन्तिम सीढ़ी पर हैं, कोई बीच में हैँ, कोई नीचे की 
सीढ़ी पर हैं कोई सीढ़ी के पास खड़े हैं श्रोर सीढ़ी की ओर दौड़ रहे हैं । 
एक दिन सारे बालक दीवानखाते में श्रा जायेंगे । उस दिन अपूर्वे उत्सव 
होगा, मधुरतम संगीत होगा । 

“मानव-यात्रा शुरू हो गई है । हम सव लोग यात्री हैं मांगल्य की 
प्रीर जाने वाले यात्री । नदी सागर की ओर जाती है तो क्या वहु सीधी 
जाती है ? क्‍या वह एक गति से एक ही वेग से जाती हैं । नदी कभी 
टेढ़ी जाती है, कभी ऊंचाई से निःशंक होकर छलांग मारती है, कभी 
उच्छुद्धल हो जाती हूं, कभी गांव नष्ट कर देती है; कभी गंभीर तो 
कभी उथली, कभी हँसती हैं तो कभी रोती, कभी भरी हुई तो कभी 
रीती, कभी जंगल के कांटों में से चलती हैँ तो कभी प्रसन्‍त मन से मैदान 
में वहती हैं । लेकिन अन्त में सागर के चरणों में मिर जाती हैँ श्रौर 
नदी की राह देखने वाला, उन हजारों नदियों की रात-दिन राह देखते 
रहनेवाला वह सागर उसे अपने हजारों हाथों से गले लगा लेता है--- 
अपने में एकरूप कर लेता हैं ।” 

वे पर्दत--सरिताओं को जन्म देनेवाले वे पहाड़ अपनी कन्याप्रों पर 
ऋध नहीं करते । वे आ्राशा से बच्चियों की ओर देखते रहते हैँ । अपने 
श्रागीर्वाद भेजते रहते हैं । वे उनमें जीवन भरते रहते हैं । पर्वत को यह 
अमर आशा रहती है कि अन्त में मेरी वालिका अनन्त सागर के पास 
जायगी, वह भले ही टेढी-मेढ़ी जाय, लेकिन अपने ध्येय को श्रवश्य प्राप्त 
करेगी । वह हिमालय स्वयं पिघलकर उत्तको पानी पिलाता है । मूक 
रहकर वह हिमालय कहता रहता है--“जाओओ बच्चियो, जाओ | में 


चार पुरुषार्थ १२७ 


श्रद्धावान्‌ हूं । गंगा-यमुन्ा जाओ । तुमपर मुझे विश्वास है ।” 

ऐसी ही है भगवान्‌ की आझ्राशा कि प्रन्त में मानव प्राणी उसकी 
प्रोर प्रायगा । उसमें यह श्रद्धा हैं कि वह प्रेम की झोर, सहयोग की 
प्रोर, एकता की ओर, मंगल की ओर, पवित्रता की श्लोर आ्रायगा । इसी 
श्रद्धा से वह चन्द्र-सूर्य को प्रदीप्त कर रहा हैँ । तारों को प्रदीप्त कर 

हा हूँ । वादलों को भेज रहा है । फूल-फल का निर्माण कर रहा हैं । 

हवा को नचा रहा हैं । श्रनाज उगा रहा हे । 

मनुष्य को इस ध्येय की ओर ले जाने का काम हैँ धर्म का। यही 
संस्कृति का प्राप्तव्य हे, यही गन्तव्य । इसी ध्येय. की श्रोर समाज को 
ले जाने के लिए संत व्याकुल रहता हैं । संत मुक्त होते हैं; लेकिन वन्धन 
में बंधे हुए लोगो को मुक्त करने के लिए वे स्वयं वन्धन में वंधते हैं । 
वीचड़ में गड़े हुए लोगों को निकालने के लिए वे खुद कीचड़ में गड़ते 
है । सजे हुए दोमड््जिला दीवानखाने में उनसे नहीं बैठा जाता। जंगल में 
भव्वनेवाले वन्धुग्नों को ज्ञान की सीढ़ी के पास लाने के लिए संत्त 
कमर कसकर शप्राथा के साथ प्रयत्त करते हैं । वे श्रपना बलिदान 
देते हैं । 

संत लोगों को पुचकार-पुचकार कर ध्येय की ओर ले जाते है । 
जिस प्रकार घोड़े को पुचकारना पड़ता हैँ उसी प्रकार मनुष्य को भी 
पुचवारना पड़ता हैँ । संत कहते हें--विपयोपभोग करो, सम्पत्ति जोड़ो-- 
इसमें कोई हज नही हूं, लेकिन थोड़ी मर्यादा का खयाल रखो | मनष्य 
बे यह वात सिखाने की श्रावश्यकता नहीं कि खाझ्नो, पियो, सोग्रो, 
विषयों वा भोग करो, सम्पत्ति प्राप्त करो, मारकाट मचाश्रो, हिसा 
करो । यह तो उसके रवत में ही है । यह तो उसकी जन्मजात वृत्ति है। 
धर्म यह बात नही वाहता हूँ । धर्म इस वृत्ति को मारता भी नहीं हूँ । 
परम बहता हैं इस वृत्ति को मर्यादित बनाग्रो । यदि खाना ही हैँ तो भाई 
साप्रो, लेबिन जरा होशियारी से खाद्यो । तेल, मिर्च मत खाद्यो | बासी 
चीजें मत खाप्नो | मांस-मछली मत खाम्नो । जो मन में श्रा जाय वही 
मत झाप्नो । जब भूख लगे तभी झाप्मो । खानें का समय भी निश्चित 
फर लो | सोने के दो घंटे पहले हो खा लो। खाने के बाद बहुत व्यायाम 


श्श्८ भारतीय संस्कृति 


मत करो । जिसे हुजम कर सकते हो वही खाश्ो । यदि मांस-मछली ह॑ 
खाना हैं तो मन में आया उसी जानवर का मांस मत खाद्मो । जो हजः 
हो सके वही खाझो । इसमें भी नियम का पालन करो । नियमों क 
विचार करो । 

यदि तुम्हें सोना है तो सोग्नो, लेकिन जल्दी सोभ्रो और जल्दी उठो 
बहुत ज्यादा मत सोश्रो । इससे आलस आयगा । शरीर भी कमजों' 
होगा। मुक्त हवा में सोझ्रो । करवट से सोग्ो । पैर लम्बे करके सोग्रो 
रात में ही सोश्नो । दिन में मत सोझो । विधिपूर्वक सोझो । 

भाई, यदि तुम्हें विषयभोग करना हूँ तो करो, लेकिन प्रतिदिन हू॑ 
विषयभोग करना तो झोभा नहीं देता । पशु-पक्षी भी संयम रखते रे 
फिर तुम तो मनुष्य हो | अ्रमावस्या व््य करो, अ्रमुक वार वर्ज्य करो 
किसी-न-किसी प्रकार का बन्धन पालो, व्रत रखो । कम-से-क्म इसीलि' 
संयम रखो कि तुम ज्यादा दिनों तक विषयभोग कर सको । जिस प्रका 
एक ही दिन खूब खा लेने से श्रादमी मर जाता है, लेकिन प्रतिदिः 
प्रमाण से भोजन करने से बहुत वर्षो तक जिह्ना का सुख प्राप्त क 
सकता है । उसी प्रकार प्रमाण से विषय-भोग करने से तुम्हारी कि 
बहुत वर्षो तक चलती रहेगी । अतः अपने सुख के लिए बन्धन में बंधे 

यदि तुम्हें हिंसा ही करनी हैँ तो करो । लेकिन इसमें भी कुर 
नियमों का पालन करो । विपेली गैस मत छोड़ो | बमगोले मत गिराशग्रो 
गदा-युद्ध में कमर के नीचे प्रहार मत करो। रात्रि के समय लड़ाई बर 
कर दो । एक आदमी पर बहुत से आदमी आक्रमण मत करो। स्त्रियों 
बच्चों और वृढ़ों को मत मारो । व्यर्थ ही किसीको अन्याय से मः 
मारो । जब कोई तुम्हें मारने आए तभी उसका प्रतिकार करने के लि 
खड़ें होश्नो । किसी को धोखे से मत मारो । 

सम्पत्ति प्राप्त करना है, करो। लेकिन प्राप्त करो उत्तम व्यवहाः 
से ही । किसी को घोखा मत दो, किसी को लूटो मत । चोरी और मार 
पीट मत करो। गरीबों का शोपण मत करो। बहुत फायदा मत् 
उठाओ । बहुत ब्याज मत लो । दूसरे देशों को शराब पिलाकर पैरे 
मत कमाग्रो । दूसरे देशों को तलवार की नोक के बल पर अफीम मत् 


चार पुरुषार्थ १२६ 


खिलाओ्ोो, इसरे देशों के लोगों को वेकार बनाकर, उनके उद्योग-धन्धेः 
मारकर और उन्हें गलाम बनाकर पैसे मत लूटो । दूसरे के घर मिरा 
कर अपने मकान पर मड्जिलें मत वनाप्नों । दूसरों को लूटकर स्वयं 
सम्पत्तिवान्‌ मत बनो । दूसरों को रुलाकर स्वयं मत हंसो । 

धर्म यहो बात कहता है । धर्म-स्थापना करनेवाले मनुष्य घीरे- 
घीरे प्रगति की ओर जाते है । घर, अर्थ, काम, मोक्ष | अर्थ और काम 
के प्रारम्भ में धर्म है और अन्त में मोक्ष । मनुष्य का प्रयत्न मोक्ष के 
लिए है। मोक्ष का त्र्थ है स्वतन्त्रता, आनन्द । मोक्ष का अर्थ हैं दुःख 
से, चिन्ता से छुटकारा | मोक्ष का श्रर्थ है परम सुख, केवल शान्ति । 
मनुष्य का सारा प्रयत्न मोक्ष प्राप्त करने दे लिए ही है। लेकिन यह्‌ 
मोक्ष कंसे प्राप्त हो सकता है ? वासना और विकार के पुतले इस दुरबल 
मानव को यह परम शान्ति किस प्रकार प्राप्त होगी ? 

क्या केवल भोग से शान्ति मिलेगी ? यह मनृष्य भोग भोगते समय 
हंसता है श्लौर भोग लेने पर रोता हैं । भोग में सच्चा सुख नहीं हैं । 

भ्रनिवंन्ध, श्रमर्याद भोग में सुख नहीं हैँ । विधि-हीन, ब्रत-हीन, संयम- 
हीन भोग रुलाता है । वह हमको स्वयं भी रुलाता है - शौर साथ हो 
समाज को भी । भोग भोगने का प्रयोग समाज ने करके देख लिया हैँ । 
ययाति ने लगातार भोग का प्रयोग करके देखा । वह वार-बार तरुण बन 
जाता था। श्रपने पृत्र की तरुणता ले लेता श्लौर बार-वार भोग 
भोगता था । लेकिन भ्रन्त में वेचारा घबरा गया | हजारों वर्षों तक यह 
प्रयोग वरके उसने मानव-जाति को यह सिद्धान्त दिया--- 
“न जातु काम: फामानामुपभोगेन श्ाम्यति 

यदि दर्षो तक काम का उपभोग किया जाय तो भो काम श्ञान्त 
नहीं होता । भ्नग्नि में श्राहुति डालने से वह बुरूती तो नहीं किन्तु 
प्रधिवाधिक प्रज्दलिट ही होती है । 

तब यह प्रयोग असफल हो गया तो फिर क्या करें ? इच्द्रियां तो 
भोग वे; लिए ललचाती रहती है । 

इंश्दर ने हमें बनाया दास इन्द्रियों का 
हम इन एन्द्रियों के गुलाम है । हम एकदम इन्हें किस प्रकार अपने 


१३० भारतीय संस्कृति 


काबय में करें ? यदि इन्हें हम बिलकुल भोग न दें तो ये अपनी जवान 
लपलपाने लगती हैं और मौका देखते ही उच्छुद्डल वन जाती हैं । उन्हें 
भखा रखना, उन्हें जबरदस्ती मनुष्यता सिखाना भी कठिन है। उन्हें 
वन्धनमुक्‍त, स्वतन्त्र बनाना भी विनाशकारक है । भारतीय संस्कृति 
कहती है कि भोग हो, लेकिन प्रमाण से हो, संभलकर हो, गिनकर हो । 
प्रथे और काम के पीछे धर्म होना चाहिए । पहले धर्म का अधिष्ठाने 
होना चाहिए। धर्म की नींव पर ही श्र्थकाम के मन्दिर की इमारत 
बनाइये । यदि अर्थ और काम के साथ धर्म होगा तो वे सुखदायी बनेंगे । 
वे बन्धनकारक न होकर मोक्षकारक होंगे | श्रर्थ और काम में भी श्र्थ 
को प्रधानता प्राप्त हूँ क्योंकि यदि श्र्थ न हुआ तो फिर काम कहां 
रहेगा ? यदि खाने-पीने के लिए कुछ न हुआ तो हम मर जायंगे । फिर 
काम-भोग कैसा ? प्रर्थ का मतलब हैं काम की साधना । श्रर्थ के बिना 
काम-वासना, भिन्‍न-भिन्‍न विषयों की इच्छा कैसे तृप्त होगी ? द्ब्य के 
विना सब व्यथे हैं । घन-घान्य के बिना काम तड़फड़ाकर मर जायगा। 
अर्थे भर काम इन दो प्रवृतियों में भी भ्र्थ का पहला स्थान है यह 
वात भारतीय संस्कृति ने पहचानी और इन दोनों प्रवृत्तियों को धर्में के 
बन्धन में बांघा । श्र्थ और काम को धर्म के नियन्त्रण में रखिये। लेकिन 
धर्म के नियन्त्रण में रखने का वया मतलब हूँ ? पर्म का क्या अर्थ हूँ ? 
क्या धर्म का मतलब चोटी हूँ ? धर्म का मतलव क्या चन्दन है ? धर्म का 
मतलव क्या माला है ? धर्म का मतलब जनेऊ है ? धर्म का मतलब 
हरि-हरि' बोलना है ? जप करना है ? घर्मं का मतलत्र क्या यह हैं कि 
बिना कुछ किये भोग भोगना ? धर्म का मतलब क्‍या «घंटा या शंख 
बजाना है ? घ॒र्मं का मतलव क्या वाजे बन्द कर देना हैं? घर्म का 
मतलव क्या वाजे वजाना हैं ? घर्मं का क्या मतलब है ? 
भारतीय संस्कृति ने धर्म की श्रत्यन्त शास्त्रीय व्याख्या की हूँ। 
“घारणात्‌ धर्म:” यह है वह व्याख्या । जो सारे समाज को घारण करता 
हैं वह घर्म है। धारणा किसका ? हमारा, हमारी जाति का, हमारे देश 
का, मानव-जाति का या चराचर सुष्टि का । सृष्टि में मनुष्य एक बड़ा 
प्राणी है । बड़प्पन मुफ्त में नहीं मिलता। वड़प्पन का मतलब हैं उत्तर- 


चार पुरुषार्थ १११ 


दायित्व । मनुष्य को सव॒की व्यवस्था करनी चाहिए । मानव के नीति- 
चास्त्र में सारी सुष्टि का विचार किया जाना चाहिए । इस बात का 
विचार तो होना ही चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार 
करना चाहिए; लेकिन मानव-नीतिशास्त्र इस बात का भी विवेचन 
वरेगा कि पण्-पक्षियों के साथ, तृण, वुक्ष-वनस्पति के साथ, नदी-नाले के 
साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। 

मनु ने प्रयनी स्मृति को 'मानव धमंशास्त्र' कहा है। उसने 'आ्रार्यो 
का,' भारतीय लोगों का! इस प्रकार का नाम नहीं रखा है । मनु मानवों 
का धर्म बताता है | मनु अपनी दृष्टि से मानवता का प्लाचार बताता 
हैं । भ्राज मनु के विचार श्रच्छे नहीं लगते । ग्राज उसकी दृष्टि सदोप 
प्रतीत होती हैं; लेकिन यह बात महान हैँ कि मनु मानव-जाति का 
विचार करता हुँ । 'मानव-धमंशास्त्र” यह शब्द ही हृदय प्ौर बुद्धि को 
ध्रानन्द देता है । 

तो फिर जो धर्म को धारण करता है वही मानव हूँ । क्षण भर के 
लिए मानवेतर सृष्टि का विचार न करें तो कम-से-क्म मानव-जाति के 
कल्पाण पर तो विचार करें। मनू्‌ कहते हैं कि सारे मानवों का विचार 
वरो | श्र्थशास्त्र का श्राधार सारी मानवजाति का कल्याण ही होना 
चाहिए । जो श्रथंशास्त्र किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या राष्ट्र विशेष 
वा ही विचार करता हैं वह श्रथृंशास्त्र धर्म पर प्राघारित नहीं है। 
धर्म पर ध्राघारित धमंश्ास्त्र सवका विचार करेगा। 

प्रनाय जातियों को दास बनाकर केवल श्रार्यों को उन्नत बनानेवाला 
प्रथंशास्त्र सदोष हुँ । मुसलमानों को छोड़कर केवल हिन्दुओं को घनवान 
दनानेवाला प्रर्धशास्त्र सनातन संस्कृति का नहीं हैं। यदि ब्राह्मणोतरों 
वो छोड़वार द्राह्मणा धनवान होना चाहें, हरिजनों को छोड़कर ब्राह्मणोंतर 
पनिक बनना चाहें, महाराप्ट्र को मारकर युजरात सम्पन्न होना चाहे, 
बंगाल को ड्बोकर मारवादी कुदेर होना चाहे तो यह नहों कहा जा 
सकता कि वहां धर्ममय धर्पशास्त्र हैं। किसानो को भछदूर बनाकर 
रात-दिन गुलामों बी भांति उन्हें कष्ट देकर उनके छ्वारा पैदा किये हुए 
मूफ्त के घरनाज से अपने कोठे भरकर घनवान दनने वाला जमींदार 


१३२ भारतीय संस्कृति 


पापी हे । मजदूरों को दस-दस घंटे तक वेलों की तरह काम करवाकर 
उन्हें पेटभर भोजन न देनेवाला, उनके मकान की ठीक व्यवस्था न 
करनेवाला, उनके बालवच्चों की चिन्ता न रखनेवाला, उन्हें स्वेतन 
छुट्टी न देनेवाला, उनके सुख की चिन्ता न रखनेवाला और इस प्रकार 
धनी बननेवाला कारखानेदार पापी है । इन सबके श्रर्थशास्त्र अन्याय 
के ऊपर, अधर्म के ऊपर अधारित हैं । किसान पर, चाहे उसके यहां 
भ्रनाज हुआ हो चाहे न हुआ हो, मनमानी ब्याज की दर लगानेवाला, 
उनके श्रनाज को जब्त करवाकर उसके घरबार को .नष्ट करवा देने- 
' बाला, उसके प्रिय गाय-वेल-ढोर को बांधकर ले जानेवाला, बाल-बच्चों 
को श्रन्न का मोहताज बना देनेवाला, स्वयं मौज उड़ानेवाला, हृदयहीन, 
कृपण साहुकार श्रधर्म का अ्रथंशास्त्र चला रहा है । 
आज सारे संसार में यही अधर्म का श्रर्थशास्त्र चल रहा हैं। 
इसीलिए सर्वत्र विषमता है । इसीलिए दुःख, देन्य, दारिद्रय्य की कमी नहीं 
है । मुट्ठी भर पूंजीपति सारे संसार पर अपनी सत्ता चला रहे हैं। भारतीय 
संस्कृति इस वात को सहन नहीं करेगी । भारतीय संस्कृति अद्वेत के 
श्राधार पर बनी हुईं हैं, समाज-निर्माण पर बनी हुईं है । 
सर्वेउत्र सुखिनः सस्तु 
सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पह्यन्तु 
भा कविचित दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
यह है भारतीय संस्कृति का ध्येय । भारतीय संस्कृति नहीं कहती 
कि एक व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए, एक को मौज उड़ाने देने के 
लिए लाखों लोगों को जैसे-तैसे कीड़े-मकोड़े की तरह जीना, और बेहद 
श्रम करना चाहिए । 
फरूंगा में सब जगत्‌ श्रशोक | . 
श्रानन्द पूर्ण होंगे त्रिलोक ॥ " 
यह है भारतीय सन्‍्तान की घोषणा । सन्‍्तों ने सबको सुखी और 
समृद्ध बनाने .का भण्डा उठाया है । मजदूरों के साथ. पशु.की तरह, गुलाम 
की तरह व्यवहार करनेवाले ढोंगी कारखानेदार, किसानों : का शोपण 


चार पुरुषार्थ १३१ 


करनेवाले ढोंगी साहुकार, श्नासामियों को सतानेवाले तम्बरदार और 
जमींदार श्रौर इस शोषण को आशीर्वाद देनेवाले ढोंगी सन्त-महन्त 
भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं । उन्हें सनातन संस्कृति का पता 
नहीं हैं, वे उसे नहीं समभते । 
॒दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय 

महाभारत में श्रथज्ञास्त्र का यह सिद्धांत बताया गया हैँ । दरिद्रों का 
भरण-पोषण करना चाहिए । जो गड्ढे हैं, उन्हें भरना चाहिए। लेकिन 
एक श्रोर के गड्ढे भरने के लिए दूसरी श्लोर की टेकरियां मिटानी पड़ेंगी । 
ध्राज समाज में एक ओर पैसे का ढेर है और दूसरी और कुछ नहीं । 
इस पैसे के ढेर को हर प्रोर बांट देना चाहिए । 

समाज में सम्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए । 
इनके ऊपर व्यक्ति वा स्वामित्व होना हानिकारक हैं । खासकर बड़े-बड़े 
उत्पादन के साधन तो व्यक्तिगत होने हो नहीं चाहिए | इसके बिना 
समाज के ये गड्ढे दूर नहीं किये जा सकेंगे। समाज में जितनी सम्पत्ति 
उत्पन्न हो उसका ठीक-ठीक विभाजन होना चाहिए। 

श्राजतक हर एक व्यक्ति प्रपने-अपने विशेष गुणधर्म का विशेष 
मूल्य रखता था; लेकिन किसी भी कर्म की, किसी भी कौशल की कीमत 
हम कंसे ठहरा सकते हैं ? झ्राठ घंटे तक एड़ी-चोटी का पसीना एक करने- 
दाले मजदूर के वगम की बया दो झाने ही कीमत है ? श्लौर डावटर की 
४ मिनट की भेंट (विजिट) की कीमत क्या ५) रुपये है ? कारकुन 
वे; वाम वी वया १५) मासिक झौर मामलेदार के श्रम की ४००) 
मासिक ? प्राथमिक शाला के शिक्षक के भ्रध्यापनत की कीमत वया २०) 
ध्रोर प्रोफेसर के केवल २-३ घंटे पढ़ाने की कीमत १०००-४०० रुपये ? 
सर्दी-गर्मी में, रात में, दिन में बत्ती दिखानेवाले रेलवे मजदूर की कीमत 
दया १०) हो हूं ? भौर गाड़ी में घमनेदाले इन्जीनियर के श्रम की कीमत 
४००) है ? रास्ते की सफाई करनेवाले को ५) रुपये शौर किसी गायक 
को घंटे भर गाने वे ५००) ? 

ये कीमत कोन निश्चित करता हैं ? इन कीमतों को कैसे निश्चित 
झरना चाहिए ? कोई मिल-मालिक कहुता है कि 'मेने पहले झपनी 


श्३४ भारतीय संस्कृति 


पुंजी लगाई, इधर-उधर घृमा, शेयर वेंचे, पूंजी बढ़ाई, सारी योजना 
बनाई, संगठन किया तब कहीं जाकर यह मिल खड़ी हुई। मेरे इस काम 
की कीमत नहीं आंकी जा सकती । मजदूरों को थोड़ी-सी मजदूरी देकर जो 
कुछ बचे वह सारा लाभ मेरी संगठन बुद्धि की, मेरी कल्पताशक्ति, मेरी 
योजनाशबित, मरे व्यवस्था-चातुर्य की कीमत हैं। उसे में लूंगा । इसमें कोई 
अन्याय नहीं, अथर्म नहीं । अपने विशेष गुणों का प्रतिफल में क्‍यों न लूं ? 
लेकिन ये लोग यह बात नहीं समभते कि वे गुण भी विशेष 
वातावरण तथा परिस्थिति के कारण उनको मिले हैं । मनृष्य के गुण 
तो समाज-निर्मित हैँ । उन गुणों का श्रेय उन लोगों को नहीं, उस 
विश्येप-परिस्थिति को हैं। श्रतः मनुय्य में जो भिन्‍न-भिन्‍नः गुण दिखाई 
देते हैं उत्ते लिए उसे उन गुणों पर घमण्ड नहीं करना चाहिए। 
उसे त्तो उन गुणों के लिए समाज का ऋणी होना चाहिए श्रौर 
समाज को उन गुणों का लाभ देना चाहिए | यदि कोई भीम- 
जैसा बलशाली आकर कहे कि में बलवान हुं । में जैसा चाहूंगा वेसा 
अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा । में दूसरों को कुचल दुंगा, डुबाऊंगा, 
सताऊंगा, ब्ोपर करूंगा तो क्या यह वात ठीक होगी ? मेरे पास जो 
शक्ति हूँ वह दूसरों की रक्षा के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए है । 
क्योंकि मेरी शक्ति मेरी अपनी नहीं है । वह .भी मुझे समाज ने ही दी 
हैँ । समाज ने मुझे खाने-पीने के लिए दिया हूँ । प्रकृति ने मुझे हवा दी, 
प्रकाश दिया तभी में जिन्दा रहा, वलवान बना । मुझे अपनी शक्ति 
अपने पोषण करनेवाले समाज की सेवा के काम .में खचे करनी चाहिए । 
भारतीय संस्कृति कहती हैँ कि अपने वर्ण के अनुसार सेवा के काम 
उठा लीजिये । लेकिन उनमें ऊंच-नीच का भेद खड़ा मत कीजिये। यह 
मत लिखिये कि बौद्धिक कम की विश्ेप कीमत व शारीरिक श्रम की कम 
कीमत हैँ । किस कम की किस क्षण कितनी कीमत हो जायगी इसकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । हर एक व्यक्ति को अपने विशेष गणधर्म के 
अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी पात्रता के अनुसार कर्म करना 
चाहिए । जो देख-रेख करना जानते हैं उन्हें देख-रेख करना चाहिए । 
जो यन्त्र ठीक कर सकते हें उन्हें यन्त्र ठीक करना चाहिए। जो यस्त्र - 


चार पुरुषार्थ १३४ 


चलाना जानते हें उन्हें यन्त्र चलाना चाहिए। कम भिन्‍न-भिन्‍न होने 
पर भी उनका मुआवजा कम-प्रधिक नहीं होना चाहिए | 

योग्यतानसार काम प्लौर आवश्यकतानुसार मुश्रावजा---यह धामिक 

प्रथंशास्त्र का सिद्धान्त हैं । दो मजद॒र हैं, एक मजदूर भ्रधिक कुशल हैं 

दूसरा इतना कुशल नहीं हैं। जो कुशल हैं उंसके केवल दो बच्चे हूं 
्रौर मान लीजिये कि जो कम कुशल हूँ उसके चार बच्चे हैं । तो 
होशियार मजदूर को श्रपेक्षा उस कम कुशल मजदूर को अधिक 
मजदूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी प्रावश्यकता अ्रधिक हैँ । समाज व. 
या तो उन बच्चों की व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से करनी चाहिये या उस 
मजदूर को अधिक मजदूरी देनी चाहिए । 

यदि किसी कारकुन के चार बच्चे हों श्रोर मामलेदार को बच्चे हों 
हो नही तो कारकून को ५०) वेतन दीजिये श्रौर मामलेदार को १५) 
दीजिये । यह बात तो हैँ नहीं कि मामलेदार होने के कारण वह ज्यादा 
खाता है । वेतन तो प्रावश्यकताप्रों की पूर्ति के लिए हैं। यदि मामलेदारः 
को दौरा करना पड़ता हैँ तो सरकार उसकी झलग से व्यवस्था करेगी; 
लेकिन केवल खाने-पोने के लिए बहुत वेतन नहीं मिलना चाहिए। 
मामलेदार वे; पास बहुत से लोगों का प्राना-जाना रहेगा श्रतः यदि उसके 
लिए स्थाई रूप से एक बंगला बनवा दिया तो काम हो जायगा । 

यदि मामलंदार श्रधिक योग्य हो, भ्रधिक पढ़ा-लिखा हो, कानून का 
भ्रच्छा प्रध्ययन कर चुका हो तो उसके हाथ में अधिक सत्ता दे दीजिए । 
उन्हें श्रपनी योग्यतानूसार काम दीजिए। लेकिन वेतन योग्यतानुसार 
देना उचित नही हूं । यदि योग्यतानुत्तारा काम झौर ब्रावश्यकतानसार 
वेतन वा सिद्धान्त व्यवहार में लाया गया तो यह कहा जायगा कि वर्ण- 
परम का पालन हो रहा हूँ । वर्णा-धर्म का अर्थ है योग्यतवानलार समाज 
का काम प्रपने हाथ में लेना और पेट के लिए जितना ग्रावश्यक हो 
उतना लगा । 

भारतीय संस्कृति में जो यज्ञ-तत्त दताया गया हैँ उत्तम महान्‌ प्रर्थ 
है । वर्शा-धमं में यह तत्व है कि योग्यतानुत्धार काम कीजिये तो यज्ञ- 
धरम बहुता है कि सदवी चिन्ता रखो । 


१३६ भारतीय संस्कृति 


यज्ञ शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है। भगवान्‌ के लिए यज्ञ करना 
चाहिए । भगवान्‌ हुंमें वर्षा देता है, प्रकाश देता है, हवा देंतां है, ' वह 
हमारे लिए दुःख सहता हूँ तो हमें उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। 
इसलिए हमें ईश्वर को ह॒विर्भाग देना चाहिए। हमारे पास जो घी. की 
सम्पत्ति हैं उसका भाग भगवान्‌ को अर्परा करना चाहिए। भगवान्‌ 
हमारे लिए मुसीबत उठाता है, भ्राइये “हम उसके लिए मुसीबत रहें । 
यज्ञ का श्र्थ हैं एक-दूसरे की क्षतिपूर्ति करना । तुम मेरे लिए मुसीबत 
उठांग्नों, में तुम्हारे. लिए मुसीबत उठाता हूँ। में तुम्हें जीवन देता हूँ, 
तुम मभे जीवन दो । 

“जीवो जीवस्थ जीवनम्‌ ॥* दा 

“इस बचने का एक प्रकार से विशेष श्रथ है। प्रत्येक जीव ' दूसरे 
जीव-का जीवन है । प्रत्येक प्राणी दूसरे के लिए कष्ट सहन 'कर रहा 
हैं । हम सब एंक-दूसरे के (लिए कष्ट सहन कर, त्याग कर एक-दूसरे को 
जीवन दे रहे हैं । . ' 

कारखानेदार मजदूरों के लिए कष्ट सहन करे झौर मजदूर कारं- 
घानेदारों के लिए । किसान जमींदार के लिए कष्ट उठाए, जमींदार 
फसानों के लिए। किसान साहुकारों के. लिए कष्ट उठाए, साहूकार 
किसानों के लिए | प्रजा संरकार के लिए -कष्ठ उठाए, सरकार प्रंजी के 
लिए । आइये, एक-दूसरे की क्षतिपूर्ति करें। 5 

हम खेती करते हैं तो पृथ्वी की कुछ क्षति होती है । चह- अ्रपंनी 
क्षति करके हमको अनाज देती है । उसका कस, उसका' सत्व कम होता 
हैं। श्रतः हमें उसकी क्षतिपूर्ति करती चाहिए। हम उसमें हल चलांते 
हैं । उसके भ्रन्दर सूर्य की उप्ण॒ता प्रवेश करती है । हम उसमें खाद 
डालते हैं इस प्रकार हम उसमें फिर कस पैदा करते हैं । हमने पृथ्वी के 
लिए यंह जो कंप्ट उठाए, गर्मी में हल चलाया, पैसे खर्चे करके उसमें 
खाद डाला, इस प्रकार हमने पृथ्वी के लिए जो क्षति सहन की उसे वह 
प्रच्छी फसल देकर पूरी -कर देती हैँ । वह हमारे लिए कष्ट उठाती है 
हम उसके लिए कष्ट उंठाते हैं । 

गीता के तीसरे अध्याय में यह महान्‌ यज्ञ-तत्व वताया गया है । 


चार पुरुषार् श्ई७ 


ईश्वर ने सृष्टि के निर्माण के साथ ही यज्ञतत्व का निर्माण किया है । 

सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ट्रवा पुरोवाच प्रजापत्ति:। 

प्रमेन प्रसदिष्यध्वम्‌ एप वो5स्त्विष्ठटकासधुक्‌ 0 
बवर ने कहा--"लोगो, तुम्हारे साथ मेंने यज्ञ का भी निर्माण 
किया हुँ | इस यज्ञ से सब कुछ प्राप्त कर लो। इस यज्ञ को ही कामधेनु 
समझो । ईश्वर ने यज्ञ को, जो सारे सुखों का साधन है, अपने श्राधीन 
रखा है । भ्रव परमेश्वर के नाम से रोने का कोई श्रर्थ नहीं । अब उसका 
नाम लेकर चिल्लाप्नो मत। यदि हमें दुःख है, समाज में विपमता हैं, 
दुःख-दारिद्रथ है, प्रसन्‍्तोष हूँ, श्रशान्ति है तो उसका यही कारण हैँ कि 
हमने ठोक तरह यन्ञ-धमं की उपासना नहीं की हैँ । यदि हम उस दुःख 
को दूर करना चाहते हैं तो हमें प्रच्छी तरह यज्ञ-धर्म की उपासना करनी 
चाहिए | यज्ञ फा मतलब है साधन | यज्ञ ,का मतलब है धमं । यज्ञ ही 
मानो ईव्वर है । हमने ईद्वर क्रा वर्णन भी “यज्ञस्वरूपी नारायण” कह- 
वार बिया हैं । 

श्राज मानव-समाज में इस यज्ञन्तत्व का पालन नहीं हो रहा हैं । 
यही कारण हैँ कि मानव-समाज दुःखी है। कुछ वर्ग दूसरों के लिए 
निरन्तर क्षति उठा रहे हें; लेकिन उनकी क्षेति-पूर्ति के लिए कोई कष्ट 
नहीं उठाता । मजदूर पूंजीपतियों के लिए कष्ट सहन कर करके सत्वहीन 
ट्ो गये हैं । लेकिन पूंजीपति मजदूरों के लिए कप्ट सहन करके सत्वहीन 
नहीं होते | वे तो निरन्तर धनी बन रहे हे । उनकी मोटरें बढ़ रही हैं 
उनका श्राराम बढ़ रहा है । मजदूरों की सुखी बनाने के लिए उनका 
यह भाराम कम नहीं होता। लेकिन सृष्टि कहती हँ--बादलों के लिए 
वदियां सूख गई, कुएं-तालाव सूख गये, पृष्कारेणी सूख गईं । परन्तु उन्हें 
फिर से भरने के लिए दादल रिक्त हो जायंगे । दादल से मिली हुई 
सम्पत्ति नदी-वालों ने भाप बनाकर दे दी हैं। उन नदी-नालों की वह 
तपस्या, वह प्राशामय सेवा दादल नहीं भूलता है । वह इतज्ञता से ऋुक 
बार नीचे प्ाता है भौर सर्देस्व भ्प॑रा करके रिक्त हो जाता हूँ । वे भरी 
हुए नदियाँ फिर से प्रेम से सूखकर बादल को भर देती हैं । ऐसा हैँ यह 
प्रेम वा पन्योन्याशित पर्म । 


४ 
हे 


श्र्८ भारतीय संस्कृति 


मजदूरों को कहना चाहिए---'सेठजी, हम झ्रापके लिए यत्त्र के सामने 
कष्ट उठाते हैं । लो, हम आपके हाथ में सारी सम्पत्ति देते हैँ ।” सेठजी 
को कहना चाहिए---भाइयो, यह सारी सम्पत्ति में तुमको वापिस देता 
हूं ।” इसी तरह समाज में आनन्द रहेगा । 

यदि इस प्रकार समाज में व्यवहार किया जायगा तो समानता 
रहेगी । फिर एक ओर गड्ढे और दूसरी ओर ऊंची टेकरियां दिखाई 
नहीं देंगी । एक ओर वड़े-बड़े महल झ्ौर दूसरी ओर लुद्र भोंपड़ियां 
दिखाई नहीं देंगी । एक शोर आनन्दपूर्ण संगीत तो दूसरी ओर से रोने- 
चिल्लाने का हृदयवेघक स्वर सुनाई नहीं देगा । 

पानी का धर्म है सतह में रहना । पानी में से एक घड़ा भर लीजिये 
उस जगह का गढ़ा भरने के लिए आस-पास के जल-बिन्दु दौोड़ते हुए 
श्राते हें और वह गढ़ा क्षण भर में ही भर जाता है। आसपास के बिन्दुओ्रों 
को वह गढ़ा देखना अच्छा नहीं लगता । लेकिन इसके विरुद्ध रास्ते में 
पड़े हुए मिट्टी के ढेर को देखिये । यदि आप एक ओर से एक ढेला 
उठायें तो आसपास के ढेले उस गड्ढे को भरने के लिए नहीं दौड़ेंगे । हमें 
वह गड्ढा दिखाई देता हैं । पास के दो-चार ढेले ही दौड़ते हैँ; लेकिन 
वहुत से केवल तमाशा देखते रहते हैं । वे तो पत्थर ठहरे, उनको 
दुःख किस बात का ! . 

समाज में भी यह पत्थरों-जंसी ही स्थिति हैं। हम लोग पानी की 
बूंद की तरह सहृदय नहीं हैँ इसीलिए वह सूखता जा रहा है । हम एक- 
दूसरे के गड़ढे भरकर समता का निर्माण नहीं करते । यहां यज्ञ-धर्म का 
लोप हो गया हैं। अग्निहोत्र का यज्ञ और बकरों का यज्ञ विक्षिप्त लोग 
करते हैं; लेकिन “परस्परं भावयन्त: श्रेयः परमवाप्स्थथ”, एक-दूसरे की 
फिक्र रखकर परस्पर सद्भावना पूर्वक आनन्द प्राप्त नहीं करते । 
जवकि सच्चा कल्याण, सच्चा श्रेय यही हैँ । इसे प्राप्त की जिये---भगवद्‌- 
गीता में कहें हुए इस यज्ञ-कर्म को पुनर्जीवित करो | यह यज्ञ-क्र्म करो, 
कष्ट सहन करनेवाले मजदूरों की, परिश्रम करनेवाले किसानों की 
क्षति भली प्रकार पूरी करो | जो इस महान यज्ञ-धर्म की दीक्षा यज्ञ-हीन 
लोगों को देते हें वे महान्‌ हें ॥ पर जो धर्म इन लाखों लोगों की. दुर्दशा 


चार पुरुषार्थ १३७ 


आनन्द के साथ देखता है क्या वह धर्म है ? 
उपनिपद्‌ में कहा गया हैं कि--- 
“बेन ज्ञातं तेन न ज्ञातम्‌, येन न ज्ञातं तेन ज्ञातम्‌ ४ 
जो यह स्वयं कहता है कि 'में सत्र कुछ समभता हूं वह कुछ नहीं 
समभता । और जो यह कहता है कि मुर्के कुछ समझ में नहीं श्राता उसे 
सब समझ में झ्राता है । इसी प्रकार जो लोग धमं-धर्म चिल्लाते हैं ग्लौर 
लाखों लोगों को भूखों मरते देखकर भी ग्ानन्द से रहते है वे धर्मे 
नहीं जानते । श्रौर जो लोग यह कहते हैं कि---'हम धर्म-कर्म कूछ नहीं 
समभते; लेकिन हमे तो इसी बात की धुन लग गई हैं कि किस प्रकार 
सारा समाज सुखी, श्रानन्दी प्रौर ज्ञानी हो । हम इसीके लिए जियेंगे 
आर मरंगे ।/ और रात-दिन तड़पकर-मरकर काम करते रहते हैं, अपने 
रवत का एक-एक व्‌ द सुखा देते हैं । उनके पास ही धर्म की पवित्रा 
मूति है । 
जो दीन-दुःखी जन से प्रतिक्षण, श्रनुभव करते हे प्रपनापन । 
हैं वे ही साधु झौर सज्जन, समभो उनमें हो हें भगवन्‌ ॥ 
धर्म उनके पास है जो दुःखी श्रौर पीड़ित लोगों का पक्ष लेता हैं,- 
उन्हें गले लगाता है। 
जितनी दया पुत्र-पुत्री पर । उतनी फरो दास-दासी पर। 
इस प्रकार वी भंदातीत वृत्ति से सबके दु:खों को दूर करने के लिए 
वह प्राणों का मोह छोड़कर कष्ट सहन करता हूँ । उनका दुःख उसे 
प्रपना ही दृ:ख लगेगा । 
प्राज सारी सृष्टि पास-पास झा रही हैं। रेल, जहाज, वायूयान, 
बेतार दे; तार, रेडियो, इन सब साधनों से मानव पास-पास मरा रहे 
रहनेवाले भाई पास झा रहे है । उन्हें पास झाने दीजिये। क्या 
नसे दूर नह ? हमारे हाथ सबके लिए है । हमारे अ्रश्न सवके लिए 
रा हृदय सारे पददलितों के लिए लड़प रहा हैं । जो इस प्रकार 
कहे, जो इस प्रकार का आचरण करे झोर जिसका ऐसा महान्‌ 
ध्रोर प्रशंसदीय ध्येय हूँ, उसीमे सन्‍्तपन हैँ, ऋषित्व है, उस्तीके 
पास सच्चा धर्म है । यदि ईश्वर ही हैं तो उसकी सम्भावना 


ल्फाः /्य श्र 
9० | 2 


हि] 
2, 
१ 


१४० भारतीय संस्कृति 


यास हैं । है 
तीर्थों में है पानी पत्थर। किन्तु ईश सज्जन के श्रन्दर। 

इस प्रकार के महान्‌ सज्जन के हुदय में ही ईश्वर रहता है। हमारे 
लिए कष्ट सहनेवाले ईइवर का मुख अग्ति ही हैँ । इस अग्नि में आहुति 
देने से ही ईश्वर तृप्त होता है । 

अग्निर्वे देवातां मुखम्‌ । 

पह अरिनि कहां है ? परिश्रम करनेवाले लाखों लोगों की जठरागम्नि 
अज्वलित हो गई है । उस अग्नि में ग्राहुति डालिए । 

धर्ममय श्रर्थशास्त्र इसी प्रकार का है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 
चारों पुरुषार्थों में से 'अर्थ' इसी प्रकार के महान आधार पर प्रस्थापित 
करना चाहिए । यह अर्थशास्त्र इसी प्रकार का हो कि सारे समाज में 
भ्रच्छो शक्ति श्राये और उसका ठीक तरह पोषण हो । फिर यह प्रर्थ- 
शास्त्र सारी मानव-जाति का हित देखनेवाला बनेगा । श्रभी तो इस 
श्रशेशास्त्र का आरम्भ भी नहीं हुआ है । इसीलिए संसार में श्रभी न कहीं 
मोक्ष है न स्वतन्त्रता । मोक्ष का जन्म तो भ्रभी होना है । पहले हम 
सब गुलाम थे; लेकिन हिन्दुस्तान ही इंग्लेण्ड का गुलाम नहीं था, इंग्लैण्ड " 
"भी हिन्दुस्तान का गुलाम था। इंग्लैंड-जेसे देश तमी तक जीवित रहेंगे 
जबतक हिन्दुस्तोन-जैसे देश उसका माल खरीदेंगे। जिस प्रकार चार 
नौकर किसी धनी मालिक को लकड़ी का सहारा देकर चंलांते हैं । 
नही हालत इंग्लैण्ड-जैसे देशों की हैं । वे नौकर उस घनी के गुलाम हें, 
ओर वह धनी उन नौकरों का। यदि वे नौकर सहारा न दें तो वह 
'लूला-लंगड़ा धनी मालिक धुल में मिल जायगा । दूसरों को गुलाम बनाने- 
वाला स्वयं भी भ्रप्रत्यक्ष रूप से गुलाम हो जाता है । जैसा बोले हैं, वैसा 
ही काटना पड़ता हूँ । एक हूँ घनी गुलाम, दूसरा है गरीब गुलाम । एक 
है बड़े पेटवाला गुलाम और दूसरा है पेट-पीठ से लगजानेवाला गुलाम | 
एक गाल फूला हुआ गुलाम है और दूसरा गालों में गड़ढे पड़ा हुआ निस्‍्तेज 
गुलाम; लेकिन आखिर हैं दोनों हो गुलाम । 

जबतक संसार में घर्ममय अर्थशास्त्र की प्रस्थापना नहीं होती, सर्वो- 
उदय करनेवाले, मानव को शोभा देनेवाले प्रथश्ञास्त्र की स्थापना नहीं 


चार पुरुषार्थ रडिए्‌ 


होती तबतक संसार में सच्ची स्वतन्त्रता नहीं शा सकती । आज जो- 

स्वतन्त्रता हूँ वह तो उसका ढोंग है । उसकी परछाई है स्वतन्त्रता का 

भूत्त हे। सच्चे बर्थ में मंगलदायक एवं आनन्ददायक, बिना अपवादा 

के सबका सर्वाज्ीणा विकास करनेवाली स्वतन्त्रता श्रभी बहुत दर 
| 


पे || 


जिस प्रकार धर्ममय अथंज्ास्त्र है उसी प्रकार धरंमय कामशास्त्र भी 
! भारतीय संस्कृति काम को मिटाना नहीं चाहती । शीमद्भगवद्‌- 
गीता कहती हैं... 
“धर्माईविरुद्धे भूतेयु काम्रेडस्मि भरतपंभ |” 

“जिस काम का धर्म से विरोध नहीं हूँ वह मर्यादित काम मेरा हो 
स्वरूप हैँ ।” | 

भारतीय संस्कृति ने काम को भी धर्म का स्थान दिया है शलौर धर्म 
की श्र्थ हैँ समाज का आाररा, मानव-जाति का आारण | हमारे विषय-. 
भोग से समाज का स्वास्थ्य बिगड़ना नहीं चाहिए, पमाज जें अ्रशान्ति 
नहीं उत्पन्न होनी चाहिए । समाज में दु:ख, दैन्‍्य, दासता, दरिद्रता उत्पन्न 
नहीं होने चाहिएं । हमारा विषयोपभोग भी समाज के लिए सुखकर होना 


>03 


पाम छब्द में यद्यपि पज्चेन्द्रियों का भोग झा जाता है फिर भी 
जस्यत: स्तरी-प्रुष सम्बन्ध ही हमारी दृष्टि में रहता हूं, और स्त्रो-पुरुष 
सम्बन्ध भी महत्वपूर्ण है । इस पेम्बन्ध पर त्माज का स्वास्थ्य ही नहीं 
उसका श्रस्तित्व भी भ्रवलम्बित है । 
“दीन-होन रहता भ्रति विबयी” 
जो हमेशा विषय-भोग में ही लगा रहता हू वह दीन-दुवंल होगा । 
उसमें उत्साह नहीं रहेगा । फिर पह समाज की सेवा कया करेगा ? समाज: 
के कर्म ठीक परह परे करने के लिए हमें मर्याद्धिति विषय-सुख ही भोगना 
पाहिए | 
स्ट्री-परषों का गरस्परिक सम्बन्ध प्रेम का होना चाहिए। स्त्री कोई 
ग्पत्ति नही है । जले एडेय हूँ, बुद्धि है, शावना हैं, स्वाभिमान है, आत्मा- 
४ उफईख हैं । पक कात एस्षों को भालन होनी चाहिए । ज्त्रे संसार 


१४२ भारतीय संस्कति 


की महान शक्तित है । इस शक्ति के साथ व्यवहार करनेवाले पुरुष को 
शिव बनना चाहिए। शिव और शक्त के प्रेम पर ही समाज का प्राण 
अवलम्बित है । शिव और शक्तित के प्रेममय किन्तु संपममय सम्बन्ध से ही 
कर्मवीर कुमारों का जन्म होता है । शूरता-धीरता के सागर, विद्या-आ्रागार 
सुपुत्रों का जन्म होता हूँ । 
मनुष्य को हमेशा यह देखकर काम प्रारम्भ करना चाहिए कि उसका 
'परिशाम क्‍या होगा । स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध में बालकों का जन्म होगा । 
एक बच्चे को जन्म देना मानो एक देवता की मूर्ति-निर्माणा करना हैँ । 
क्‍या हम इस देवता की ठीक तरह सार-संभाल कर सकेंगे ? क्‍या ठीक 
तरह हम उसका उदर-पोषण कर सकेंगे ? क्या इसके वर्णो का ठीक तरह 
विकास कर सकेंगे ? मात्ता-पिता को इन बातों का विचार कर ही लेना 
चाहिए। नहीं तो घरों में बहुत से चिड़चिड़े और रोगी बच्चे दिखाई 
देंगे; उन्हें न शिक्षा मिलेगी, न संरक्षण | इससे जीवन सखमय कैसे होगा ? 
प्रीर वह समाज भी तेजस्वी कँसे होगा ? उस समाज का घारण कंसे 
होगा ? 
यदि वास्तव में देखा जाय तो बात यह है कि जबतक अ्रर्थंशास्त्र 
में सुधार नहीं होगा । तबतक कामझास्त्र में सुधार नहीं होगा । 
जबतक समाज का ठोक तरह धारण और पोषण करनेवाला, 
समाज का विकास करनेवाला श्रथ्थश्ञास्त्र नहीं बनता तबतक 
कामशास्त्र कैसे तेजस्वी हो सकता है ? क्या हम मजदूरों को ब्रह्मचर्य 
का पाठ पढ़ाते रहें ? ऊंचे वर्ग के लोग जैसी चाहे मौज करें और मजदूरों 
के बच्चे भूखे मरें । धनवान लोग दो तरह से पाप कर रहे हैं । धनी लोग 
अब सन्ततिनिरोध करके बड़े-बड़े महलों में भोगविलास करते हैं। वे 
समाज फो बच्चे भी नहीं देते, वे समाज के इस महान काम को टालना 
चाहते हैं । मजदूर ही समाज में सम्पत्ति का निर्माण करें और बच्चे भी 
वे ही पैदा करके समाज का भ्रस्तित्व टिकाये रहें। लेकिन ये धनवान 
लोग मजदूरों के वच्चों को पेटमर भोजन भी नहीं देना चाहते । घनवान 
स्वयं बच्चे पैदा नहीं करते श्रीर जो बच्चे पैदा करते हें वे सम्पत्ति पैदा 
करके भी उससे दंजचित रहते हें । गरीव ही कष्ट उठाकर सम्पत्ति पैदा 


चार पुरुषार्थ १४३ 


करें और गरीबों की स्त्रियां ही कष्ट उठाकर बच्चे पैदा करें। यदि 
मोमबत्ती दोनों ओर से जलने लगे तो ब्रेचारी जल्दी ही समाप्त हो 
जायगी । 

मजदूरों के पास न तो पेटभर भोजन हूँ न सन्‍्ततिनिरोध के साधन 
ही । पुराने विचार के लोग सन्ततिनिरोध के विरोध में बिल्लाते हें; 
लेकिन मजदूरों के बच्चों को पेटमर भोजन मिले, अपने वर्णो के अनुसार 
उन्हें शिक्षा मिले, इस प्रकार के धर्ममय प्रर्थशास्त्र का निर्माण करने के 
लिए वे नहीं चिललाते। जबतक समाज में यह विषमता हैं तवतक गरीब 
के लिए भी सिवाय सन्ततिनिरोध के दूसरा कौन-सा मार्ग है ? क्‍या उसे 
बरह्मचयें का उपदेशामत पिलाना है ? वह जले पर नमक छिड़कना होगा । 
लेकिन यह सन्ततिनिरोध का ज्ञान मजदूरों को देगा कौन ? ज्ञान के 
साधन भी धनवान लोगों के लिए ही हैं। वे उपाय भी धनी लोग ही 
वार सदते हैं । जिसके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है वह डावटर को 
वहां से बुलायगा ? जिसे साधारण प्रारोग्य का ज्ञान नहीं हैं वह इस 
उलभन से भरे हुए शास्त्र का ठोक तरह श्लाचरण किस प्रकार करेगा ? 
मजदूरों की गृहस्थी में न खाने को है, न पहनने को झौर न सीखने को | 
वहां हर तरफ श्रन्धेरा हूँ। बच्चे पैदा होंगे श्रौर समाज दिन-प्रतिदिव दीन- 
दरिद्री श्रौर दृःखी होगा। 

धमंमय प्रर्थशास्त्र की स्थापना होने पर वह इन सब वातों पर 
विचार बरेगा । पृथ्वी पर कितने लोग जीवित रह सकेंगे, कितनों का 
पोषण हो सकेगा ? पड़त जमीन में खेती करना शुरु करें। नये सुधारों के 
प्रनुसार सेती करें । बिजली की गर्मी देकर वर्ष में चार-चार पांच-पांच 
फसलें तैयार करें। रेगिस्तान को भी हरा-भरा दनाएं। दनावटी वर्पा 
बरसाएं । धर्ममय प्रधंशास्त्र एस बात की व्यर्थ बकवास या होहल्ला 
नरी मचायगा विः जनसंख्या बढ़ रही हूँ । पृथ्वी पर कितनी जन- 
संस्या की प्रावश्यवदा हैं यह देखकर ही निरोध प्रारम्न करेगा। घमम- 

ध्रधंशारत्र श्लादेश देगा कि इतने ही दच्चे पैदा करो । यन्त्र से जिस 
प्रवार प्रावश्यवातानुसार कपष्ठे तंयार किये जाते हें उसी प्रकार धर्मंमय 
पधर्थधशारत्र भी जितने प्रादश्यक होंगे उतने बच्चे नी समाज को देगा। 


श्डड भारतीय संस्कृति 


हि 


जिस समय हिन्दुस्तान में काफी जमीन थी तब जनसंख्या भी कम 
थी । उस समय “अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव” कहकर श्राशीर्वाद देना 
घर्मोचित समभा जाता था। लेकित जब कि समाज में घर्मंसय अर्थशास्त्र न 
हो और जनसंख्या काफी हो तब “अष्टपुत्रा भव, कहकर आशीर्वाद देना 
शाप समान ही हँ। हम जो कुछ बोलते हैं उसे समभते नहीं हैं । 
आज तो इस प्रकार का आशीर्वाद देनेवाले से पानेवाला कहेगा कि 
आ्राठ पुत्र ले कर क्या करूंगा ? मुझे तो सन्‍्ततिनिरोध सिखाओओ | यदि 
तुम्हारा आशीर्वाद न मिला तो भी मेरे यहां बच्चे होंगे। परन्तु में उनका 
पोषण कैसे करू ? और जब यह बात कहते हैं कि पोषण करने के लिए 
समाज को धारण करनेवाला अर्थशास्त्र स्थापित कीजिये तो उसका 
कोई उपाय नहीं बताते । मला इस प्रकार का भोग कैसे भोगा जा सकता 
है ? भोग न भोगना त्तो हो नंहीं सकता । यह तो देवताओं के लिए भी 
संभव नहीं हुआ | ऋषि-मुनियों के लिए भी सम्भव नहीं हुआ । कोई 
भीलनो को देखकर मोहित हो गया तो कोई कोलिन को देख -कर। 
तब फिर व्यर्थ ही ब्रह्मचर्य के मन्त्र का जाप मत करो। भोग तो भोगनाः 
है; लेकिन समाज में रोती सूरत और निर्वेल वच्चे न दिखाई दें । अपने 
ही बच्चों को वस्त्रहीन, अन्नहीन, ज्ञानहीन देखना क्या माता-पिता को 
पसन्द आायगा ? अरे हम तो ठंड के दिनों में गाय-बेलों पर भी भूल 
डालते है । तव आप सन्ततिनिरोध का शास्त्र बताइये । 
फिर स्त्रियों की मर्जी का तो कोई विचार ही नहीं करता') बेचारी 
को न पेट भर खाने को मिलता हैं न विधाम और वार-वार बच्चे पैदा 
करना पडता है । इस प्रकार की आसल्नप्रसवा स्त्री को तकलीफ में 
देखकर किसकी आखें वहीं भर आयंगी ? स्त्रियों की काम-वासना शान्त 
हो जाती हे; लेकिन पुरुषों की नहीं होती । एक बड़ी-बढ़ी माँ ने मभसे 
कहा--“अपनी लड़की शौर वहू के बच्चों के साथ-साथ अपने बच्चों का 
पालन-पोपण करने में मुर्के शर्म आतो हैं । लेकिन क्या करूं ? उनके 
लिए सबकुछ सहना पड़ता हैं । उनके पैर टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर कहीं न 
जाने लगें इसलिए मुझे उन्हें सम्भालना पड़ता है । 
में इन उद्गारों को कभी नहीं भूलूंगा । पुरुष स्त्रियों को आराम भी 


चार पुरुषार्थ श्डेप 


नही देता है। स्त्रियों को भी काम-वासना होती है; लेकिन जबतक 
काम-बासना का निरोध नहीं किया जाता, और जबतक समाज में भी 
विपमता है तवतक सन्तति-निरोध करके भोग भोगना ही मर्यादित धर्म 
हो जाता है । 

धर्ममय श्रथज्ञासत्र इस बात का ध्यान रखेगा कि समाज में 
रोगी बच्चे पेदा न हो। पशुझ्नों की नस्ल सुधारने के लिए हम प्रयत्त 
करते हे; लेकिन मनुप्य की नस्ल ठीक करने के लिए श्ञास्त्रीय दृष्टि से 
बस प्रयत्न करता हैं ? एक बार विवेकानन्दजी से गो-रक्षा की सभा 
वा प्रध्यक्ष बनने के लिए कहा गया । उन्होंने कहा--"में तो मानव-रक्षा 
की सभा वा अ्रध्यक्ष बनृगा । इसका यह मतलब नही क्रि वे गो-रक्षा 
को हलका मानते थे; लेकिन श्राज तो मनुष्य ही पशु बन रहे हे इसकी 
बिन्ता कौन करेगा ? 

यदि मनुष्य समाज के वल्याण के लिए विवेक से श्रपने ऊपर बन्धन 
ने लगाए तो उसके ऊपर कानून से वन्धन लगाना पड़ता हुँ। जंसे घोड़े 
को लगाम लगानी पड़ती हैँ इसी प्रकार मनुष्य-रूपी पशु को भी कानून 
वी वाटीली लगाम लगानी पड़ती हूँ। प्रेम, विवेक, संयम आदि बाते 
मनुष्य वो दया श्राखिर कानून से ही सिखानी पड़ेगी ? मनुष्य को सबके 
लिए वप्ट सहना चाहिए । लेकिन वह कप्ट सहन नहीं करता तो फिर 
दानन धर बन्धन वी सरकार झाती हैं और कानून से कप्ट सहन 


ए्‌ 
करदाती है । जो लोग रोगी है उनको सन्तति पैदा नहीं करनी चाहिए । 
लावान वे सुनते नहीं है तो पिर उन्हें कादन के द्वारा खत्म करना 
पता एं । 
स्तालिाए एमासे स्मृति मे विदाह दरने के पूर्व दर-बध्‌ की सियगृ- 
ल्प्र मे- 


रुसा ने द्वारा परीक्षा वार लेने की बात वाही गई 
"रत्रीत्दे पत्ते परोक्षित 


ही कर ली जानी चाहिए छि दध गर्ल- 
पु $ 


हू । 





१४६ भारतीय संस्कृति 


करना चाहिए । तभी वह विवाह समाज के लिए कल्याणकारक तथा बर- 
वधू के लिए आनन्ददायक्र होगा । 
विवाह करानेवाले झाचारय को पहले पूछ लेना चाहिए कि---'क्‍्या 
इन वर-वध्‌ की ठीक तरह परीक्षा कर ली गई है ? तभी यह धार्मिक 
विवाह होगा ।” लेकिन इस प्रकार की बात पूछता आचार्य को 
ग्रव्नह्मण्यम प्रतीत होता है । दूसरी सब बातों की जांच-पड़ताल की जाती 
है | हुण्डी की, शिक्षण की और दूसरी सब पूछत्ताछ होती है; लेकिन 
वैद्यकीय जांच-पड़ताल नहीं होती । 
वर-वघ्‌ के गुणा-धर्म का श्र है उनकी मानसिक परीक्षा और वर- 
बधू के आरोग्य का श्र्थ है उनकी शारीरिक परीक्षा । ये दोनों परीक्षाएं 
हो जानी चाहिए। समातत वर्णावालों के विवाह होने चाहिएं औौर 
हमने पहले यह देख ही लिया है कि वर्ण का श्रर्थ है रुचि, रंग । यह 
देख लेना चाहिए कि लड़की की रुचि क्या हैँ, उसे कौन से काम शञाते हैं, 
व उसकी वुद्धि व हृदय का कौनसा रंग है । लेकिन लड़की के शरीर का 
रंग देखा जाता हैँ । उसकी बुद्धि और हुदय के वर्ण, उसकी अन्तरात्मा के 
वर्ण की ओर किसी का ध्यान ही नहीं होता । उल्टे यहु समझा जाता है 
कि स्त्रियों को आत्मा ही नहीं होती याने एक प्रकार से उन्हें वर्ण ही 
नहीं होता । अतः आज के सारे विवाह अशास्त्रीय एवं अधाभिक हैं। 
जिस विवाह में स्त्री-पुरुप के हृदय व बुद्धि का वर्ण देखा जायगा, उनके 
शरीर की नीरोगिता देखी जायगी वही सच्चा शास्त्रीय विवाह होगा । 
आज पंचांग के ऊपर से जाना जाता है कि किसी का राक्षसगरा है 
या देवगण । लेकिन किसी का राक्षसगण है या देवगणा, क्‍या यह पंचांग 
से मालूम हो सकता हैं ? जो झपने लिए जमा करता है वह राक्षस है 
और जो दूसरों को देता हैँ वह देव है । वर्ण की पहचान तो कर्म से 
होती है । उसे पंचांग में देखने की आवश्यकता नहीं होती । 
इसी प्रकार कुछ छोटी जातियों का श्रपना ही जाति में विवाह होता 
हैं। इससे सवका रक्त एक हो जाता है । सब एक-दूसरे के रिक्तेदार 
होते हैँ । इस प्रकार के एक रक्त के अजास्त्रीय विवाह ये -सनातनी 
ब्राह्मण प्रत्येक साल कराते रहते हैं ! कितना बड़ा श्रधर्म ! कितनी बड़ी 


चार पुरुषा्थ १४७ 


प्घास्त्रीयता ! 

प्राचार्य विनोवाजी ने एक बार कहा था--“विवाह न तो समुद्र 
में होना चाहिए न छोटे गढ़े में ।” उन्होंने यह एक बहुत वडा सूत्र 
बताया है । किसी भारतीय का एकदम श्रमरीका जाकर किसी से विवाह 
बारना भी सदोप है और अपनी छोटी-सी जाति में हो हमेशा विवाह 
बारते रहना भी सदोप है । महाराष्ट्रीय गाय के लिए यूरोपियन सांड 
उपयुवत नही होगा । महाराष्ट्रीय गाय के लिए पंजाब या गुजरात का 
मांड उपयुवत्त रहेगा । दूर का भी न होना चाहिए क्योंकि सारा 
वातावरण एकदम भिन्न होता है श्लौर बहुत पास का भी नहों होता 
चाहिए वयोंकि वातावरण वही होता है । 

प्रौर कभी-कभी मिश्र विवाह समाज के लिए हितकारक भी होता 
है भूमि में एक ही फसल लगातार पैदा नहीं होती । बीच-बीच में 
रोदेधन के हारा दूसरी फसल भी ली जाती हैँ । रोटेशन से ही दूसरी 
फसल प्राप्त होती है । बीच में जब दूसरी फसल ले ली जाती हैं तब वह 
पहली फसल जोरदार ग्राती है । समाज के सन्तति-शास्त्र में भी घयायद 
बाभी ऐसा समय श्रा सवता हैँ | शायद मिश्र विवाह से समाज कभी 
शबितियाली बन जाय । उससे शायद सर्वेसाधारण जनता के उत्साह 
प्रौर ब॒द्धि में वृद्धि हो । भारत के सारे प्राचीन महर्षि मिश्र विवाह के 
पाल है. । हम कहा करते हे कि “ऋषि का कल शोर नदी का मल” नहीं 
देसना चाहिए; लेबिन इसमें ऋषि की कमी थोडे ही हैं । मिश्र विवाह 
बानी-कामी भ्रावध्ययः भी होता हैँ । ग्राज भारत में वह समय 
धरा गया है 

यह बात नहीं हैँ कि मिश्न विदाह हमेशा ही होना चाहिए; लेकिन 
मिसी विशेष वाल में कुछ शत्ताच्दियों तक इसकी श्ावत्यकता रहती हैं 
बाए समय वे: दाद समाज की स्थिति देखकर फिर से नियम बनाइये ! 
एस प्रवार मट तरह से वामशार्त्र छा सच्चा घामिक व बौद्धिक विवेचन 
0: द्राच्रण होना चाहिए । कामशास्त्र का अर्थ है एक प्रकार का 


जज 
सर्द हिणारण । सग्तान सेज झोर नीरोगय किस प्रबदार हो 


उसी प्रकार 


एाएचशा व तर 'दब्गत्त किस प प्रदार हा श्स सददते 


है 0] 


शबन्शनस गा दोव-टीड 


१४८ भारतीय संस्कृति 


देखना धर्ममय कामशास्त्र के श्रन्तर्गंत झा जाता हूँ | 

संयम, स्त्री-पुरुष .का प्रेम, उनकी रुचि और चुनाव, उत्की आध्िक 
स्थिति, उनकी शारीरिक निर्दोषता और बौद्धिक समानता, आदि अनेक 
बातें प्रकाश में देखने की आवश्यकता रहती हैं । ज्ञान बढ़ रहा है, 
अनुभव बढ़ रहा है, वेद अनन्त हैं | वेद के आधार पर याने अ्रनुभव के 
प्राधार पर--शास्त्रीय ज्ञान के श्राधार पर निर्माण किया हुआा यह 
सनातन धर्म जीवन में नया प्रकाश पैदा करेगा और जनता को सच्चा 
धर्ममय ग्रथशास्त्र और धर्ममय कामशासस्‍्त्र देकर शान्ति का, सच्चे ग्रानन्द 
का और सच्चे तिर्मेल सुख का मोक्ष सबको प्रदान करेगा । 

सारे समाज को धारण करनेवाले और उसका पोषण करनेवाले 
ये श्रर्थ और काम मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार पअर्थ- 
काम की ज्ञान-विज्ञानमय, शास्त्रीय अर्थात्‌ धामिक व्यवस्था करनेवाले 
श्राज नरक की श्रोर ले जानेवाले समरे जा रहे हैं, यह कितना बड़ा 
दुर्भाग्य हैं. ! 


) १३१ 
चार आश्रम 


सनातनवर्म को वराश्रिम-धर्म कहा जाता हूँ। वर्णाश्रम भारतीय 
संस्कृति का प्रधान स्वरूप है । हम यह तो पहले ही देख चुके हैं कि वर्णा- 
धर्म किसे कहते है । आइये, अब झाश्रम-वर्म पर विचार करें। 

मनुष्यों के विकास के लिए चार बाश्रमों की चार सीढ़ियां बताई 
गई हैं । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्लौर संन्यास आश्रम । संन्यास अन्तिभ 
ध्येय हैं । अन्त में ग्रनासक्‍त जीवन ही प्राप्तब्य है; लेकित उस ध्येय 
की ओर घीरें-बीरे जाने के लिए पहले तीन ग्राश्नम हैं ! धीरे-धीरे 
संसार से दूर होते जाना चाहिए--निवृत्तकाम होते जाना चाहिए । 

भारतीय संस्कृति कहती हैँ कि मनुप्य जन्मत: तीन ऋण लेकर 
झ्राता हैं । ऋषि-ऋणा, पितृ-ऋरणा तथा ईश्वर का ऋण । इन तीन ऋणों 


| 


चार प्राश्नम श्ड& 


4९ ६0 


हमें उऋण होना है । बह्मचर्य आ्राश्नम में उत्तम ज्ञान सम्पादत करके 
मे ऋषि-ऋणा से उऋणा होते हैं । वाद में गहस्थाश्रम में सन्‍तति पैदा 
:रके, उसका ठीक तरह पालन-पोपण करके हम पित-ऋरा से उऋण 
ते है । और वानप्रस्थाश्षम तथा संन्यास के द्वारा सारे समाज की सेवा 
के हम ईस्वर के ऋण से उऋण होते हें । ईश्वर सारे संसार के 
लिए हूं । ईम्वर के ऋण से उऋण होने का मतलब हैँ सबके बन 
जाना । 

ब्रह्मचय प्राश्वम में मुख्यतः ज्ञान की उपासना है । उपनयन धारण 
बारने के बाद ब्रह्मचय का प्रारम्भ होता हे। उपनयन ब्रह्मचर्य की दोक्षा 
है । बरहाचर्य किसी भी ध्येय के लिए होता है । ध्येयदीन ब्रह्मचर्य निरर्थक 
है । ध्ययहीन ब्रह्मचर्य टिकता भी नहीं है । ब्रह्मचर्य ज्ञान के लिए हे 
जबतक हम गुर के पास थिक्षा प्राप्त करते हैँ तबतक मजबती से 
ब्रह्मचर्य को पवका पक्रड़े रहना चाहिए । 

जनेऊ वे समय ब्रह्मचर्य की ही महिमा गाई जाती है। उसके सारे 
प्रतीव ब्रह्मचर्य के ही यदोतक हैं । कमर से तिहेरी मुंज की मेखला बांधी 
जाती हैं । कौपीन पहनाया जाता है । इसका वया मतलब हैं ? यही 
वि-- कमर वासकार तेयार रहो, तुझे शान प्राप्त करना है । विषयवासना 
मिदा दो, उते बांध कर रखो । लंगोट बांध कर रहो । ब्रह्मचारी 
वट को भेसला पहनाते समय जो मन्त्र बोला जाता हूँ वह बड़ा 


पे 


-0 


|) 


जि, 


हि 


एप दुस्वतातू परिवाधमानात्त 
शर्म वरूथ पुनती न श्रागात्‌। 
प्राणापानाध्यां वबलमाभरसन्‍्ती 
प्रिया देवानां सुभगा मेखलेयम ॥ 
पऋतरय गोप्च्री तप्स: परस्पो 
ए्वती। रक्षस; सह॒माना अरातो:। 
सा ना समनन्‍्तमन्‌ परेंहि नद्रया 
नर्ताररते. मेपले भा रिपाम ॥ 


आहत ता: एविए आिर्त पल 7. 


हज 


हे 


+ १४० भारतीय संस्कृति 


ड 


. बात बोलने नहीं देगी । यह मेखला मुझे सुख देगी । प्राण और शअ्रपान 


के द्वारा शक्ति प्रदान करेगी । यह मेखला तेजस्वी लोगों को प्रिय है । 

यह मेखला सत्य की रक्षा करने वाली, तपस्या को आधार देने वाली, 
राक्षसों को मारने वाली और शत्रु को भगा देने वाली है | हे मेखला, 
कल्याणकारक वातों के साथ आकर तू मुझे सव ओर से घेर ले। तुझे 
धारण करते हुए कभी नाश न हो ।” 

जिसकी कमर कसी हुई है, उसे वक्र दृष्टि से कौन देखेगा ? 
/“ज्वलन्तिव ब्रह्ममयेन तेजसा” वह ब्रह्मचर्य के तेत की जगमगाती हुई 
ज्योति है उससे सारे अन्तर्वाह्य शत्रु भाग जायंगे । 

मेखला बांधना मानो ब्रतों से बंध जावा है | मेखला बांधने के पहले 
दीक्षा देने की एक विधि होती है । उस समय गुरु कहता है--- 

“मम बते हृदयं ते द्धासि 
समचित्तमनुचित्त ते अस्तु। 
मम वाचमेकन्नतो जुषस्च 
बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्मम्‌ ।” 

“अरे बटु ! में अपने ब्रतों को तेरे हृदय में रखता हूं । तेरा मन मेरे 
मन के पीछे-पीछे रहे । तू एकतनिष्ठा से, एक ज्त से मेरा कहना सुनता 
जा। वह वुद्धि-पूजक बृहस्पति तेरा ध्यान मेरी ओर रखे | 

गुरु के शब्दों को ठीक तरह सुनने के लिए ब्रतों की ग्रावश्यकता होती 
है, एकाग्रता की आ्रावरयकता होती है । और ब्ह्मचयय में सारे व्रत ग्रा 
जाते हूँ । बटु के हाथ अपने हाथ में लेनेवाला गुर भी ईइवर की ही भांति 
माना गया है : 

सविता ते हस्तमग्रभीत्‌ 
श्रग्तिराचार्यस्तव ॥ 

“बेटा, में तेरे हाथ नहीं पकड़ रहा हूं | तेरा हाथ तो वृद्धि को तौोब्न 
करनेवाले सूर्य भगवान्‌ पकड़ रहे हैं । तेरा आचार्य अग्नि है, में नहीं । 

गृरु प्रकाश हँ--ज्ञान का प्रकाश देनेवाला । ब्रह्मचारी को तेज-छहपी 
गुरु की उपासना करनी चाहिए | उपनयन संस्कार के मन्त्रों में या यज्ञों- 
पवीत के मन्ह्रों में सवेत्र तेज की उपासना हैं । 


छार शध्राश्षम 


वह्नाचारी सारे तेजस्वी देवताओ्रों का है । 
देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी 
त॑ भोपाय समामृत ॥ 

“हे सूर्य नारायण, यह ब्रह्मचारी आपका ही हूं। इसका सरक्षण 
कीजिए। इसे मृत्य न सताए ।” 

बह्मचय ब्राश्रम में जाना मानो पुनर्जेन्म है । ब्रव संयमी होना चाहिए । 
ध्येय की उपासना करनी चाहिए | 

युवा सुवासः परिदोत शब्रागात्‌ 
सऊउ श्रेयान भवति जायमानः 

“यह युवा ब्रह्मचारी झ्राया हुँ | इसने नवीन सुन्दर वस्त्र पहने हें। 
उसने यज्ञोपदीत पहना है । वह श्रब नवीन जन्म ले रहा है। वह कल्याण 
की श्रोर जा रहा है ।” 

/तं घीरास: कवय: उनन्‍्नयसम्ति 
स्वाध्यो मनसा देवयन्त (” 

“संयमी ज्ञानवान गुरु उसे उन्‍नतति की ओर ले जाय । वह तरुण 
प्रध्ययन वारके, मन को एकाग्र करके देवताश्रों का प्यारा बने, 
तेजस्दी बने ।” 

प्रग्नि में समिधा होम देने के बाद ब्रह्मचारी को जो प्रार्थना बोलनी 
चाहिए वह तेजस्वी है : 

“मधि मेधां मयि प्रज्ञां सस्पब्निस्तेजों दधातु 
मयि मेधां सथि प्रज्ञों मयोद्र इन्द्रियं दधातु 
मधथि मेधां मणि प्रज्ञां सयि सूरों आजो दधातु 


हक न््प पु 


पत्ते पश्रम्ने तेजरतेनाहूं तेजस्दी भृयासम्‌ 


न 


कल ५ ५ 0) व 
हज्रयो हाने द। अपन विजयी तज ने मत 
च 


श्ष्र भारतीय संस्क्रति 


मलिनता को भस्म करने वाला बनने दे । 
मेखला ओर कोपीन धारण करके वरदु हाथ में दण्ड लेता है। उस 
समय वह कहता हूँ : 
“अदान्त दमधित्वा मां सार्गे संस्थापयन्‌ स्वयम्‌ | 
दण्ड: करे स्थितो यस्मात्तस्माद्रक्षयतों भयम्‌ ॥ 
मुझ असंयमी को यह दण्ड संयम सिखाए। है दण्ड, जब कहीं मुझे 
डर लगे तब तू उससे मेरा उद्धार कर । 
उपनयन के अन्त में जो मेघासूबत बोलते हें उसे यहां देने का लोभ 
संवरण करना मेरे लिए कठिन हूँ । ' 
३ सेधां सह्ममंगिरसो सेघां सप्तर्षयो ददुः।॥ 
मेबामिस्द्रश्चाग्निद्व मेधा धाता ददातु में 
सेधाँ से वरुणो राजा मेधां देवी सरस्वती। 
मेघां मे अधश्विनों देवावाधत्तां पुष्करस्रजा ॥ 
या सेधा अ्रप्सरस्सु गंधर्वेपषु च यन्मनः। 
देवी या सानुषी मेघा सा माम्‌ विशतादिसाम्‌ ॥। 
यम्मे नोकते तद्रमतां शकेय यदनुबुये । 
निश्वाम तपन्निशामह मयि ब्रतं॑ सह बतेषु ॥ 
भूयास॑ बरह्मणा संगसेमहि। 
इरोरं में विचक्षण वबाहइम मधुमददुहा ॥ 
अ्रवृद्धमहमसों सुर्यो ब्रह्मगानोस्यः श्रुतत मे मा प्रहमसीः 
सेधां देवीं मसनसा रेजमानां। 
गन्धवंजुष्टां प्रति नो जुपस्व ॥ 
मह्यं मेरा बद महमं श्रियं बदं । 
सेचावी भूयासम्‌ क्रजरा जरिण्णु ॥ 
सदसस्पतिमदुभु्त प्रियमिन्द्रिस्थ काम्यम्‌ ! 
सनि सेबामयासिपं स्वाहा 
याँ मेघां देवगणा: पितरब्चोपासते | 
तया मां मेथया में मेवाविन कुरु ॥ 
मेधाव्यहं सुमनाः सुप्रतोक: श्रद्धामना: सत्यम्ति: सुश्ेवः । 


चार आश्रम श्श्३े 


महायशा: घारयिए्णुः प्रववता नूयासमस्ये स्वथया प्रयोगे॥ 
“ग्रंगिरस ऋषि तथा प्रन्य सप्त ऋषि, इन्द्र, अच्नि औझर जगदीद 
मुझे वृद्धि दें । नीनिदेव, वरुण राजा और देवी सरस्वती मुझे वृद्धि दें 
वाले अध्विनी देव मुझे बुद्धि दें । जो मेघा गंधव- 
. व मानवलोक में हे त्रिभूवन व्यापक मेचा 
ही वृद्धि में प्रदे । यद्यपि मेंने सतत अध्ययन नहीं किया है तथापि 
ने जो-कुछ अध्ययन किया है वह हमेणा मेरे पास रहे । मेंने जो-कुछ 


कमल का हार 


५ 


ध्ययन किया वह में जहां चाह बोल सक । में जो-कुछ सुनू वह 
भेरे लिए सर्दव सुनते रहने जैसा हो | ब्रन्य ब्रतथारियों की भांति ही 
भेरा प्रत भी हो । हमारा सम्बन्ध विद्वानों से हो। मेरी इन्द्रियां जिन्नासु 
हो | मेरी दागी मोह का तिरस्कार करनेवाली हो । वह ऊपर से मीठो 
श्रौर श्वन्दर से विप उगलने वाली न हो । मेरा उत्साह अखण्ड हो । यह 
ज्ञानमय सूर्थ वाभी भी मेरा ज्ञान नप्ट न करे। वृद्धि में चमकने वाली 
भेधा, दिव्यलोक में रहने वाली मेधा मुझे मिले । मुकके मेधा दो, तेज दो । 
म॒र्न, इश्मिान होने दो। यदि घारीर जी हो जाय तो भी उसमें रहने 
वाली दद्धि अजर न रहे वह सदेव तेजस्वी रहे । यह मेघा सभा को 
जीत झेने दाली, इन्द्र को पसन्द शाने वाली तथा प्रत्यन्त अयूर्व हैँ । में 
उसी मेधा ने; लिए प्रयत्त दरता हु । देव और पितर जिस मेथवा की 
7रते है उस मेघधा के हारा मुझे मेधावी बनाग्रो । मुझे 


ये ष 


शः 


जे हर 


३१ 
हि 


दुद्धिमान बनने दो, सत्प्रवृति दाला होने दो । मुझे ब्रच्छी बातों की पूजा 
बारते दाला, क्ण्यवान्‌ और सत्यनिप्ठ बनने दो । मे बह्मयचर्य के तेज 


से सुशोभित होने दो। मरे. कीतिमान्‌ होने दो | मे. धर्यंशाली बनने 


& ५ ्र न २ 
दो । मर्णे उत्दूप्ट बवता होने किसी के अवसर पर मे 
छपदी बुद्धि के प्रभाव से गशोभित होने दो । 
काफार5 नन्यप्प 3 आऑऔज | न 5 न्‍्ने >> 
आन तक पार तह ७ इपसपघन झाना बाॉज्नमम्पन्त बनाने छा 
द् रण कियः द्रत | हर उप हो प्राप्य करना चाहने हु. जो 
लिए धारण एशिया बत पर । हम यह जो कान प्राप्प करना चाहने है, जो 
90675 86 है अप 5 कर अंक 25० न्थर लक के कक अर: लक आह ज््क्ल्जजत 
0४७ कक कि की इजाय व्वापट पे >। पग्रनग न्‍नमग्णानसक्तति प्राप्त 
कह हा के लक की टी दे न व द्नसायेा- ८ ४: कल, सूती उहफ :-5--) 
कंश्लु हा उसझा लए दइृद्ुतय हक दनता एकाशता नहीं आ सझती । 
+ ल् कक मन ५०० 
धाएप५४ था झा हे गारी एनिद्रियों भी शव एदा ध्येपय वे ऊपर वेन्द्रित 


१५४ भारतोय संस्कृति 


करना । जिस प्रकार कांच के उपर सूर्य की किरणों केन्द्रित करके आग 
पैदा करते है उसी प्रकार सर्वेत्र फंलने वाली इन्द्रियों की शक्ति 
एक जगह केन्द्रित करके उसमें से अ्रदूभृत तेज निर्माण करना ही 
ब्रह्मचर्य हैं । 

भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचये की अपार महिमा गाई गई है। 
ब्रह्मचर्य का त्रर्थ क्या है ? ब्रह्म-प्राप्ति के लिए जिस प्रकार का आचरख 
करना चाहिए वह भावरण ही ब्रह्मचर्य है । ब्रह्म-प्राप्ति का आचरण ही 
ब्रह्मचय है । ब्रह्म का अर्थ क्‍या है ? ब्रह्म का ग्र्थ हैं हमारा ध्येय । 
हमें प्राप्त करने के योग्य जो-कुछ सबसे ऊंची बात मालृम हो वही 
ब्रह्मचयं है । जिसके लिए हम जीना या मरता चाहते हैं वह हमारा 
ब्रह्म है । 

बिना सारी शक्तियों का उपयोग किये ध्येय जितना ऊंचा होगा. 
उतनी ही शक्ति उसमें लगेगी। सारी शक्ति समर्थ होने पर भी हमारे 
हाथ ध्येय तक नहीं पहुंच पाते हैं और फिर हम प्रार्थना का आश्रय लेते 
हैं । जो अपना सामथ्य गेवाकर रोते रहते हें उनकी प्रार्थना में तेज नहीं 
होता । जब अपने सामर्थ्य को थोड़ा भी इधर-उधर खचचे किये बिना सारा 
ही ध्येय पर लगा देते है और फिर भी ध्येय दूर रह जाता है तभी 
सच्ची प्राथेना का उदय होता है । 

उपनिषदों में एक-एक अक्षर सीखने के लिए हजारों वर्ष तक ब्रहय- 
चये का पालन करते रहने का उल्लेख है | ज्ञान का एक कण प्राप्त 
करने के लिए इसी प्रकार की तपस्या की आवश्यकता होती है । 

उपनिषद में एक स्थान पर इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णाव है कि ब्रह्म- 
चारी तरुखों को कंसे रहना चाहिए । 

“तरुखों को सत्यवृत्त होता चाहिए । तरुणों को दुढ़-अ्रभ्यासी, 
श्राशावान्‌, दृढ़-निइचयी, व सामर्थ्य-सम्पन्न होना चाहिए। यह सारी 
घन-चान्य युक्त पृथ्वी उनके चरणों में लोटने लगेगी । 

इस प्रकार के तरुणों को नाच-तमाशे नहीं देखने चाहिएं । भिन्‍न- 
भिन्न बैठकों में वहीं जाना चाहिए, गप्पें मारते नहीं वैठना चाहिए । 
उन्हें एकान्त में वेठकर अध्ययन करना चाहिए । यदि गुरु उल्टे रास्ते पर 


चार श्राश्तम श्श्ण 


चलने लगे तो उन्हें उसका अनुकरणा नहीं करता चाहिए। जितनी 
प्रावध्यकता हो उतना हो स्त्रियों से बोलना चाहिए। युवक मृदु स्वभाव 
का. प्रेम-पूर्ण, घानन्‍्त, विनयी, दृढ-निश्चयी, निरलस, देन्यहोन होना 
चाहिए । उने पद-पद पर दु:खी नही होना चाहिए | उसे किसी की ईर्ष्या 
नहीं करनी चाहिए, प्रति-दिन सुबह-शाम गुरु के यहां पानी भरना 
चाहिए, जंगल जाकर लकडी लाना चाहिए और अ्रध्ययत करना 
चाहिए 

उपनिपद्‌ ने 
समय भी उपदेश 
सोग्नरो । सदंव कम में मग्न रहो । श्राचा्य की सेवा करके ज्ञान प्राप्त 
बारो । ज्ञान प्राप्त करने तक ब्रह्मचय का पालन करो ।” आदि बातें 
कही गई है । 

ब्रह्मच्य पालन करने की बात ग्राजकल बहुत कठिन हो गई हूँ। चारों 
ध्रोरका वातावरण बड़ा दूषित हो गया हूं। सिनेमा, ग्रामोफोन श्लौर रेडियो 
ने सारा वातावरण गंदा श्रौर दूषित कर रखा हैं । सबके मन भानों 
खोखले हो गये हैं । सद जगह ढीलढाल श्लोर पोलपाल झा गई हू । 

हमारे मन में सब प्रवार की वासनाओं के बीज हें; लेकिन हमें यह 
उदय वरना चाहिये कि उसमें किसे श्रंकुरित करना चाहिए श्रौर किसे 
नहीं । जिन दीजो को झकुरित न करना हो यदि इन्हें पानी न दिया तो 
बंगम हो जायगा । उन्हें वेसे ही पड़े रहने देना चाहिए । वे मरते नहीं 


- 


६ | वे दशत चिवाट होते है । यदि उन्हें झनेक जन्म तक पानी न दिया 


गया तो फिर दे दीज जल जाते है, मर जाते है । 


स प्रकार का प्राद्श उपस्थित किया था । उपनयन के 
ते हुए “स्वच्छ रहो । तुम ब्रह्मचारी हो । दिन में मत 


ः 
न 
7 
प्र 
शड 


/ 
हि 
क्रय 

८र्डी 
कं 
है| 
ञ् 

॥ 
3१ 
द्र। 

व 
नल 
-2 

/॥] 
नग्न 
गा । 

| 


श्चद् भारतीय संस्कृति 


3 


वाल-वाचनालय, छात्र-वाचनालय ग्रादि की प्रभी तक हमें कल्पना 
नहीं है । भिन्न-भिन्न विषयों पर निकलने वाले मासिक पत्रों की भी हमें 
कल्पना नहीं है | हमारे मासिक पत्रों में सभी विषय होते हैं । शास्त्र- 
सम्बन्धी, इतिहास-सम्बन्धी, साहित्य-सम्बन्धी, आरोग्य-सम्बन्धी, राज- 
नीति-पम्बन्धी, शिक्षा-सम्वन्धी, व्यापार-सम्बन्धी व खेल-सम्बन्धी ही मासिक 
पत्र छात्र-वाचनालयों में रहने चाहिएं | लेकिन ऐसे मासिक पत्र हैं 
कहां ? हमें भिन्‍्त-भिन्‍न विद्याओ्ं का अध्ययन करना है। इन शास्त्रों में 
काम-शास्त्र भी आ जायगा । लेकिन कामशास्त्र कोई चुम्बन-प्रालिगन 
के ग्रन्थ नहीं । बच्चों को जननेन्द्रिय की जानकारी, उनके कार्य, उनकी 
सार-संभाल, उनकी स्वच्छता आदि बातें शास्त्रीय दृष्टि से सिखाने में 
कोई हानि नहीं है । लेकिन यह शास्त्रीय शिक्षा तो मिलती नहीं है, 
केवल वासना जगानेवाली तथा लम्पट बनानेवाली शिक्षा पैसे पर दृष्टि 
रखनेवाले कहानी-लेखकों की ओर से मिलती है । ये कहानी-लेखक 
कहते हैं कि हमारी कहानी बच्चों के हाथ में मत दीजिये । उनका कहना 
ढीक है । लेकिन उस ओर समाज कोई ध्यान नहीं देता । बच्चों के मन 
को कौनसा भोजन मिलता हैं इस ओर कौन देखता है ? जहाँ इस बात 
की चर्चा या चिन्ता नहों होती कि शरीर को किस प्रकार का भोजन 
देना चाहिए, कुटे हुए चावल देना चाहिए या बिना कुटे हुए, शास्त्रीय 
आ्राहार कौनसा हूँ वहां मन्न के भोजन की ओर कौन ध्यान देता है ? 

ब्रह्मचयं आश्रम में इन सब वातों का विचार है । हमें क्या खाना 
चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्‍या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, 
कैसे बैठना चाहिए, कब उठना चाहिए झादि सब बातों को विवेकपूर्वक 
निएचय करना चाहिए। यदि हमने जवान को खुला छोड़ दिया, उत्तेजक 
पदार्थे खाये, बिना काफी शरीर श्रम किये पकौड़ी, प्याज आदि खूब 
खाये तो हमारा ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। मसाले खाना बन्द करना 
चाहिए, मिे खाना भी बन्द करना चाहिए । ब्रह्मचर्य का भी एक शास्त्र 
है । ब्रह्मचारी बनने वालों का उस ज्ञास्त्र के अनुसार श्राचरण 
करना चाहिए 

इसीलिए गांबीजी हमेशा कहते थे कि ब्रह्मचर्य किसी एक इन्द्रिय 


चार झाश्रम श्श्छ 


का संयम नहीं है । ब्रह्मच्य जीवन का संयम है । ब्रह्मचर्य का पालन 
उसी समय संभव है जब कि कान, श्रांख, जवान आझ्ादि सभी इन्द्रियों का 
संयम किया जाय । कानों से घश्यूद्धारिक गीत नहीं सुनेंगे, आंखों से 
शज्भारिक चित्र नहीं देखेंगे, स्त्रियों की ओर पअ्पलक दृष्टि से नहीं देखेंगे, 
श्रूद्धारिक कहानियां नहीं पढ़ेंगे, मसालेदार और उत्तेजक पदार्बो का 
सेवन नहीं करेंगे, नरम गहों पर नहों सोएंगे । जब इस प्रकार के ब्रतों का 
पालन करेंगे तभी ब्रह्मचय का पालन संभव होगा. अन्यथा नहीं । 

लोकमान्य तिलवा पर-स्त्री को देखते ही नीचा सिर कर लेते थे। 
एक स्त्री का प्रार्थनापन्न तीन घंटों तक उसके सामने बैठकर उन्होंने 
लिखा; लेबिन उन्होंने उसकी श्रोर देखा तक नहीं । नेविन्सन ने कहा था 
कि--“लोवमान्य की श्रांखों में मेने जो तेज देखा वह संसार के किसी 
प्रम्य महापृर॒प की श्रांखों में नहीं देखा ।” यह तेज कहां से मिलता है ? 
छह्मचय से । 

महात्माजी वी दृष्टि में भी ऐसा ही तेज था । प्राश्नम के लोग 
बाते है विः जब गांधीजी जरा बन्र. दृष्टि से देखते तो वे लोग जंसे 
मिप्प्राण हा जाते थे । उन्हें गांधी की वक्र दृष्टि से बड़ा डर लगता था । 
ये धांखे मानो सामने दाले व्यवित के हृदय वी थाह लेती थीं। उस दृष्टि 
से धराप दुए भी गही छिपा सवाते थे । उनकी प्रखर किरण शरनन्‍्दर प्रवेश 
किय विना नही रहती थी । 

बंगाल में श्राशतोप गूकर्जी की प्राखों मे भी ऐसा ही तेज था। 
पादनगाता बिश्दचियालय की एक बेठक में ढाका कालेज के प्रिन्सिपल 
टनेर माहद धाशुताप जी के विरुद्ध दोलने के लिए खड्टे हो रहे थे । 
जेकिम इनेर साहब ने अपने सरमरणो में लिखा हूँ ( “॥० फाइल 
जाए गा पीर शातपे 3 हामट्टछाते छाले गा गए 


5 न >> ल्‍ 


98].7 ) उत्त दबाए व्यवित ने भरी झोर तीध्णा दप्टि से देखा झौर 
ग् ८ 
है 
|| 


मे एसी समय उसों पर बेंठ गया । 
शंत्गाउन्सशाएडः राजदाएं प्रतिदिन बम्दल पर सोते थे। जब २४ 
हे हे 

चर अनथ ४५० कक. अननर जथक पर ्ल्ज्णा कप नि प + 

इए यी उस में उसयवी पत्ती मर गए तो उस समय से वे नंप्विश दड़ा- 

दर 
»>्ड +> 6 वर ज्ज्ल ०० २“ प्लस कह 
पारा ४०। इस्ताजलए उनको शरणा-गहित इपुद थी। किसी शास्त्र में 


श्प्र्द भारतोय संस्कृति 


उनकी बुद्धि रुकती नहीं थी | यही बात स्वामी विवेकानन्द के बारे में 
थी । विवेकानन्द में कमाल की एकाग्रता थी । वे ग्रध्याय-के-अध्याय 
एकदम पढ़ लेते थे । उनकी स्मरख-शकित अदुभुत थी । ऐसो कोई शास्त्र 
नहीं था जिसे वे नहीं समझते थे। इसी प्रकार स्वामी रामतीर्थ कहते 
थे कि ब्रह्मचर्य के बल से सारी बातें साधी जा सकती हैं । 

ऐसा हूँ यह ब्रह्मचय का तेज । यह तेज सारे शरीर में फंलता है । 
वह आंखों में दिखाई देता है, वाणी में उतर आता है, चेहरे पर खिल 
उठता है | विवेकानन्द को देखते ही श्रांखें चौंधिया जाती थीं। रामतीर्थ 
को देखते ही प्रसन्‍तता अ्रनुभव होती थी । ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है । 

जिसे अपना जीवन सार्थक करना है उसके लिए कब्नह्मचर्य के अति- 
रिक्त कोई मार्ग नहीं है । महात्माजी १८-१८ घंटे तक वित्ता थके काम 
करते रहते थे । यह कार्य-कुशलता उनमें कहां से भाई ? यह इच्छा- 
शक्ति का वल है | महापुरुषों में तो इच्छा-शक्ति होती है; लेकिन यह 
इच्छा-शक्ति भी आती कहां से है ? वासना पर विजय प्राप्त करने से 
ही यह दुढ़ इच्छा-शक्ित प्राप्त होती है। 

ब्रह्मचर्य प्रयत्न-साध्य है । वह एकदम थोड़े ही प्राप्त हो सकता 
हैँ ? उसका तो पीछा करना चाहिए। बार-बार ब्रतश्रष्ट होकर भी 
बार-वार ऊपर उठना चाहिए और अधिक शबवित से आगे बढ़ना चाहिए। 
एक वार उसे अपना ध्येय बना लेना चाहिए। जब हम किसी को 
असम्भव समझ लेते हैँ तो फिर वढ़ हमें कभी नहीं मिल सकता । 

मनुष्य कई बार अपने दुर्गुणों की अधिक चर्चा करता हुआ बैठा 

हता हैँ । कभी-कभी अपने दुर्गुणों को भूलना ही उसकी विजय का 

मार्ग होता हैं। यदि आप यह कहते रहे कि--“में तो इतना बुरा 
हूं । में कैसे ब्रह्मचय का पालन कर सकता हूं । में नहीं सुधर सकता | 
में इसी प्रकार रोता रहूंगा ।” तो आप ऐसे पतित ही बने रहेंगे । 
दुर्गुणों का चिन्तन करते रहने से वे अ्रधिक दृढ़ होते हें। यदि कोई 
लगातार रटता रहे कि !ें पच्चीस दूने पचास भूल जाऊं, में पच्चीस 
दूने पचास भूल जाऊँ तो वह उसे भूल तो सकता ही नहीं उल्टें वह 
जवान और मन पर पूरी तरह बंठ जायगा । जागते-सोते हर समय 


चार पध्राध्रम १५६ 


पच्चीस टने पचास हो दिखते रहेंगे। जो नहीं चाहते उसे याद ही मत 
करो । यही कहते रहो क्रि--में श्रच्छा हूं। अ्रच्छा बनूंगा । मेरा मन 
शवितिणाली होगा । में आ्रागे बढ़ गा ।” भारतीय संस्कृति सत्य-संकल्प 
जोर देनी हें 
ध्रहूं ब्रह्मास्मि, शिदः केवलोष्हम्‌ । 

“मे ब्रह्म है । में सर्वशक्तिमान्‌ इस प्रकार का ध्यान करते 
रहिए ।” इसी प्रकार की कल्पना कीजिये | श्राप जेसा कहते रहेंगे बसे ही 
घन जायंगे । हमारी श्रद्धा ही हमारे जीवन को गढ़ती है । 

उल्दृप्ट प्रद्मचर्य से ही उत्कृष्ट गृहस्थ श्राश्रम की स्थापना होती 
है । यदि हमारा ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट न हुम्ना तो हमारा गृहस्थाश्रम भी 
रोते-रोते चलेगा । जब हम मानसिक, बौद्धिक शौर शारीरिक शक्ति 
प्राप्त वरवे गृहस्थाप्नम में प्रवेश करेंगे तभी हमारे गृहस्थाश्षम में तेज 
प्रायगा । तभी हमारा गृहस्थाश्रम सुखी होगा । 

यदि पति-पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा न हुआ तो पर में स्वस्प बालक 
दंसे दिखाई देंगे ? रोगी श्रौर चिडचिटे बालक देखना माता-पिता के लिए 
कितना बड़ा दःख है ? छोटे बच्चो की हंसी के समान पवित्र चीज और 
पीन-सी है” उस हसी में अपार णवित रहती हैँ। उस हंसी से कठोर 
य कीमल बन जाते है । उस हसी से दुःख एक हो क्षण में भाग 
ताह। 

लेविन ऐसे प्रसप्तमुख श्लोर सुकुमार बालक पति-पत्नी के दृढ़ ब्रह्मचर्य 

बारण ही उत्पन्न होते है । जिस जमीन का कस नप्ट नहीं होता 
उसमें दश्-बशा श्रनाज पँदा होता है। इसी प्रकार जिनके जीवन का कस 
रप्ट नही हुप्रा हैं उनके ही जीवन में ऐसे तेजस्वी फल फूलते है । 

गएर्घाक्षम सार समाज वा ग्राधार हू । पृहस्थाप्षम नविष्य छा 


निर्माण बारता है । गृहस्पाध्रम समाज की धारणा है। गहस्थाश्षम को 


् 28 


सता 
छ 


'धन्पो गृहत्याधमः 


पह सृररणाप्षम पन्‍्य हू । डेकिन' एसी धन्यता सरलता से प्राप्त 
जाती ऊपर दल प्रथत्न-माध्य है घ्ल््झ् न 
गो रहो । दह प्रयत्त-माध्य है । कप्ड-ताध्य है | गृहस्थाश्षर में पति- 


१६० भारतीय संस्कृति 


पत्नी के शरीर सुन्दर और नीरोग होने चाहिएं । इसी प्रकार उनके मन 
भी नीरोम होने चाहिएं। पति-पत्नी को एक-दूसरे के साथ निष्छापुर्वेक 
व्यवहार करना चाहिए । जिस विवाह-विधि से पति-पत्ती का सम्बन्ध 
स्थिर हुमा हैं उत विवाह-विधि के कुछ-कुछ मन्त्र बड़े सुन्दर हूँ। बाग 
निश्चय (सगाई) के समय ब्राह्मण कहता है--- 

समानी व श्राकृति: समाना हृदयानि वः। 

समानसस्तु वो सनः यथा वः सुसहासति॥ 

“तुम्हारा उद्देश्य एक हो । तुम्हारे मच एक हों । तुम्हारे हृदय एक- 
रूप हों । इस प्रकार भ्राचरण करो कि तुम्हारे सारे संगठन को बल 
प्राप्त हो 

इसी प्रकार विवाह होम के समय वर कहता हँ--- 

योरहू पृथ्वी त्वं सामाहमृक्त्वम्‌ । 
संप्रियों रोचिष्णू सुमनस्पमानों जीवेब शरदः शतम्‌ । 

“में आकाश हूं | तू पृथ्वी है । में सामवेद हूं तू ऋग्वेद है। हम 
एक दूसरे पर प्रेम करें। एक-दूसरे को सुशोभित करें । एक-दूसरे के प्रिय 
बनें । एक-दूसरे के साथ निष्कपट व्यवहार करके सौ वे तक जियें |” 

सप्तपदी झ्रादि के हो जाने पर जब गृह-प्रवेश होता है तब वर 

हता है-- 

"हे वधू ! तू सास-ससुर पर, चनव-देवर पर प्रेम की सत्ता चलाने 
वाली बन ! 

“सारे देवता हमारे हृदय मृवत करें। यानी हमारा मन निर्मल 
करें। मातरिश्वा, विधाता व सरस्वती हमारे जीवन को एक-दूसरे से 
जोड़ दें । 

गृह-प्रवेश के समय मच्च कहता है--- 

“हें वधू ! तू इस कुल में थ्रा रही है। यहां संततियुक्त होकर तुझे 
आनन्द मिले। यहां तू सच्ची गूहिणी के कर्तव्य दक्षता के साथ पूरे कर । 
इस पति के साथ वर्तमान आनन्द के साथ रह । लोग कहें कि तुम इस 
घर में बहुत समय तक रहकर वृद्ध होशो ।” 

“जिस प्रकार चलनी से अनाज साफ किया जाता हैं उसी प्रकार इस 


चार पध्राश्रम १६१ 


यू संबमपूर्वक वाणी का प्रयोग क्रिया जाता हूँ । इसीलिए बड़े लोगों 
) इस घर से मित्रता होती है । इस प्रकार की मीठो बातें कहने वालों 
गे जबान में लक्ष्मी निवास करती हूँ ।” 

विवाह-यूकक्‍तों में वधू को, अघोरचक्षु व शिवा, सुमना व तेजस्वी, 
गीरप्रसू व श्रद्धालु श्रादि विशेषण लगाये गये हें । “अ्रघोरचक्ष का 
वेगेपरण वर श्रौर वधू दोनों के लिए ध्यान में रखने योग्य है। एक की 
सरे वे ऊपर प्रेमपूर्ण दृष्टि हो, वह भयावह एवं क्रूर न हो । 

विवाह का मतलब केवल वाध्य विवाह नहीं है । हृदय का विवाह, 
प्रन वा विवाह । वर का वध के गले में माला डालना मानो एक-दूसरे 
गा; हृदय-पुष्प एव-दूसरे को अ्र्पणा करता है | अग्नि के श्रासपास कदम 
चलना मानो जीवन भर साथ-साथ चलना, सहयोग करना है। पति-पत्नी 
पुख्य श्रोर दःख में साथ रहेंगे । साथ चढ़ेंगे, साथ गिरेंगे। उनके 
प्रासपास यूत लपेटा जाता हूँ । श्रव पति-पत्नी का जीवन-पट एक साथ 
बुना जायगा, अभ्रव ताना-बाना एक हो जायगा, श्रव कुछ भी पृथक्‌ नहीं 
है, छुछ भी श्रलग नहीं है । 

दारीर पर ही प्रेम करने से सच्चा प्रेम नही होता । यदि कल दारीर 
रोग से फुरूप हो जाय तो ? हम शरीर से प्रारम्भ करें; लेकिन बनें 
देहातीत । देह के श्रन्दर की श्रात्मा को पहचानकर उससे भेंट करना 
त्ाहिए | मनृष्य भ्रांगन से घर के प्रथम भाग में झ्राताहै, मध्य के भाग 
में श्राता हूँ तब देवपर में जाता हैं । इसी प्रकार वर-दध को एक-दूसरे 
के हृदय के; क्षेत्र में जाना चाहिए। उसे यह झनुभव होना चाहिए कि 
पेदल हमारे शरोर की पूजा करने वाला पति हमारा झ्रपमान करता हूँ । 
एम कोई यह मिट्टी का शरीर ही नहों हैं । पति-पत्नी एक-दूसरे को मिद्री 
या मांस या गोला न समझे । धीरे-धीरे इस मिट्टी में जो उदात्तता है, 
जो उपर उठने की शवित हूँ उसी के उपर उन्हें ध्यान देना चाहिए। पति 
वो देखते ही पत्नी को उसकी दिव्यता दिखाई देनी चाहिए ! पन्‍नी को 


908 ६ 


पग्ते ऐो पति को यह प्रतीत होना चाहिए कि दह्द देदी हैँ । एक दिन 
९ ३ 


द्िनि 
७५१७४ हम जी दरवदत होना ञ् ड्क्जल पथ प्चः शन्दर "२७ ज्डाज चघात्मा मन 2 
शआाग-बनास से दरवत एप यि | दत्त के धन्दर प्रदेश देरक्त दात्म क्वा 
झात्मा मे जगा साहिए । 


१६२ भारतीय संस्कृति 


दीपक के कांच का महत्व अन्दर की लौ के कारण है । हमें उस 
ज्योति का उपासक होना चाहिए। जबतक आत्मा की महानता समझ 
में नहीं आ्राती तवतक सच्चा प्रेम नहीं हैं । पत्ती की आत्मा की महानता 
दिखाई देते ही पति उसे ज्ञान देगा--ध्येय देगा । वह उसे 
केवल वस्च्रालंकारों के द्वारा गुड़िया-जैसी सजाता नहीं रहेगा । इसी 
प्रकार जिस दिन पत्नी को पति की दिव्यता दिखाई देगी उस दिन वह 
पति को चाहे जैसे श्राचरण नहीं करने देगी । चाहि जिस तरह से पैसे 
प्राप्त करने का काम नहीं करने देगी । 

इस प्रकार गृहस्थाश्रम में पवित्रता लानी चाहिए । पति-पत्नी एक- 
दूसरे को सावधान करके एक-दूसरे को कभी प्रेम में और कभी क्रोध से 
सम्बोधित करके हमेशा आझ्ञागे बढ़ते रहें | अन्त में पति-पत्नी को भाई- 
बहन की तरह हो जाना चाहिए । श्रासक्तिमय प्रेम में से श्रन्त में अना- 
सक्‍त प्रेम का निर्माण करना चाहिए । कीचड़ में कमल खिलाना 
चाहिए। संसार में हो मीक्ष की शोभा प्राप्त करनी चाहिए। 

भारतीय संस्क्ृति में गृहस्थाश्रम मोक्ष की श्रोर जाने का एक मार्गे 
है । यह एक सीढ़ी है | यहां हमेशा नहीं रहना हूँ | पति-पत्नी को यह 
बात न भूलती चाहिए कि गुहस्थाश्रम में रहकर, संतति पैदा करके 
वासना-विकार शांत करके, अनेक प्रकार के पाठ सीखते-सीखते प्रन्त में 
इस छोटे संसार से एक दिन बड़े संसार में जाना है । 

गृहस्थाश्रम भी एक आश्रम ही हैं । इसमें भी आश्चवम-जेसी ही 
पविन्नता रहनी चाहिए | यह पति-पत्नी और बच्चों का आश्रम है । सबको 
एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए । प्रेम में रहना चाहिए । ध्येय 
की पूजा करनी चाहिए । गृहस्थाश्रम में एक काम यह भी होता है कि 
श्रपती कुल-परम्परा को मिटने नहीं दें । रघुवंश में एक इस प्रकार 
का वर्णन हैँ कि राम सीता को विमान में से नीचे के स्थान दिखाते हैं । 
एक तपोवन की ओर उंगली दिखाकर राम कहते हैँ कि यहां एक ऋषि 
रहते हैं )वे सब अतिथियों का मन से अतिथि-सत्कार करते हैं; 
लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे | वे मर गये; लेकिन उनके 
अतिथि-सत्कार का ब्रत ये वक्ष पालन करते हैं जो कोई आता है 


चार प्राश्नसम॒ १६३ 


उन्हें यह फल-फूल और छाया देते हैं । 

इस प्रकार कल की परम्परा चलानी चाहिए। हमारे कूल में 
कोई भृठ नहीं बोलेगा, हमारे कुल में कोई चोरी नहीं करेगा, हमारे 
कूल में कोई श्रपमान सहन नहीं करेगा, हमारे कुल में अतिधि को 
इन्कार नहीं किया जायगा । इस प्रकार की विशेष प्रथा ही उन कुलों में 
होती हैं । 

उन कूल-परम्पराम्रों के लिए यदि सर्वेस्व का भी त्याग करना पड़े तो 
वह करना चाहिए । हरिश्चन्द्र ने सर्वेस्व त्याग कर दिया | श्रियाल और 
चांगगा। ने श्रपना लड़का प्रर्पणा किया । परिवार मानो एक देव होता 
ध्रौर परिवार के सब लोग उसके लिए तंयार रहते हैं । हरिश्चन्द्र के निकलते 
ही तारा उसके पीछे-पीछे चलती थी। हरिश्चन्द्र श्रौर तारा के पीछे छोटा 
रोहिताप्व भी भागता हुश्ना जाता था। माता-पिता उस रोहिताश्व को 
मना नहीं वरते । वे यह नहीं कहते थे कि--'तू छोटा है वयों प्राता है ?! 
प्रपनी ही शिक्षा से उन्हें बच्चे को शिक्षित करना था। उन्हें श्रपने 
उदाहरण से बच्चों को ध्येय-पुजा सिखानी थी । 

प्राज एस प्रकार का गृहस्थाश्रम कहां है ? सब एक ध्येय. की पूजा 
मी बारते । हां, यदि ध्येय ही विचित्र हो तो बात दूसरी हैं । लेकिन 
प्रासवित झौर भय मार्ग में झाते हैं तो भ्रवश्य बुरी बात है । 
श बया बारण हैं ? इसका कारण यह है कि हमारे घरों में 
घान-चर्चा नहीं पोती । पति जो सुनता हूँ वह पत्नी को नहीं कहता । 
राष्ट्र में जो विचार उत्पन्त हो रहे है । उनकी चर्चा घर में नहीं होती । 


टकियों का जनेऊ होना बन्द हो गया हैं। पति 


पति पत्ती बत गर हू हँ 
; दे 


ए 
क्ाग चृ रुक््राय 


गया; लेविन वया यह पति गुूद का काम्म करता 

 ? “या यह झानदान, दिदार-द्ान करता है ? क्‍या वह आझास-पास की 
घाहा वी जानकारी पत्ती को देता है? 

एःनी एडार की राटी बनावार देती है । लेकिन पत्ति उस्ते विचार 

श। दननदी रोटधे ऐेदा हैं ? पदि के दिमाग में तो यह विचार ही नहीं 

कहा । एदि यो एरा बात वा सणल ही नही छाठा कि उसको पन्‍्नी 

पए। भी मन ॥. दि हैं, एृद्य हैं । इसी से दह संसार वी दातों की चर्चा 


१्द्ृ४ भारतोय संस्कृति 


िथ्य 


घर में नहीं करता । फिर बच्चों को वे बातें कैसे मालूम होंगी ? जहाँ 
पत्नी ही विचारों के भज्ञान में है वहां बच्चे भी अज्ञान में ही बड़े होंगे । 

भारतीय संस्कृति में इस प्रकार का गृहस्थाश्रम नहीं होता । बका- 
सुर के पास जाने की बारी जिस ब्राह्मण की आ्राई उसके घर का एक-एक 
व्यक्ति मरने के लिए तैयार था। पति कहता है--मुझे मरते दो ॥' 
पत्नी कहती है--'मुझे मरने दो ।' लड़की कहती है---'मुझे मरने दो ।' 
लड़का कहता है--- मुझे मरने दो । इसका नाम है गृहस्थाश्रम । इसीका 
नाम हैं कुटुम्व । सभी एक विचार से प्रेरित हैँ । एक ही ध्येय. की पूजा 
होती है । 

गृहस्थाश्रम संयम की पाठशाला है। गृहस्थाश्रम तपस्या है । हम 
अपनी सेंकड़ों वृत्तियों का निरोध करने की शिक्षा गृहस्थाश्रप्त में प्राप्त करते 
हैँ ) बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनकी सेवा-शुश्षुषा करनी पड़ती है. । 
बच्चों की इच्छानुसार काम करना पड़ता है । पद-पद पर गुस्सा कंरते 
से काम थोड़े ही चल सकता है ? 

गृहस्थाश्रम में हम त्याग का पाठ सीखते हैं । पति पत्नी को सर्वेस्व 
श्र्पण कर देना चाहता हैँ। पत्नी पति को सुखी बनाना चाहती है । 
माता-पिता फटे कपड़े पहनकर पहले बच्चों को सजाते हैँ । दूसरों को 
सुखी देखना--दूसरे के आनच्द में आनन्द मानना यही गुृहस्थाश्रम की 
शिक्षा है । 

अधंनारी नटेब्वर मनुष्य का ध्येय हैं | पुरुष कठोर होता है । स्त्री 
मुदू होती है । पति को पतली से मृढुता सीखनी चाहिए। स्त्री को पुरुष 
से कठोर होना सीखता चाहिए। मौका पड़ने पर मोम से भी अधिक 
कोमल ओर वज्च से भी अधिक कठोर होना सीखना चाहिए । कैवल पुरुष 
अपूर्ो हैं । केवल स्त्री भी अपूर्ण हू । दोनों के गुणों के मेल में ही पूर्णाता 
हूँ । गृहस्थाश्षम पति-पत्नी के पूर्ण होने की पाठज्ञाला है । वह सर्वाज्भोरा 
विकास कर लेने का स्थान है । वह हृदय के और बुद्धि के गुण सीख लेचे 
की जगह है । माता-पिता को उत्कृष्ट बच्चे तैयार करके समाज को देने 
का महत्वपूर्ण काम करना होता है; लेकिन बच्चे अच्छे बनाने के लिए 
ही माता-पिता को स्वयं भ्रच्छा बनना पड़ता है। उच्चार, आचार और 


चार आश्रम श्च्श 


व्यवहार में ब्रच्छा रहना होता हैं। जो माता-पिता यह चाहते हैं कि 
उनके बच्चे अच्छे हों उन्हें श्रत्यन्त जागरूकता रखनी चाहिए। प्रेम, 
दर्तव्य आ्लौर सहयोग दिखाई देना चाहिए | यदि बच्चे रात-दिन माता- 
पिता के झगड़े देखते रहे तो उनके जीवन पर उसका कितना वुरा असर 
होगा ! जब प्रालसी ध्रौर बिलासी माता-पिता सामने होंगे तब बच्चे भी 
सजधज-प्रिय बन जाय॑ंगे । 

माता-पिता को यह देखना चाहिए कि उनके बच्चे शारीरिक दृष्टि से 
बलवान, हृदय से विशुद्ध श्रौर उदार बुद्धि से बिशाल शऔर निर्मल हों । 
हम जिस काल में रह रहे हें उसका हाल बच्चों को भी बताना चाहिए । 
भोजन करते हए, हंसते-घेलते हुए बच्चों को इतिहास का साराज्ञान सिखा 
देना चाहिए। घस बीसवीं सदी में बच्चो के मन में यह बात बेठा देनी 
चाहिए कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से कोई काम बिगड़ नहीं सकता । 
मेरे एका मित्र हैँ | वे बहने लगे यदि मेरे बच्चों के सामने कोई ऐसी 
दात बारता है तो मुझे गुस्सा श्राता है । हमारे मन पर ऐसे संस्कार हो 
गये ; लेकिन हमारे बच्चों के मन पर तो इस प्रकार के पागलपन के संस्कार 
नही होने चाहिए ।' 

माता-पिता की यह बात देख लेनी चाहिए कि वे कितने बालकों का 
पालन-पोपण कर सकेंगे, कितने बच्चों का विकास कर सबोंगे, वर्योंकि इसके 
धागे वानप्रर॒प भौर संन्यास भ्राभ्षम ही है । मृत्यू तक बच्चों को पलने में खिलाते 
राना नहीं है श्रौर वानप्रम्ध प्राश्नम में प्रवेश करते ही बच्चे इस योग्य होने 
धाहिएं कि वे घर की जिग्मेदारी संभाल सके | मान लीजिये कि सादवें वर्ष 
दानप्रत्प धाम में प्रवेण बारता है तो इसका क्या प्र्थ हुग्मा ? इसका ग्र्थ 
यह है दिए साठ वर्ष वा प्राय में हमारा सदसे छोटा लड़वा २०-२५ वर्ष 
पा होगा । उसवी धिछ्ा हो जानी चाहिए । उसका पूरा-पूरा शारीरिक 
ता-पिता के छन्न की झावश्यकता 
नी चाहिएं। श्वर्वात्‌ ४० वर्ष की 


डबल 
है ९५ 
| 
हू, 
ल्‍ 
शा 
/&प, 
हक 
४, 
| 
हो 
हि । 
था 
| 
|| 
वध 4 
ग 


नि 





धार भें माता-पिता) घो निदद्दाम हो जाता चाहिए | प्र्पात्‌ ४० वर्ष 
धो कि पे तद 

गा शाःरए ज्ञहीदश्वनतनि चैनला हतओी चाहिए हे पद्ि / पा अन्‍र+ 

हु४इ; की प्रभाग से हो संदान घद्ा वबरनी चाध्हए; वबयोंकि ४०वें दर्ष 

बन ९« इ८रदे होना छोई ८ 5 पका क्ेदल चे पेद 

छपा छत घरचछ हादा ८ाए ट्रा नहांह | लेकिन कंबल दच्च पदा 


१६६ भारतोय संस्कृति 


करना ही एक काम नहीं है। हमें उन बच्चों की सारी व्यवस्था भी करने 
में समर्थ होता चाहिए। उनका सबका पालच-पोषण, संरक्षण व शिक्षा- 
दीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए | यदि हम संयम न रख सकें-तो संतति- 
निरोध के उपाय काम में लाता कोई वरा नहीं है । लेकिन मनष्य को तो 
संगम ही शोभा देता हू । 
गृहस्थाश्रम में संयम, त्याग और वासनाविकार को सीमित करने 
तथा प्रेम और सहयोग श्रादि गुणों की शिक्षा मिलती है। हम थोड़े-थोड़े 
पकने लगते है । उच्छुद्धलपन कम होता है और प्रौढ़ता आती है । हमें 
जीवन का बहुत-सा अनुभव प्राप्त होता हैं। खट्टापन नष्ट होकर जीवन 
में मधुरता ग्ाती हैं । 
अबतक हमने एक सीमित परिवार-सेवा की । उस सीमित परिवार 
में हमने जो सेवा का गुण सीखा उसे अब समाज को देना चाहिए। 
अपने परिवार के बाहर भाकर अ्व हमें समाज को ही अपना परिवार 
समभना चाहिए--अधिक अनासक्त होता चाहिए । अधिक व्यापक होना 
चाहिए। अधिक बड़े होता चाहिए। हमें अपनी आ्रात्मा का राज्य 
बढ़ाना चाहिए । 
वानप्रस्थ का अर्थ है वत के लिए निकला हुआ, भवनों को छोड़कर 
वन के लिए निकला हुआा । ये वानप्रस्थ वन में रहते हैं। वहां आश्रम 
चलाते हैं, वहां स्कूल चलाते है। वानप्रस्थ के बरावर कोई उत्कृष्ट 
शिक्षक नहीं हूँ । शिक्षक अ्रतुभवी, प्रौढ़, शान्तकाम, हंसते-खेलते शिक्षा 
दे देनेवाला होना चाहिए और वानप्रस्थ को कुछ विशेष ग्रावश्यकता 
तो रहती भी नहीं, यदि उसको पेटभर भोजन मिल जाय तो बहुत है । 
ग्राज हजारों पेंडनर देश में हुं। यदि सच कहा जाय तो उनको 
इधर-उधर स्कूल खोलने चाहिएं। यदि ऐसा हुआ्ना तो १० वर्ष में शिक्षा 
सर्वत्र फैल जायगी । लेकिन भारतीय संस्कृति के गुण याते हुए---शांत 
स्थान में बंगला वनाकर वे अपने नाती-पोतों को खिलाते रहते हैं । 
उन्हें तो सबके नाती-पोतों को खिलाना चाहिए । उनको शिक्षा देनी 
चाहिए। उनके लिए सुन्दर आश्रम की स्थापना करनी चाहिए। पर 
सच्चे श्र्थ में श्राज समाज में कोई भी वानप्रस्थ नहीं है । वानप्रस्थ वही 


चार प्राश्षम १६७ 


जो परिवार की मर्यादित आसक्ति छोड़कर समाज की सेवा 
ने लगे । 
श्र इसके दाद फिर संन्‍्याक्ष | संन्यास में यह भी भ्ासक्त नहीं 

होती कि किसी खास समाज की ही सेवा करें। संन्‍्यासी के लिए न कोई 
हन्द है न कोई मसलमान। वह तो सेवा ही करता रहेगा | वह भेदातीत 
होवार प्रेम करेगा। जो पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष -चनस्पति झादि छा भी 
सित्र बनेगा। वया वह मानवों में विभेद करेगा ? संन्यासी न तो महाराष्ट्रोय 
देखता हूँ न गुजराती । वह तो सबसे ऊपर उठता है । वह इस भंद के 
वीचर से भ्रतीत हो जाता है । 

संन्धास वा श्र है निर्वाण । अपने को पूरी तरह बुझा देना । वहां 
मरा परिवार, मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा देश' भ्रादि का महत्व नहीं 
है । वहां 'मेरा मान-सम्मान, मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए! इस प्रकार 
वी बातें भी नहीं होतीं | संन्यास समदृप्टि हैं। जिस प्रकार सूर्य की 
विरगा सबये लिए है उसी प्रकार संन्यास सबके लिए है। हमारे यहां 
वो भी श्राए हम उसके लिए हूँ। इसीलिए यह वाहा गया है कि संन्याप्ती 
वो एवं जगह नहीं रहना चाहिए । वह हवा की भांति जीवन-दान करता 
एस इधर-उधर भ्रमण वारता रहेगा सूर्य वी भांति पवित्रता और 
प्रदाश देता फिरेगा । 

इस प्रवार इन चार श्राश्नमों में प्रन्त में वेवल निरहंकार होता 
चाहिए, विष्वाकार होना चाहिए । हमारी ब्ात्मा को बदते-वहते सबको 
प्रेम रे गले लगाना चाहिए । 

शाज एमाई समाज में छृद्ाचर्य दा लोप हो गया है और दानप्रस्थ 

र संन्यास नाम वे; ही रह गये है। केवल गहन्घथ झाप्तम बचा है और 


2 


4 /4» 


बज जन री 


पर भी रोता एस शोर निरतेज । 


55 
>ई 
हे 
479 

पंप 

44५ 

थे 
न 
ट॥ 
टी! 
डी 
॥|! 
६2 
4 ५ 
0 
ध् | 
| 
3 
री] 
पे 
| 
- 
। 
ब्ल्त 


यह बा; देविन ध्या टानप्र्घ आर संन्यास लाल कपडे का वम्द्र-दान 
९४९ एण्ड स्यकब्ठि बा शानन्द्शति राम रख देना वया मंम्यास है? 


१्द८ भारतीय संस्कृति 


संन्यास कोई धन्धा नहों है । संन्यास की तो आत्म-प्रेरणा होनी चाहिए। 
अपनी विकास की इच्छा होनी चाहिए | इस बात की तीत्र पिपासा होनी 
चाहिए कि में उत्तरोत्तर विकास करता रहूं 

आज सर्वत्र वानप्रस्थ श्रौर संच्यासियों की आवश्यकता है। सेंकड़ों 
प्रचारकों की झ्रावश्यकता है । सेकड़ों संगठनकर्ताओों की आवश्यकता हैं। 
औद्योगिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी, धारमिक, श्राथिक, शिक्षा-सम्बन्धी सभी 
प्रकार का ज्ञान देनेवाले हजारों ब्नतियों की आवश्यकता हैं; लेकिन 
मिलता एक भी नहीं है । समाज की एक बड़ा कुटुम्ब मानकर उसके 
लिए काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है । सब लोग वर्राश्रम धर्म 
की तख्तियां लगाकर वेठे हैं । लेकिन निर्जीव गृहस्थाश्रम के आागें कदम 
बढ़ाने के लिए कोई तैयार नही है । 

महात्माजी वर्राश्रम धर्म की रक्षा कर रहे थे। वे श्रमेक लोगों को 
वर्रा दे रहे थे । वे न कहते थे “आआग्रो, तुम्हें बर्ण देता हूं । गोरक्षा पसन्द 
है ? आश्रो । खादी का काम पसन्द है ? आझो । सफाई का काम करना 
है ? झ्ाशो । मधुमक्खी-पालत सीखना हूं ? आश्नो । ग्राम-स्कूल चलाता 
है ? श्राश्नो । कागज का उद्योग चलाना चाहते हो ? आराश्नो । तेल की 
घानी चलाश्रोगे ? श्राझ्ो ।” भिन्‍न-भिन्‍न धन्धों का निर्माण करके यह 
महापुरुष भिन्‍न-भिनन्‍न वृत्तियों के पुरुषों को काम में लगा रहा था। अर्थात्‌ 
बर्ण-धर्म का निर्माण कर रहा था । 

जवतक राष्ट्र के करोड़ों वेकार लोगों को अपने-अपने गुण-धर्म के 
भ्रनुसार काम देने की व्यवस्था नहीं होती, तबतक '“वर्णाश्षम” शब्द एक 
मजाक हैँ । और जो महापुरुष ये काम खोज रहा था, उसके लिए सतत 
प्राशावादी रहकर हिमालय-जैसे कष्ट सहन कर रहा था उसे ही यदि 
कुछ लोग धर्म का नाश करनेवाला कहें तो यह उस धर्म का दुर्भाग्य हूँ । 

जिस प्रकार महात्माजी वर्र-धर्म की सेवा कर रहे थे उसी प्रकार 
आ्राश्चम-धर्म को भी वे प्रकाश दे रहे थे। अपने स्वयं के जीवन में विगत 
३०-३५ वर्ष तक पूर्ण क्रह्मचयं का पालन करके उन्होंने काम के ऊपर 
विजय प्राप्त करला हूँ । वे ब्रह्मचर्य का महत्व सैकड़ों वार बताते हैं। 
उन्होंने राष्ट्र में त्रह्मचय की महिमा वढ़ाई है । उन्होंने अनुभव और 


घार शाश्रम १६६ 


प्राचार के द्वारा यह बताया हुँ कि ब्रह्मचर्य को शिक्षा क्रिस प्रकार दी जा 
सकती हैं । 

क्रह्मचय की ही भांति गृहस्थाश्षम को भी वे उज्ज्वल बना रहे हूँ । 
पति-पत्नी का ध्येय वया हैं इस विषय पर उन्होंने लिखा है । 

वबानप्रस्थ भ्रौर संन्यास उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया था । 
महात्माजी से बड़ा संन्यासी श्राज कौन था ? न्लान्श्र प्रान्त में एक भवत 

महात्माजी को अपने हाथ का बनाया हुश्ला एक चित्र श्र्पणा कर रहा था 

महात्माजी बोले--"में इस चित्र को कहां लगाऊं ? मेरा कमरा ही कहां 
हूँ ? श्रव तो यह देह बचा है | श्रव यदि इस देह का एरिग्रह भी कम हो 
जाय तो प्रच्छा ।/ 

महात्माजी के उदाहरण से श्राज भारतवर्ष में सैकड़ों कार्यकर्ता 
वानप्रस्य होवार भिन्न-भिन्न काम का हैं । संन्यास शब्द का उच्चारण 
न वारना ही ध्रच्छा हैं; लेकिन महात्माजी ने वानप्रस्थ का निर्माण 
दिया हैँ। द्रद्मचर्य शोर ब्ादर्ण गृहस्थाक्रम के लिए रात-दिन प्रयत्न 
बारनेवाले मुमुणुश्नो का निर्माण किया है। संवाड़ों विचार-प्रचारको का 
निर्माण बरवे महात्माजी ने सच्चे ब्राह्मणों का निर्माण किया है| राष्ट्र 
के लिए मरने की वत्ति दा निर्माण करवे उन्होंने क्षत्रियों दाग निर्माग्ग 
किया है । वे ऐसे सच्चे दरयों का निर्माण कर रहे थे जो राष्ट्र के लाखो 
शर्ीणों को भोजन देने की व्यवस्था करेंगे। वे ऐसे सच्चे शाद्रों का 
नर्माण बार रहे थे जो राष्ट्र की गन्दगी दूर वरेंगे, स्वयं सफाई करेंगे 
ऐएारयासा सापः करंगे, नदीन पाझानों वा तरीका सिखाएंगे। जिसे दर्णा छम- 
एम पी ध्ानतरिदा लगन होगी श्स महाएरप दे चरगों में जादर इस 
दगशम-धर्म पी सेदा में धपने वो लगा देंगे । 








मशात्माजी शुर्र दरणयद्रम-धमं दी रात दे इस धर्म के सच्चे 
एपासवा थे । दे भारतीण नरहाति में दर्णाक्षम-धर्म दे! इस महान्‌ तत्द को 
ण्टग एू ४। दर्गाणशम-एरमं गो जीवन में सच्चे हर्पों में लाने के लिए दे 
राह-दिन प्रश्न शारे सो । भारतीय संन्हति के महान्‌ उपासक महात्माडी 
दे शरण भारत वा रझ उत्ज्दन हा । भारतोग संस्द्॒ति का सत्यदरूप 
शगार एश प्रदट को रण हैं । शारहीएों थे हझपर उनके घनन्‍न्द पण्वार है । 


१७० भारतीय संस्कृति 
४ १७: 
स्रीका स्वरूप 


भारतीय स्त्रियां त्यागमूर्ति हैं। भारतीय स्थियां मृतिमान्‌ तपस्या 
हैं, मूक सेवा हैं । भारतीय स्त्रियां अ्रपार श्रद्धा व श्रमर आशावाद हैं। 
प्रकृति जिस प्रकार बिता शोर मचाये अपना काम कर रही है, फूल 
खिला रही है, उसी प्रकार भारतीय स्त्रियां परिवार में सतत कष्ठ-सहन 
करके, चुपचाप परिश्रम करके आनन्द का निर्माण करती हैं। प्रत्येक 
कुटुम्ब को देखिये, प्रात:काल से लेकर रात के ११ बजे तक काम करती 
रहनेवाली वह परिश्रम की मति श्रापको दिखाई देगी । उसे क्षण-भर के 
लिए भी विश्वाम नहीं है, पर्याप्त आराम नहीं है । 

सीता, सावित्ी, द्रौपदी, गान्धारी उनके आदर्श हैं। ये त्यागमर्तियां 
और प्रेम-मृतियां भारतीय स्त्रियों की आराध्य हैं । सीता मानो चिर यज्ञ 
हूँ । भारतीय संस्कृति में स्त्री का जीवन मानो प्रज्वलित होम-कुण्ड है। 
विवाह मानो यज्ञ है । पति के जीवन से संलग्न होने के बाद स्त्री के 
जीवन-यज्ञ का प्रारम्भ होता है और मृत्यु के बाद यह यज्ञ शान्त होता है । 

स्त्री मृत कमंयोग है। उसकी अपनी स्वतस्त्र इच्छा मानों होती ही 
नहीं है । पति की श्रौर बच्चों की इच्छा ही मानो उसकी इच्छा है। 
जो पति को श्रच्छी लगे वह सब्जी बनाग्री, पति को जो भ्रच्छी लगे वह 
चीज बनाओ्रो, बच्चों को अच्छे लगें वे पकवांस करो । जिस दिन पति 
धर भोजन नहीं करता, उस दिन पत्नी स्वयं सब्जी आदि नहीं बनाती । 
वह बेसन बना लेगी, नहीं तो अचार का टुकड़ा ले लेगी। उसे अपने 
लिए कुछ नहीं चाहिए। पति क्रो अच्छी लगनेवाली साड़ी पहनना, 
पति को श्रच्छी लगनेवाली पुस्तकें पढ़ना, पति को अच्छे लगतेवाले गीत 
गाना, पति के लिए चुनना, पति के लिए सीना, उसके कपड़े साफ 
रखना, उसके स्वास्थ्य की देख-रेख करना। पति ही पत्नी का देवता 
ह्‌ । “चरणों की दासी” बनना उनका सौभाग्य हैं। कबीर ईइवर से 
कहते हैं : | 


स्‍्त्रीका स्वरूप १७१ 


“में गुलाम, में गुलाम, में गुलाम तेरा। तू साहेब मेरा 
भारतीय स्त्री श्रनजाने बिना घुमाव-फिराव के यही वात कहती है । 
वह पति को सर्वस्व अपरा करती हैं। अपने सर्वेस्व से उसकी पूजा 
वारती है | भारतीय स्त्री ने अपने को पति में मिला दिया है। लेकिन 
पति ने वया किया है ? भक्त ईश्वर का दास होता है; लेकिन ईइवर भी 
फिर दरवाजे में खड़ा हुप्ना भक्त को राह देखता रहता हैं । नारदजी 
एक बार विष्ण भगवान्‌ से मिलने गये उस समय भगवान्‌ विष्णु पूजा 
कर रहे थे | नारदजी को शभ्राइचये हुआ । सारा त्रिभुवन जिसकी पूजा 
करता है वह और किसकी पूजा करता है । भगवान्‌ विष्ण बाहर भ्राकर 
दोले-- 
भप्रद्भाद-नारद-पराशर-पुण्डलीय- 
प्यासाम्वरीप-शुक-शोौनक-भोष्म-दाल्भ्यान्‌ । 
रापमाज़ूदाजु न-वसिष्ठ-विभी पणादीन्‌, 
पृष्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि है! 
भवत भगवान्‌ का भी भगवान्‌ हूँ। ज्ञानेब्वरी में एक स्थान पर 
वर ही सुन्दर पश्रोवी है। श्रीकृष्ण कहते है--“प्र्जुन ! भवत मेरा 
बहत दशा घाराष्य हूँ ।” 
“तया पहावयाचे डोहछे । म्हणून श्रचक्षूसोी मज डोछे 
हातीदेनि लीलापमछे । तयासो पूजू' 
दोंदरी दोनी । भजा झालो पेदोनी 
श्रालिगावया लागोनी । तथादा देह! 
भवत वो पूजा बारने वे: लिए भगवान्‌ के हा मल है . नवत 
घ 


यो गले लगाने के लिए दो हाथ पर्याप्त नही है भरत: चार हाथ ! भक्त 
के देखने कं) उत्तप्ट रच्छा से निराकार भगदान्‌ साकार होता है। यह 

4 बिता मधर हैँ ! 
एम प्रेम से जिसके दास होसे मै वह हमारा नी दास हो जाता 


१्७ु भारतीय संस्कृति 


उसका दास फौन है .? लेकिन उसके सुख, आनन्द और उसके आराम 
के लिए क्या किसी को चिस्ता है ? क्या कोई स्त्री के मत की व हृदय 
की भूख जानता है ? क्या कोई उसके आन्तरिक दुःख जानता है ? क्या 
कोई उससे प्रेम से पुछ-ताछ करता है ? 

स्‍त्री के हृदय में कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा । सब स्त्री-जीवन के 
आंगन में खेलते हैं | लेकिन उसके अन्तरंग के अन्तग ह में कोई नहीं 
जाता । वह अन्तगृह उदास हैं। वहां कोई भी प्रेम का कलश लेकर 
नहीं जाता । स्त्री-हृदय सदेव मूक है । स्त्रियां गूंगी होती हैं। उनके 
हृदय अत्यन्त गूढ़ और गम्भीर होते हूँ । वे प्रेमयाचना नहीं करतीं । 
हृदय को जिस चीज की भूख हूँ वह चाहे प्रेम हो चाहे बाहर की सब्जी 
हो स्त्री उसे नहीं मांगेगी । जो आप दे देंगे उसे ही वह ले लेगी । 

भारतीय स्त्रियों के हृदय की कल्पना अधिकतर भारतीय पुरुषों को 
नहीं होती । यदि स्त्रियों को खाने-पीने के लिए कर दिया, थोड़ा श्रच्छा 
पहनने के लिए ला दिया तो समभते हैं कि यह काफी है । उन्हें यह अनुभव 
ही नहीं होता है कि स्त्रियों को इससे श्रधिक भी किसी चीज की जरूरत 
होती है । उन्हें स्त्रियों की ग्रात्मा के दर्शन नहीं होते । वे तो यहां तक 
पहुंच गये हैं कि-स्त्रियों को आत्मा ही नहों है । और जहां ग्ात्मा ही 
नहीं हैँ उन्हें मोक्ष भी किसलिए ?! 

भारतीय स्त्रियों की मेहनत का पुरुष श्रनुचित लाभ उठते हैं । 
कभी-कभी वे घर में थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। वे बाल-बच्चों की देख- 
रेख नहीं करते । वीमारी में सेवा-शुश्रुपा नहीं करते । रात में जागरण 
तहीं करते । यदि बच्चा रोने लगा तो नाराज होने लगते हैं । वेचारी 
माता बच्चे को गोद में लेकर बैठती है। उसके लिए अपने पैरों का 
पलना बनाती हूँ । वह रुआसी हो जाती है । पति की नींद कहीं भंग न 
हो इसका यह कितना ख्याल रखतो हु ! 

पति चाहे कंसा ही हो पत्नी उसे निभा लेती है । वह परिवार की 
इज्जत वचाती हैँ । वह परिवार की लज्जा उघड़ने नहीं देती । वह स्वयं 
भूखी रहेगी। पीसना-कूटना करेगी; लेकिन परिवार का काम चलाती 
रहेंगी। उतने में ही वाल-बच्चों का खर्च चला लेगी। यदि उसके पास बच्चों 


कक कला 


नशे 


स्त्री का स्वरूप 


को देने के लिए मिठाई नहीं होगी तो वह उनका चुम्बन लेगी, उन 
प्यार करेगी और उन्हें हंसायेगी | वह श्रपना दुःख, अपने श्रश्नु किसी को 
नहीं दिखायेगी। अपने दुःख केवल उसे ही मालूम रहते हूँ । 
पति की लहर-मेहर के प्रनुसार काम करना ही उसका धर्म हो 
जाता है | पति चाहे श्राठ बजे श्राए चाहे दस बजे वह उसकी राह देखती 
रहती है । पति देर से झाने पर पूछता हँ---/तुमने खाना क्‍यों न खा 
लिया २” यदि उसने पत्नी के हृदय में झांका होता तो ये शब्द न कहता । 
पति के मुह की हंसी पत्नी का सर्वस्व है । वह पति की मुद्रा की 
प्रोर हमेणा देखती रहती है । पति के श्रोठों पर व श्रांखों में मुसकान 
देखकर मानो उसे मोक्ष मिल जाता हैँ । यदि पति ने मीठे शब्द कहे कि 
उस सब ठुछ मिल गया । भारतीय सती कितनी श्रल्प संतोपी है ! 
लेकिन उसे यह ग्रल्प सन्‍्तोपष भी नहीं मिलता है । 
पापी, दुग णी, दुराचारी पतियों की भी सेवा भारतीय स्प्रि्या करती 
रहती हैं । एवा बार जिससे सम्बन्ध जृ्द गया है उसे कंसे तोड़ा जा 
सताता हैं ? यदि किन्‍्ही जातियो में तलाक प्रचलित भी हो तो वह 
सरक्षति का चिन्ह नहीं हैं । यदि किन्‍्ही जातियों में पुनविवाह होते हों दो 
भी वह संरक्षति का छिन्हू नही है | स्त्रियां मानो देवियां है । उनका 
थ्ादर्ण महान्‌ है ! उनका ध्येय दिव्य हैँ । 
पति यदि दवृ त्त हो तो उसे छोड़ा घोड़े ही जा सवाता है। एक बार 
एमने उसे पश्रपता बह दिया है । श्रपनेषन का रिश्ता पारस हूँ । यदि 
प्रपना लख्बा उएण्ट हृध्चा तो वया हम उसे छोड देंगे ? यदि सारा संसार 
उसे बुरा बरता है तो वबया में भी उसे दरा कहगा ? फिर उसके ऊपर 


द्र्प कौन बारेगा हे टट किसने म्ह्‌ की तरफ दघगा हां जायगा 


४ 


+ 5) »य 


हु 
रुसा दश्दा यसा पएी पति | सारा ससार मेरे पति को भला-द्रा कहे 
उसे एसकारे, तद भी मुर्खे हो ऐसा नही करना चाहिए। यदि नेने ही 
उसने ए:ख दिया, मेने ही उससे प्रेमपूर्दक दात नही की, उस्ते प्रेप के साथ 
लिलाया-पिलाया नहों तो फिर यह किसलिए है? सारा ससार धक्का 
| देशा; लेडित घर धक्का नहों दे सकता । घर मानो शधाधार है | घर 
भावों शाशा र। घर सानो शाराम हू । घर झानों प्रेम है। घर शानों 


श्छ्४ड भारतीय संस्कृति 


श्रात्मीयता है । में इस घर को अपने पति और पुत्रों के लिए प्रेम से भर 
रखूंगी । 

आशा भारतीय स्त्रियों की मानो दृष्टि है। पति बुरा है, पति से 
हमारी बनती नहीं हँ--ऐसा कहकर यदि बहुत से तलाक होने लगें तो 
फिर उससे क्‍या लाभ होगा ? फिर संसार में प्रेम, त्याग आदि शब्दों 
का अर्थ ही क्या होगा ? संसार में एक को दूसरे से बनाना पड़ता है । 
संसार मानो सहयोग हैं । संसार मानो समझोता है । संसार मानों देन- 
लेन है । लेकिन यदि पति सहयोग न करे तो क्‍या में उसे छोड़ दूं ? 
त्यागमय प्रेम से में उसी के साथ रहूंगी। इसी में मेरे प्रेम की शक्ति 
है । जो दुर्गुणों को भी संभाल ले वही प्रेम हैँ । में श्राज्ञा हूं, सेवा करूंगी, 
प्रेम दूंगी । कुछ भी हो आखिर मतृष्य ईश्वर का ही अंश है । एक दिन मेरे 
पति की दिव्यता प्रकट होगी । यदि उसकी आत्मारूपी चन्द्रमा को ग्रहण 
लग गया है तो कया में उसे छोड़ दूं ? उल्टे मुझे तो उसके प्रति श्ननु- 
कम्पा भ्रनुभव होनी चाहिए । मुझे वुरा लगना चाहिए। सारा संसार 
उसपर हंसता हैँ तो क्‍या में भी उसपर हंसू ? नहीं, नहीं अपने प्राणों से 
में उसे संभालूंगी । उसे संभालते-संभालते शायद मुझे अ्रपत्रा बलिदान 
भी करना पड़े, कोई चिन्ता नहीं । वह बलिदान भी व्यर्थ नहीं होगा । 
जो मेरे जीवन से नहीं हुआ है वह मृत्यु से हो जायगा । सिन्धु की मृत्यु 
से सुधाकर की आंखें खुल जाती हैं । सिन्धु की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई” । 

संसार में हमें एक-दूसरे को सुधारना है। बुद्धिहीव बालकों को 
पढ़ाना ही गुरु की कसौटी है | यदि बुद्धिहीन वालकों को हटा दिया तो 
फिर वह कैसा गुरु ? बुद्धिहीन बालकों को देखकर गुरु की प्रतिभा का 
स्रोत वह निकलना चाहिए। उसे अनुभव होना चाहिए, यहां हमारी कला 
के लिए सच्चा मौका है, प्रयोग का पूरा अवसर है । स्त्री पति के लिए 
यही बात कहेगी । में अपने उद्दण्ड पति की गुरु बनूंगी। उसे सुधारना 
ही मेरा दिव्य कर्म हैं । में झाणा से प्रयत्न करती रहुंगी । 

इब्सन का एक पीरजिण्ट नामक एक गीतिनाटय अथवा काव्यात्मक 


* राम गणेंद गडकरी के एक मराठी नाटक का कथानक | 


स्‍त्री का स्वरूप १७५ 


नाटक हैं । पीरजिण्ट की पत्नी जंगल की एक भोपड़ी में उसकी राह 
देखती हैँ | पीरजिण्ट संस्तार-मर में भटकता रहता हे । संसार में वहुत से 


प्रनुभव प्राप्त करता है । बहुत दिनों के वाद वह थका हुग्ना पत्नी के 
हार पर प्राकर खड़ा हो जाता है। पत्नी श्रच्छी हो गई हूँ । वह चर्खे 
पर यूत कात रही हैँ। पति श्रायगा, इस श्राशा से भरे हुए गीत गा 
रही है । 

पीरजिण्ट--देखो में प्रा गया हूं । धककर चूर हो गया हूं । 

बह--प्राग्रो । श्रा गये ? मुे ऐसा लग ही रहा था कि तुम भरा 
जाप्रोगे । में तुम्हें श्रपनी गोद में सुलाती हूं । तुम्हें गीत सुनाती हूं । 

पीरजिण्ट---प्रव भी तुम म्॒क प्रेम करती हो ? 

वबह--तुम श्रच्छे ही हो । 

पीरजिण्ट--वया में भ्रच्छा हूं ? मुझे सारा संसार बुरा बाहता है । 
बया में तुभे; भ्रर्छा दिखाए देता हूं ? 

बह । 

गीरजिण्ट--में तो बूरा हु । में वहां अच्छा हूं ? 

बह--प्रपनी श्राशा में, प्रेम में, स्वप्न में तुम मुझे प्रच्छे ही दिखाई 
दंत डी। 

एस प्रवार उस पसतक का घ्रन्‍त हथ्मा । “मेरी श्राशा में, मेरे प्रेम 
में, मे स्वप्न मे ये ह£ पअ्रन्तिम शब्द । इन छब्दों में स्त्रियों का सारा 
जीदन समाया दध्चा है । पति को देखने की उसवी दृष्टि ही भिन्‍त होती 
(या जिन ध्ादो ने व्खती है उसकी कल्पना हमें कंसे हो सकती 
£ : पत्ती के प्ररी हुदय में इस प्रवार की पझ्मर झ्ागा रहती है कि 
पति दिलरा ३ इवे 


रत । 


इव ते बी ने हो बह एक-न-एक दिन अच्छा व्यवहार 


भर गारोी एव--इसरे को मरृप्पद्ता सिखाने की पाठशाला है। पागरू 
हरा लोगो वो यो गाता रहता है ? दह इसा ससार से हंप नही 
दस पल अ । स्म्ध साल भा जह 768 । ग्च्दा हर ॥ ज्स लगता हूँ कवि दस जहर 
ए।३ शा । उगल है। यहीं पाल मनप्य वा भी है । उसे लगता हं कि 
प्रधग। शाशन १४ शगए शिसी एर एाह दे । जब उसमे कहीं उगल दंताः 


१७६ भारतीय संस्कृति 


हैँ तो उसे शान्ति अनुभव होती है । घर मानों इसी जहर को उगलने 
की जगह हैँ | पति आयेगा श्रौर बच्चों पर नाराज होगा । जिसके सास- 
ससुर हैं वह वहू अपने बच्चों पर क्रोधित होगी। अपने विकारों को 
प्रकट करने के लिए कहीं-व-कहीं तो स्थान मिलवा ही चाहिए ! 

पत्नी कहती है--“घर में चाहे जो करो; लेकिन संसार में 
ठीक तरह चलो । सारी गनन्‍दगी घर में ले आझ्ो । में उसे साफ करने 
की शवित रखती हूं । मेरे ऊपर चिल्लाओ, मेरे ऊपर क्रोध करो। तुम्हारा 
काम-कोघ ज्ान्त हो जाने दो । अपना पशुत्व मुझमें होम दो । में 
तुम्हारे पशुत्व को होमने को पवित्र वेदी हूं । बाहर मनृष्य बनकर 
जाओ । पशुपति बनकर जाओ । शिव बनकर जाओ । 

स्‍त्री सत-स्वरूप पति को शिवश्ञंकर बनाने वाली शक्ति हूँ । पत्नी 
पति को मानवता सिखाती है । वह उसे शान्त करती है, स्थिर करती 
है, उसपर बन्धन लगाती है, संयम सिखाती है, मर्यादा सिखाती है । 

लेकिन यह सब करने के लिए पत्ती के प्रेम में शक्ति भी होनी 
चाहिए । उसका प्रेम कमजोर नहीं होता चाहिए। उसकी सेवा शक्ति- 
हीन नहीं होनी चाहिए । उसके प्रेम में एक प्रकार का तेज और अमरता 
होनी चाहिए। धीरोदात्तता होनी चाहिए | चुपचाप रोते रहना प्रेम नहीं 
हैं । प्रेम रोता नहीं दृढ़ता देता हू । प्रेम कर्तव्य करने के लिए कमर कस 
लेता है । पति शराब पीता है, में नहीं पीने दू गी । पत्ति सिगरेट पीता 
हूँ तो में उसे नहीं पीने टू गी। क्या इस मुख-कमल को उस गन्दे धुएं 
से भर लेना चाहिए ? क्या वे सुन्दर होंठ काले हो जाने चाहिएं ? पान 
खाकर लगातार पिचकारियां लगाते रहते हो में यह नहीं करने दूगी। 
पति मेरी अमूल्य निधि है। में उसे सम्भाल कर रखूंगी। में उसे कभी 
मलिन न होने दूंगी । यदि पति को निर्मेल रखने के लिए मुझे मरना 
पड़ा तो भी कोई वात नहीं । में पति के व्यसन में उसकी सहायता नहीं 
करूंगी । में उसका रास्ता रोककर खड़ी रहूंगी । जवतक में जिन्दा हू 
पति के पास व्यसन कंसे आ सकता हूँ ? में अपने जीवन का सुदर्शन 
उसकी ओट में रखूंगी । 

भारतीय संस्कृति में एक ऐसी कथा हैं कि माण्डब्य ऋषि को उनकी 


स्‍त्री का स्वरूप श्छ्छ 


जप 


पत्नी वेश्या के पास ले जाती है । यह श्रादर्श की पराकराष्ठा है।इस 
त्याग श्रौर थैये की कल्पना हो नहीं की जा सकती है । पति-इच्छा ही 
मेरी इच्छा है | यदि वे गोबर मांगेगे तो में निरहंकारता से गोवर दू गी। 
भरा हाथ पति का ही हाथ है । मेरे हाथ से उसे जिसकी जहूरत होगी 
से ने लेगा | मेरे हाथ उसके लिए है । में तो केवल एक दासी हूं । 
लेकिम में इस प्राद्श की झल्पना नहीं कर पाता हूं। मु्के प्रतीत 

ता है कि भारतीय स्त्रियों का श्रादर्ण दर्बल नहीं होना चाहिए। में 
नही बाह सकता कि उपरयुवत श्रादर्ण दुर्वल है । में पति के साथ चढं गी 
या गिरूंगी । जहां पति वहीं में, जहां उसकी इच्छा वहीं मेरी | इस उपर्य॑क्त 
प्रादर्य के सामने मेरी श्रांखे बन्द हो जाती हैं । मृभे चवकर श्राने 
नगता है । 

युधार के श्रनेवा मार्ग होते है । उनमें से यह भी एक मार्य हो 
सकता ६; लेकिन यह बहुत ही कठिन हैँ । यह भारतीय स्त्री का सर्वे- 
माग्य श्रादर्श नही हो सकता । झ्राज भारतीय स्त्रियों का श्रादर्श दुर्वल 
हो गया हूं । में गही कहना चाहता हूं कि वह्‌ प्रखर होना चाहिए 
यदि तलावः के लिए कानून बन गया तो में उसकी श्रालोचना नहीं 
मार्गा; लेकिन यदि श्राप ऐसा श्रनभव करते है कि प्रेम, त्याग, सहयोग, 
सृपार ध्रादि रब्दों का कुए-न-कछ श्रर्थ शेप रहे तो पति-पत्नी का एक- 
दूसरे की पाभी ने छोड़ना ही मुभे श्रेयस्कर प्रतीत होता हैं । इसी में 
मर यता है । एसी में मनृष्य की दिव्यता हूँ । 

भारतोय च्चियों दे; द्वतो में से दर्वलता तप्ट होकर उनमे प्रखरता 
थ्राएं। एसी प्रदार उनको प्रेगदर्ति में विधालता शानी चाहिए । स्त्रियों 


3! 


८ 


| # 


गा 


8 । 


वा धैम गररावीतदा है. लेकिग उसमे लग्बाई-चौड़ाई नहीं होती । 
उ्मबे दृष्टि येते मर्णदा क्षत्यन्त संद चित्त होतो है। 


स्गय। श्यात शपिक नी होहा । इोीलिए परिदार में 


एज बा जाता ६ । रियो रा छ्लित्तिज बहा होना चाहिए। उन्हें बपने 
अआानपास । भी गिणिर बरत! आाहिए। उन्‍हें सानारिद, सख-डःख की 
पागिग के दयारिए । भेंद-शाद बम बारना चाहिए। उन्हें यहो नहीं 
धार आशय गाएगा दापिए हि एवि ध्ोर झपतने बा।ल-इच्चों के परे संगार ही 


श्छ्द भारतोय संस्कृति 
नहीं हैं । 

वकील की पत्नी को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सुखी हूं। मेरा 
'पत्ति खूब रुपये कमाता है। मेरे बच्चों के पास कपड़े हैं । वे अच्छी तरह 
शिक्षा प्राप्त करते हैं । रहने के लिए सुन्दर बंगला, बजाने के लिए रेडियो, 
घर में नौकर-चाकर सब कुछ है । 

लेकिन उसे भ्रपती दृष्टि विशाल करनी चाहिए । ये रुपये कहां से 
ग्राते हें ? मेरा पति कुछ वुरा-भला तो नहीं करता ? किसानों के झगड़े 
मिटाने के बजाय वह यह तो नहीं देखता कि वे कंसे बढ़ें ? पत्ति मुझे 
गहने पहना रहा है, मेरे लिए रेशमी साड़ी ला रहा है; लेकिन इस वेभव 
के लिए उधर कोई नंगा तो नहीं हो रहा हैं ? इस प्रकार का विचार 
स्त्रियों की करना चाहिए । । 

व्यापारी की पत्नी को भी अपने मन में यही बात सोचनी चाहिए 
कि मेरा पति कहीं गरीबों को परेशान तो नहीं कर रहा है ! गरीबों के 
बच्चे भूखे तो नहीं रहते ? अ्रनुचित लाभ तो नहीं उठाया जा रहा है ? 
ज्यादा ब्याज तो नहीं लिया जा रहा है ? वह विदेशी माल का व्यापार 
तो नहीं कर रहा है ? 

सरकारी नौकर की. पत्नी को कहना चाहिए कि--मभेरा पति रिश्वत 
तो नहीं लेता ? ये रुपये कहां से आते हैं ? यह घी, ये सब्जियां कहां से 
आती हैं । मेरा पति भ्रन्याय तो नहीं करता है ? वह श्रन्यायी कानृन 
तो लोगों पर नहीं लादता हैँ ? वह जनता का ठीक हित-साधन कर रहा 
हैन ? 

भारतीय स्त्रियां अपने मन में इस प्रकार के विचार कभी नहीं 
करतीं । पति उन्हें भ्रज्ञान-प्रन्धकार में रखते हैं । लेकिन उन्हें यह वात 
नहीं भूलनी चाहिए कि पति के पाप में वे भी भागीदार हें । 

मेश साहुकार पति हजारों किसानों को रुलाकर मुझे सोने और 
मोती से सजाता हैँ। मेरा वकील पति सैकड़ों किसानों को भिखारी 
बनाकर मुभे अच्छी-प्रच्छी साड़ियां पहना रहा है । मेरा डाक्टर पति 
गरीब भाई-बहनों से भी कितनी फीस लेकर मेरे लिए रेडियो खरीद 
कर लाता है । मेरा कारखानेदार पति हजारों मजदूरों का शोषण करके 


23% 


' पकटए 25 8: 


आप क 


5 


स्न्नो का स्थरूप श्७& 


मुझे अपने महलों में हंसा रहा हैं । मेरा श्रफतर पति जनता को तकलीफ 
पहुंचाबार पैसे ला रहा है । यदि भारतीय स्त्रियों के मन में ये विचार 
जाग्रत हो जाय॑ तो वह घबड़ाकर उठेगी। क्योंकि घर्म ही भारतीय 
स्त्रियों वा जीवन हूँ । 

भारतीय स्त्रियां 'ईशध्वर-ईद्वर' पुकारती हैं; लेकिन प्रज्ञान के कारण 
उनको यह मालूम नही होता कि उनकी गृहस्थी पाप के ऊपर चल रही 
है | भारतीय स्त्रियों वो ऐसे प्रश्नान में नहीं रहना चाहिए | उन्हें प्रपनी 
दृष्टि व्यापक व निर्मल करनी चाहिए तभी जीवन में धर्म समा सकेगा । 
उन्हें न तो यह मालूम होता है कि पत्ति कहां से श्रीर कैसे रुपये लाता 
2 श्ौर न उनवो इस बात वा ही पता रहता हैं कि दान-धर्म किया हुग्रा 

न्दिर में चढ़ाया हुआ शोर तीर्थ में दान किया हुश्नमा पैसा कहां जाता 

है। पत्ति घर में जो पंसा लाता हैं वह भी पाप से श्रोर दान-धर्म किया 
एश्ा पैसा भी झानस्य, दंभ, पाप तथा व्यभिचार श्रादि की ओर जाता 
दे । श्रव ये बातें स्त्रियों को तभी मालूम होंगी जब वे इनपर विधार 
करेंगी । 

प्रौर फिर उन रेशमी कपड़ों से उनके शरीर जलने लगेंगे। वे 
घलंदागर उन्हें अ्रंगारे ज॑से लगेंगे । मकान की मण्जिले उन्हें नरक-जैसी 
लगने लगेगी । वे श्पने पतियों को भ्रच्छे रास्ते पर लाने का प्रयत्न 
बारंगी। भारतीय स्त्रियां ध्येय का पालन करने वाली है। समाज में जो 
नये ध्येय बनते है वे रित्रयों तक पहुंचने चाहिएं | तभी वे झ्मर होंगी । 
भारत में गाय का महत्व उत्पन्न हश्मा। स्त्रियों ने ही उसे टिकाया। 
पविद्रता का तत्व पंदा हप्मा, उन्होंने उसे पराकाप्ठा पर पहुचा दिया। 
पतिद्वत वा ध्येय निकला, उसे भी उन्होंने पराकाप्ठा पर पह्चाया। 
मान के दरदाजे पर कोई ध्राए तो दे उसे मही-वर अनाज दिये बिना 
गहरी रही । दे करेंगी वि--'रुप बदलवार कोई देदता ही झाया होगा' । 
य दे: कारण द॒प्ाहत की पराद्ाप्टा दौर दसरी 
ए 


ः आफ 2 क्त्र हि स्द्राज-5 ै 
पधादि मे ध्रत रखे । उसे हो नहीं पर स्नान बरने दो तौर्े-पादा 


श्द० भारतीय संस्कृति 
है 


करने की उत्कट इच्छा रहती है । 

स्त्रियां कदाचित्‌ नये ध्येय का निर्माण नहीं करतीं; लेकिन उनके निर्माण 
हो जाने पर फिर वे उन्हें मरने भी नहीं देतीं। जिस प्रकार पुरुष बाहर 
से श्रमाज आदि चीजें लाता हैँ, लेकिन उसे घर में संभालकर रखने, 
उसे फैलने न देने, गन्दा न होने देने का काम स्त्रियों का होता है, उसी 
प्रकार समाज में जिन-जिन ध्येयों का निर्माण होता है, उन्हें न मरने 
देने का काम भी स्त्रियों का ही है । जिस प्रकार बीमार होने पर बच्चों 
की सार-संभाल करना मुख्यतः स्त्रियों का ही काम है, उसी प्रकार ध्येय- 
रूपी बालक को भी सुरक्षित रखना उनका ही काम है । पुरुष अपने: 
ही खूत के बच्चों की उपेक्षा कर देगा, लेकिन स्त्री ऐसा नहीं कर 
सकेगी । इसी प्रकार पुरुषों द्वारा निर्माण किये हुए ध्येय पुरुष छोड़ देंगे; 
लेकिन स्त्रियाँ उन्हें नहीं छोड़ेंगी । राजा मोरध्चज श्रतिंथि के साथ भोजन 
करने में हिचकता है । उसे थैये नहीं रहता; लेकिन रानी उसका हाथ 
पकड़कर उसे बेठाती हैं। वह अपने ध्येय वालक को मरने देना नहीं 
चाहती । 

भारतीय स्त्रियों की यह महान्‌ विशेषता है श्रौर उसे ध्यान में 
रखना चाहिए। आज जो-जो नये ध्येय बनें वे सब स्त्रियों तक पहुंचने 
चाहिएं । तभी वे टिक सकेंगे । हरिजन-सेवा, ग्रामोद्योग, खादी, स्वदेशी 
प्रादि नवीन ब्रत, ये दयामय व प्रेममय व्रत, यह सेवा-धर्म उनके हृदय 
तक पहुंचाना चाहिए। स्त्रियों की घधर्मे-बुद्धि को जागृत कीजिए । 
यह नवधर्म उन्हें पढ़ा दीजिये। जब वह उन्हें समझ में श्रा जायगा 
तब बह राष्ट्र-धम हो जायगा । जो-कुछ स्त्रियों के पेट में जायगा - वह 
नष्ट नहीं होगा । पे 

इसीलिए माता के रूप में ही भारतीय स्त्री की श्रपार महिमा है । 
वह सार-संभाल करनेवाली हँ--वच्चों को संभालने वाली, पति को 
संभालने वाली, ध्येय को संभालने वाली । वह किसी को भी मरने नहीं 
देती हैं। वह सबको प्रेम देती, श्राज्ीवाद देती और सेवा करती है । बह 
ईश्वर का ही रूप हैँ। भक्तों ने भी ईदवर के लिए माता शब्द ही पसन्द 
किया, क्योंकि ईश्वर का जो पालन-पोपण का कार्य है, सबकी जिम्मे- 


सन्नी का स्वरूप , ८६ 


घारी प्रपने ऊपर लेने का जो कार्य हैँ वह माता ही करती हूँ | ईश्वर 
को मां कहकर पुकारने से बढ़कर श्र कोई उपयुक्त अ्र्थ वाली 
पकार नही है । यदि ऐसी कोई वस्तु है जिससे ईश्वर के प्रेम की कल्पना 
हो सकती माता ही 

इसीलिए भारतीय संस्कृति सब जगह माता की बन्दना करती हूँ । 
उण्निपद में प्राचार्य ऐहिक देवताश्रों का नाम बताते हए--प्रत्यक्ष संसार 
दे; नाम बताते हुए प्रथम "मातृदेवों भव” कहते हैं । पहले माता फिर 
पिता । पत्चि-पत्नी में पहले 'पति' है; लेकिन माता-पिता में पहले मां 
६ । पति वो पिता होना है । पत्नी को माता होना है । प्लौर इन दोनों 
में माता का स्वरुप प्रधिक उदात्त श्रौर अभ्रधिवा श्रेष्ठ हैँ । 

इसीलिए श्रन्त में भारतीय संस्कृति मातृ-प्रधान ह॑ । माता की तीन 
प्रदक्षिणा करना मानो सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा बारना हैँ । माता-वित्ता 
वी रोवा बारना मानों मोक्ष प्राप्त करना हूं । “न मातुः पर देवतम्‌” 
माता के अ्रजावा कोई देवता नहीं है । मां के ऋण से कभी उफऋणा नहीं 
हो संदाते । 

विएूल (ईद्वर) मां हैं। भारत मां है । गाय मां है । भारतवर्ष में 
सद जगह माता की महिमा गाई गई है । माता की वन्दना पहले की 
॥ठी है । कोई भी मंगल-आाये बयों ने हो सबसे पहले मां को प्रणाम 


(खिपर 


पति के एजारश पश्रपराप हजम बारवे उसे क्षमा करने बाली, अपने 
रचा की संभालने पाली श्लौर भारतीय ध्येय की रक्षा करने वाली 

सादा दे। प्नच्त प्रणाग ! 
२ पति मे: साधथ-साम इसते-हंसते चिता पर चहने वाली सती 


६णदा उतवी मृत्यु के शाद उसका झिस्तन करते हुए देराग्य से हतमय 


जोदग प्यदाव धरने दाली दिधदा एन दोनो का दर्सान कौन कर मकता 
/ 7 शरद में गतियों को समाधि “दिवाज़ बया है” इस दिपय पर 
0 एतश॒रबा छलहजम १। मे समाधियां लागत वो पदिश्ता देनी त्े। 
श्जयण पर हिए। रृशा यह यज्षमण राल्शस है । 
हर गगएश ? शहइदा मारी शानो प्रद्धहणश जलने बारी दिता 


श्द्च२ भारतीय संस्कृति 


है। भारतोय बाल-विधवा मातरों करण कथा है| उसे झ्रास-पास के 
विलासितापुर्ण संसार से विरक्‍त रहना पड़ता है। उसका प्रत्येक 
क्षण कसोटों होता है । उसे मंगल वाद्य सुनाई देते हूँ, मंगल समारम्म 
होते हैं । कहीं विवाह है, कहीं गोद भरी जाती है, ऋतुशान्ति होती है, 
कहीं नामकरण संस्कार होता हैं। लेकिन उसके लिए सारे समारम्भ 
वर्ज्य हैं । घर के एक कोने में यह गला कटी हुई कोकिला बैठी रहती 
.हैं। उसके ऊपर ब्रत लाद दिये जाते हैं। सारे विधि-निषेध उसी के 
लिए होते हैं । सारे संयम उसी के लिए होते हैं । 
इसी तरह आग में से वह दिव्य तेज लेकर बाहर निकलती हूँ। 
वह बालकृष्ण से बातें करती है, उसका श्युद्धार करती है, उसे नैवेद्य 
लगाती है । ईश्वर ही उसका बच्चा हैं। वह ईश्वर की मां है। यशोदा 
हैं । लेकिन इस यशोदा को अ्रपयशी समझा जाता हैं । उसके दर्शन नहीं 
किये जाते । 
सबकी सेवा करना ही उसका काम हैं । वह किसी की प्रसूति 
करती है, किसी का भोजन बनाती है, परिवार में कोई बात श्रटक जाती 
है तो उसे बुलाया जाता है। उसके लिए स्वतन्त्रता नहीं होती, विनोद 
नहीं, आनन्द नहीं । संसार का सारा अपमान सहन करके संसार का 
भला सोचना ही उसका ध्येय होता है । 
भगवान शंकर हलाहल पीकर संसार का कल्याण करते हैं। यही 
विधवा के लिए भी है। वह निन्‍दा, अपमान, गाली-गलौज आदि का 
विष चुपचाप पीती है और फिर सेवा के लिए तैयार रहती है । 
आदर्श विधवा संसार की गुरु है। वह संयम और सेवा की मूर्ति 
है । अपना दुःख पीकर संसार के लिए परिश्रम करने वाली देवी है । 
भारतीय संस्कृति में यह एक बहुत बड़ा आदशे है । ऐसी विव्य 
देवी के सामने सत्रह बार विवाह करने वाले पुरुष सूअ्रर की तरह 
लगते हैं । स्त्री जाति धन्य प्रतीत होती है । 
आदर्श उच्च होना चाहिए; लेकिव जो उसे उठा नहों सकता उसे 
चह बताने से कोई लाभ नहीं है। श्रीकृष्ण श्रजुन को मार-पीटकर 
संन्यासी बनाना नहीं चाहते थे । माता-पिता' को भी बाल विधवाशों को 


मानवेतर सृष्टि से सम का सम्बन्ध श्ष्३े 


वुमारी ज॑सी ही समझ कर उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन 
इस वात में भी उसे स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। यदि वे स्त्री जाति के 
उदात्त ध्येयों की पूजा करना चाहें ती उन्हें उसके लिए स्वतन्त्रता रहनी 
चाहिए। लेकिन बहुत ऊंचे ध्येय फ्कडने के लिए जाने पर गिरने की 
संभावना रहती है । इसकी श्रपेक्षा जरा छोटा ध्येय लेकर उसके ऊपर 
प्रपने पैर प्रच्छी तरह जमाकर खड़े रहना प्रधिक श्रेयस्कर हैँ । 


१५३ 
मानवेतर रष्टि से प्रेम का सम्बन्ध 


मनुष्य थे; नीतिशास्त्र में सारी चराचर सुप्टि का विचार किया 
जाना चाहिए। यदि मनुष्य केवल मनुप्य के हित की बातों को ही देखे 
तथ भ्रन्य पशु-पक्षियों की कोटि में श्रा जायगा । जब मानव, मानवेतर 
सृष्टि का जहां तक संभव हो, पालन-पोपण करेगा, मानवेतर सृष्टि के 
साथ भी श्रात्मीयता का सम्बन्ध स्थापित करेगा तभी वह सारी सृष्टि में 
श्रेष्ठ सिद्ध होगा । "में सारी सृष्टि का संहार करता हूं इसलिए बड़ा 
है एस प्रकार बहने के: बजाय यदि वह कहे कि “में सारी सृष्टि पर 
प्रेम बारता हूं इसलिए बड्टा हूं” तो एसमें सच्चा वड़प्पन है । 

पणु, पक्षी, वृक्ष, वनरपति श्ादि से ऐसा ही झात्मीयता का सम्बन्ध 
जोएने का प्रयत्व भारतीय संस्कृति ने किया है । मानवीय कुटुम्द में 
जय प्रेम का रघान दिया गया है। मानदो शक्ति मर्यादित हे, लेकिन 
उत्त भर्यादित शवित् "-कुछ हो सकता है वह मानद को करना 
दाएिए यरए्‌ दात भारतीय सनझहति बहती हैं। हम सारे पशप्रों की सार- 


संगाल नही बर सकते, सब्ते साथ ऐम का व्यवहार नहीं कर सकते 
(| धाम *₹३ वी जार 





अल व साथ तो प्रम वा सम्बन्ध जोह हीले। 


अशकणा आीा+ | | ृ ज्क +५ न >क 

हर रह; हकिन धाइहये, गाय के निमित से हम 
3 

कै 


दर इश्च् ४-८ नाक जलने अक है ०: बट एक >०६-७१६० 
३ कराए रपट उजपछह | डा फ्क््न्च पट दा न्नृ प्रतिनिधि हा 
. 
कच्शतकिकर आजिफार- करन ०4 मर कस सी हंसते >> कप ;7« न्‍्य 
भे:।म सरहद मे गाय बेदल उपयोगी दन्तु के रूप में ही नहों 


भारतीय संस्कृति 


रही है । यह ठीक है कि सर्वतोपरि उपयोगी होने के कारण उसे मनुष्य 
ने अपने पास रखा है; लेकित एक वार आंगन में शझ्लाजाने पर माय 
परिवार का अंग हो जाती है । यदि मां-बाप बूढ़े हो जाय॑ तो वया हम 
उन्हें कसाई को बेच देंगे ? क्या उन्हें मार कर उनका खाद बनाएंगे ? 
क्या ऐसा कहेंगे कि इन निरुषयोगी दुबले माता-पिता को रखने से 
क्या लाभ है ? 

माता-पिता बूढ़े हो जाते हैँ, फिर भी हम उन्हें नहीं मारते । हम 
उनके पहले के उपकारों का स्मरण करते हैं । हम इस बात को याद 
करते हैं कि रात-दिन उन्होंने हमारे लिए कठिन श्रम किया हैं । उनका 
प्रेम, उनका त्याग, उनका कष्ट; उनका अपार श्रम. सब हम्रारी आरांखों 
के सामने रहता है । हम अपने वृद्ध माता-पिता से कहते है कि “भ्रव 
श्राप शान्ति से वैठिये । आपको, शान्ति के साथ भोजन करना चाहिए । 
हमको आपका कोई बोका नहीं लगता । आपकी अनन्त सेवा के लिए 
हम जितना करें थोड़ा हैं| हमें झ्राप अपना ग्राशीर्वाद दीजिये । हम अरब 
कृतज्ञता-पूर्वक आ्रापकी सेवा करेंगे । 

भारतीय संस्कृति नहीं कहती कि यदि गाय-वबैल बढ़े हो जाये तो 
उन्हें कसाई के घर भेज दो । जिस गाय ने १०-१०, १५-१४ वर्ष तक 
खूब दूध दिया, जिसके दूध से ही हमारा सबका पोषण हुआ, जिसने 
खेती तथा श्रन्य काम के लिए अपने श्रच्छे बैल दिये, उसे यदि बह वृढ़ी 
हो गई तो कया हमें छोड़ देना चाहिए ? यह तो कृतघ्नता होगी । मनुष्य 
केवल उपयोगिता के आधार पर जीवित नहीं रह सकता । मनुष्य में कुछ 
महान भावनाएं है । उन भावनाओं के कारण ही मनुष्य की कीमत है । 
यह खयाल रखना चाहिए कि यह सारी महान्‌ भावना यदि उपयोगिता- 
वाद के हथियार से मार डाली गई तो मनुष्य की कीमत शून्य हो 
जायगी । 

यदि गाय की ठोक तरह सार-संभाल की गई तो १०-१५ वर्ष में 
वह हमें इतने दूध का धन देगी कि उस घन के व्याज से ही हम बुढ़ापे 
में उसकी सार-संभाल कर सकेंगे । आजकल चम्मच भर दूध देने वाली 
गायें ही इस गो-पूजक भारत में दिखाई देती हैं। आइने अकवरी में 


मानचेतर सृष्दि से प्रेम का सम्बन्ध . ६ ८४ 
लिखा है कि प्रकवर के शासनकाल में ३०-३० सेर दूध देने वाली नायें 
थीं। प्राज भी यरोप-प्रमरीका के ग्राम-ग्राम में ऐसी गायें हें ॥ भारत में 

ई>- 


भी सरकारी 'गोवर्धन-गृह'! में इस प्रकार की गायें दिखाई देती हैं । 
मबीन शारत्रीय ज्ञान के श्राघार पर हमें गो-पालन ओर गो-सेवा करनी 
चाहिए | यद्धि ऐसा किया गया तो फिर चार मसागरों की भांति दूध से 
भरे ऋण चार थन वाली गायें भारत में दिखाई देने लगेंगी। फिर से 
जगह-जगह गोकुल बन जाय॑ंगे श्रौर गाय का पालन-पोपगा जड़ प्रतीक 
नहीं रहेगा । उसके बढ़ी हो जाने पर भी हम उसे इतज्नतापूर्वक प्रम के 
साथ खिला-पिला सवोगे । 

भारतीय सस्क्ृति गाय को परिवार के एक व्यक्त को भांति दे 
सिखाती हूं । ल्‍म गाय के लिए गो-ग्रास रखते है । पहले गाय के लिए 
परोसकर रखना चाहिये श्रोर फिर हमें भोजन करना चाहिए । भोजन 
बारते समय उसदा स्मरण करना चाहिए। हम ग्रपने मस्तक पर गध-टए दम 
लगाते है तो गाय के मस्तक पर भी वे लगाने चाहिएं। मन॒प्य बाहुता 
 : गाय, तू मका है । तेरा स्मरण पहले करना चाहिए। में तेरे रूप से 
यारे परशप्रो का स्मरण करता हू। तेरा तपंण बारके मे समझता हू कि 
सारे पशुप्रो का तपंण हो गया । ५ 

भारतीय संरक्ञति में सब जगह गाय हूँ । गाय के बछशों के साथ 
फ्ंलते एए भारतीय बालक बड़े होते है । गाय के बछडे मानो उनके 
भावी । 

मं बच्चों का दारसा ( नामवरण सस्कार ) करते हूं । 

बार 


प्रदधर गाय का दारता बरतने के लिए भी हमने एव दिन नि 
ले रे 


प्रो 
है| किए)! 
| 


शाध्दिन ददी छादशी को हम 
गाय- छत बो शारस प्रयदा गोदत्स-दगरतप्त झ्पवा बसु-शरस बहते 
् हि जो हा ह् ्ब 
॥ शार्स बा शत + हादशी । दारंसा का मतलद है #+पब्चा 
ल्नाजा , छ5 प+ हवा ९ झऊानदपतार हरी हश्मते ज्झ ज्ञात 
्ट ) | “१३३६ ४ ९) 4 घूम फवारट चर ध् हा 2.33, 06: ४08 भाप 
ड़ बज कक का न कन््कू >नबत ईसड-> -+ कक अणयाशिना- अल ज्ञा दुकान >> 
| शाएता रा । उछ हिल एम रझाज-चइरा 7, दा एजा दरनते हे । उस 
(हम एशहात उत्म पोच्त है जन मा यम 5 लआ 
4५०४७ परम उसकाद ३४१ #! ः्‌ | रन्ष्या! दा दिवाली प प्हुल शाज-चइझछदा 
7 हल की मर का: नरक न लक - पे के 
४ दियाट। एज ए_ं साय दा बहाएे वा जन्म ८टाद वा १४व४ा दिन 


श्प्दू ' भारतीय संस्कृति 


मानो हम मनाते हें। उनका बारसा मनाते हैं । यह भावना कितनी 
सहृदय है ! 

जिस प्रकार गाय-बछड़ों की पूजा करते हैँ उसी प्रकार हम बलों की 
पूजा करते हैं । हम पिठोरी अमावस्या मनाते हैं । इस श्रमावस्था को 
बैलों को विश्ञाम दिया जाता हैँ । उनका शुद्धार करते हैं, उनके गले में 
माला पहनाते हैं । किसान स्त्रियों के पेर के गहने बलों के पैर में पहनाये 
जाते हैं। इस दिन गरोब किसान भी पुरणपोली (एक प्रकार का महा- 
राष्ट्रीय पक्वान्न) बनाता हैँ । बैल को पुरणपोली का नैवेद्य लगाया जाता 
है-और उसके ऊपर घी की धार डाली जाती है । बड़े ठाद-बाठ से बैलों 
का जुलूस निकाला जाता हैँ । बाज बजाये जाते हैं, बन्दृक चलाते हैं और 
बड़ा आनन्द रहता है । यह आनन्द कृतज्ञता का हैं ।जिस बेल की 
गरदन पर हम जुप्ना रखते हें ओर जिसकी गरदन पर घटूटे पड़ गये, जो 
धूप-कीचड़ में काम करते हैं, जिन्होंने 'हल चलाया, चरस चलाई, गाड़ियां 
खींचीं, गुस्से में आकर हमने जिसे चावुक लगाये, आर चुभोई, जिसके 
परिश्रम से हरे-भरे होकर हमारे खेत लहलहाने लगे, और श्रनाज से सज 
गए, जिसके परिश्नम से मोती की तरह ज्वार श्रीर सोने की तरह गेहूं 
पकते हैं, उस कष्टमृर्ति वेल के प्रति कृतञ्ञता प्रदर्शित करने का यह परम 
मंगल दिवस हैँ । इस पिठोरी अ्रमावस्या के दिन की केवल कल्पना ही 
करके मेरी आंखें प्रेमाश्नओओं से भर जाती हैं और भारतीय संस्कृति की 
आत्मा दिव्य रूप में दिखाई देने लगठी हैं । 

भारतीय संस्कृति के उपासक आज गाय-बैल के साथ कंसा व्यवहार 
करते हैं ? लेकिन यह दासता, दरिद्रता, और अज्ञान का ही परिणाम हैं । 
जिस प्रकार अन्य बातें यान्त्रिक हो गई हैं उसी तरह यह त्यौहार भी 
यान्त्रिक हो गया हैं । उसका गहन नाव मन में नहीं वैठता हैं । इतना 
होने पर भी गाय वैलों पर प्रेम करने वाले किसान भारत में हैं । ; 

भारतीय संस्कृति कहती है कि गाय-बैलों के साथ प्रेम करो । उनसे 
पूरा काम ले लो मगर उनका खयाल भी रखो | उनको समय पर पानी 
पिलाओ्ो, समय पर घास दो । उन्हें चाबुक मत लगाओ, आर मत चुमाञी । 
एक आधघ वार आप गुस्से में आकर उन्हें मार देंगे; क्योंकि आखिर श्राप 


मानवेतर सृष्टि से प्रेम का सम्बन्ध श्दछ 


मनुष्य ठहरे । लेकिन उसमें बेरभाव नहीं होना चाहिए । मनृष्यता मत 
भूलिये । गहरी-गहरी झार चुभोकर उनके अंग को छलनी मत बनाइये । 
श्राप तो उन मृक पशुत्रों के श्राशीर्वाद प्राप्त कीजिये । उनके जाप मत 
लो । तुम्हारे लिए रात-दिन काम करनेवाले बैलों का हाह्मकार तुम्हारा 
बाल्याण नहीं करेगा । गाय-बछड़े कितने प्रेमल होते हैं ! वे तुम्हारी 
ध्रावाज सुनते ही रंभाने लगते है । तुम्हारा स्पर्श करते ही नाचने लगते 
हैं । मालिक की मृत्यु पर खाना-पीना छोड़कर प्राण त्याग देनेवाले गाय- 
बलों के उदाहरण भी मिलते हैं । 
बुरान में पैगम्बर मुहम्मद साहब बाहते हैं---''संघ्या होते ही गाय- 
बछदे तुम्हारे प्रेम वे खातिर जंगल से वापस तुम्हारे घर श्राते हैँ ।' यह 
कितनी बड़ी बात हैं ! सचमुच यह बात मनुष्यों के लिए भूषण- 
जैसी हैं । 
गाय के द्वारा हमने पणुग्री के साथ सम्बन्ध जोड़ा । एसी प्रवागर हमने 
पक्षियों के साथ भी सम्बन्ध जोड़ा हैँ । जिस प्रकार हम प्रपनी कमजोरी 
श्लौर भ्रल्पणवित वे; बारणा सारे पशुझों के साथ सम्बन्ध नहीं रख रुकते। 
उसी प्रवार सब पक्षियों वो साथ भी हम सम्बन्ध नहीं जोड़ सकते; लेकिन 
२ वें ्रासपास जो २-४ पक्षी होते है हम उनकी याद रखते हे । हम 
भोजन बारते वेः पहले गो-ग्रास के समान ही 'कांव-कांव' करके कोवे को 
भी वावादलि देते है । चिथिया शोर कौवे ही हमारे झास-पास के पश्ली 
है । एम उच्ही दा सगरण बवारते ७ | भोजन करते समय झोटे बच्चे को-- 
“देखो वह कौग्रा है, देखो वह चिडिया हूँ ऐसा कह-दाहु कर माता उसमे 
बेर खिलादी ६ । जिन कौदों श्र चि७शियों वेः साथ दच्चे छोटे से बड़े होते 





 बंगा उनके एति कतझ्ता नही प्रदशित करनी चाहिए ? कौवे को पृकारकर 
उसी निर्ित ने मनष्य सारे पक्षियों वा स्मरण करना है । भोज: करने 
उसका दिमस ने मद्य सारे पक्षियों का स्मरण बरता हूँ । नोजन करने 


5 


ए८ भाय दे फदमगित्त रे पशुछा जा स्मरण किया, कौदे के निमिन्त मे 
हर 
र 


श्द्ष८ ; भारतीय संस्कृति - 


सरस्वती के हाथ- में दीणा देकर हमने उसे मोर पर बिठाया हैं । हम 
अपने पुराने लावण्यदीपक पर मोर की आकृति बताते थे । मोर का 
दर्शन शुभ मानते हैं और कामना करते हैं कि प्रात:छाल दीपक जलाते 
समय हमारी दृष्टि मोर पर पड़े । 

यही बात कोकिल की हैं । श्राठ महीने मौच रहकर वसन्‍्त ऋतु 
आते ही कुह-कुह ध्वनि से वह सारा प्रदेश गुंजा देती हैं। मध्य ग्रीष्म 
ऋतु में पेड़-पौदों में नवपलल्‍लव फूटते हुए देखकर उसकी प्रतिभा में पलल्‍लव 
फूटने लग जाते हैं । वह कुह का गीत गाने लगती हैं; लेकिन वह विनयी 
होती है, लजीली होती है, वृक्षों की गहरी डालियों में छिपक्र वह कुहु- 
कुह करती रहती है । वह पवित्न, मधुर, गम्भीर श्लौर उत्कट स्वर ऐसा 
प्रतीत होता है मानों सामगान हो, उपनिषद्‌ ही हो । भारतीय संस्क्षति 
ने कोकिलाज्नत प्रचलित कर दिया हैं। इस व्रत में कोकिला की आवाज 
सुने बिना भोजन नहीं किया जाता । उसकी झावाज सुनने के लिए यह 
ब्रत करनेवाली स्त्रियां दो-दो कोस तक दूर जंगलों में जाती हैं । वें 
उसकी आवाज सुनकर ही भोजन करती हैं । 

कोकिला की ही भांति तोता भी है । हम तोते-मेना को नहीं भूल 
सकते । हरे-हरे पत्तों के रंग वाले उस तोते की कितनी लाल-लाल और 
घुमावदार चोंच हैं ! कितने सुन्दर पंख हैँ ! वह कैसे गरदन मोड़ता है! 
कैसी सीटी वजाता है ! उसके नेत्र कितने छोटे और गोल -गोल हैं ! उसका 
काला कण्ठ कैसा है ! वह कंसे विद्वुल-बिद्ल कहता है ! किस प्रकार 
बोलता है ! तोते को उप्त पिजरे में रहना पत्तन्द नहीं झ्लाता; लेकिन 
मनुष्य तो उससे प्रेम जोड़ना चाहता है । वह उसकी चिन्ता रखता है । 
प्रपने मुंह में ग्रमहूद की फांक पकड़कर उसे तोते के सामने करता हैं, 
अपने मुंह का कौर उसे देता है, पिजरे को हरा-हुरा रंग कर उसे हरे 
चुक्षों की विस्मृति कराना चाहता हूँ | यह सब मनुष्य प्रेम से करता है । 
पक्षियों को इस प्रकार वन्धन में रखकर उमसे प्रेम करना अच्छा नहीं 
लगता; लेकिन यह इस बात का उदाहरण है कि मनुष्य की आत्मा इतर 
प्राणियों के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए कितनी व्याकुल रहती है ! 

हम अपने बच्चों के नाम पक्षियों के नाम पर रखते हैँ । सुप्रोलाल, 


मानवेतर सृष्टि से प्रेम का सम्बन्ध १८६ 


पोपटलाल, मिट्ठलान, मना, हंसी, चिमनावाई, कोकिला श्रादि नामों से 
हम परिधित ही है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार का .स्नेह-सम्बन्ध श्रौ 
प्रप्नापन भारतीय संस्कृति में पक्षियों से जोडा गया हं 

परग-पश्षियों के समान सृस्ग, वृक्ष, वनस्पति के साथ भी भारतीय 
संस्क्ति: प्रेम का सम्बन्ध जोड़ती है। मनृप्य सारी वनस्पति को लगा 
महीं सवाता । बह तो प्रादाश के दादलों का काम हू; लेकिन हम तुलसी 
था एक छोटा पीटा लगाने हे । श्लीर इस तुलसी को वनस्पति-सृष्दि का 
शा प्रतिनिधि मानते क# । उसकी पूजा पहले करते है, उसे पहले पानी 
दैसे $ । उसे पानी पिलाये बिना स्थ्रिया पानी नहीं पीतीं । पहले तुलसी 
मात्र स्मरगा दिया जानता है। तुलसी वा स्मरगा मानों सारी बनस्पतियों 
का स्मश्गा है । 

ह_म तुलसी का गमला सजाते है । तुलसी का विद्याह वरते हैं । उसके 
विदाह में श्रांचले, शमली, गरने श्रादि वनस्पति श्रौर जंगली फलों का ही 
भारत है । तुलगी मानो हमारे वुटम्य का ही एक पअ्रंग है । मानो उसमें 
भी सारी भायनाए है । उसके भी सब संस्कार किये जाते है । 
हम बट-दबूक्ष का, पीपल का जनेठ: बारते हु । उसवा चबतरा वन 
देते है । मानो यह अगरपति-संसार के महान्‌ ऋषि हो | हम उनकी पूजा 


परवे ह। चृष्ठि का यह महान्‌ ईश्वरी वैभव देखकर हम उसकी 
प्रदरतिणा कर उसे प्रणाम वारते है । 


कक 


हि 


> 


५ 
शादर्ण के दूत के मीच भोजन करना जगल में भोजन करना दादि 
विलसी की गसग्पति-प्रेम वो दाते हमने प्रचलित की है ) ऐसे ब्रत है 
न ३ 


न 
गए गधे का एसी पर भोदन विया जाता 


!। हम देदताओों वो फल 


का ., हे फित +गते सात रि ईि बल हट लि ५ 
एटा, .; एंवित रगने यर दिश्चित किया है कि देदवाणशों तो पत्तियां 
गए पिए | । पैघशाश मा लिए नलसी चाहिए देलपत्र चाहिए दवा 
हा न्‍ो अ. ! हे 
बाएं २३) पति | इस ता 5 व लक 5० 5 
छादिए, रा) हपविए । रुगदान दी एजा वा मिमिन मे हम सबसे पहले 
; का हो उहाड़ाईओ संडलतर 3 4-5 5 न 
फ.प पा ६ हे है प, जीव अष्मपत से साप्ल है +$ घर का इन 
+" 2 2 
3020 २०५55 कद कक का इण का >> नल थोक लक, ३ 25 
पद हो (ही च्यहिएश, एगेनूरईी दृद कोदी चाहिए, दारिजान जुस- 
बना अभ+ जज कक नस पक न्>> 5 च्क््ल ता कान न हि मम जब हि  बछ 
४ ४४०, गुर, उा.., छा, गराद, मागरा, चमेली, दगर आदि ऊन 
ढ़ ्ं न 
5 ण ए आाहएए।॥। शहाबइ, आाशला, शनार द्यादि वे दस ह7> दे 


१६० भारतीय संस्कृति 


चाहिए | भगवान को जो पत्तियां चढ़ाई जाती हैं उत्तमें इन सत्र पत्तियों 
का नाम बतलाया गया है । फूल हमेशा नहीं होते हें; लेकिन पत्तियां तो 
हमेशा मिलती हैं । भगवान को पत्तियां ही प्रिय हैं । बे पत्तियां रोज 
लाकर चढ़ाओ । उस निमित से फूल तथा फल के पेड़ लगाओ । उनके 
साथ प्रेम का सम्बन्ध स्थापित कीजिए । 

भारतीय साहित्य में भी तरु, लता, बेली. के प्रति अपार प्रेम है । 
कालिदास के काव्य-नाठकों को देखिए। वहां यह प्रेम श्रापको दिखाई 
देगा । शंकुतला शआ्राम्र वृक्ष और अतिमुक्त लता का विवाह करती हैं । 
वृक्ष पर बेल चढ़ाना चाहिए । बेल पेड़ से लिपट जाती है। उससे वृक्ष 
की शोभा है) वृक्ष से बेल को आधार मिलता है । कितनी कोमल 
भावना हैँ यह ? शकुन्तला का वर्ण करते हुए कण्व ऋषि कहते हें--- 
'शक्‌न्तला वृक्षों को पानी पिलाये बिना पानी नहीं पीती है । उसे फूल 
श्रौर पत्तों का शौक था। फिर भी वह उच चुक्षों के फूल नहीं तोड़ती 
थी, पत्ते नोचती नहीं थी ।* 

उस शकुन्तला को प्रेम का सन्देश देने के लिए कुलपति कण्ब 
तस्लतागम्रों से कहते हैं ।॥ उस प्रेममयी शकुन्तला के वियोग में आश्रम 
के वुक्षों ने भी, लता-बेलियों ने भी. अश्नु गिराये होंगे । 

राम चौदह वर्ष के वनवास के लिए निकले; लेकिन वनवास रामचरद्र- 
जी के लिए कोई संकट नहीं था । रामचन्द्रजी को अ्रयोष्या के पाषाण- 
निर्मित प्रासादों की अपेक्षा वन के कुझ्ज अधिक प्रिय थें। उन्हें वत-कानन 
प्रिय थे। रामायरा में राम के लिए अनेक बार 'चनप्रिय' विशेषण का 
प्रयोग किया गया हैं । उन्हें वृक्ष और बेलें अपने स्े-सम्बन्धियों-जैसी 
लगती थीं। राम कहते ही पंचवटी हमारी कल्पना में साकार हो जाती 
है। विज्ञाल वटवृक्ष की शीतल छाया में राम-सीता-लक्ष्मण बड़े आनन्द 
के साथ रहे । सीता ने पर्णोकुटी के आसपास पौधे लगाए । वह 
उन्हें गोदावरी के पान्ती से सींचती थीं। उत्तर रामचरित्र नाटक में 
इस प्रकार का एक सहृदय वर्णन है कि रामचर्जी फिर पंचवटी में 
श्राते हैं तो सीता के द्वारा लगाये हुए वृक्षों को देखकर रो पड़ते हैं । 

रघुवंश में ऐसा वर्खान है कि पाती ने अपने सिर पर पानी के घड़े 


मानवेतर सृष्ठि से प्रेम का सम्वन्ध १६१९ 


रखकर देवदार के वक्षों को सींचा श्लौर बालकों की भांति उनका पालन- 
पोषण क्रिया श्र हाथी झादि श्राकर जब उनसे अपने शरीर रगड़ते थे 

र॒ उनकी छाल मिकाल डालते थे तो वे दुःखी होती थीं। तब शंकर ने 
रखबाने रखे : 

ध्रमु॒पुरः पश्यसि देवदाएँ 
पुत्नीकृतोठई्सी। वृषभध्वर्जेन । 
पह दास बह, रखबाली करने वाला शेर बड़े प्रेम से राजा दिलीप 
से बाह रहा है । 
बृक्ष-बनग्पति को हमने मानवी भावना प्रदान की है । गर्मी में 
तुलसी के ऊपर श्भिषेव-पात्र से सतत घारा डालकर उसे हम भर्मी क्रा 
प्रनुभव नहीं बारने देते । हमारा यह नियम है कि शाम होते ही, रात्रि 
के समय फल-फूल नहीं चुनना चाहिए, भ्रौर तृण, श्रंकुर, पल्लय नहीं 
तोहना चाहिए । संदण्ट चतुर्थी वी रात को मंगलमूति की पूजा की जाती 
है; लेकिन दिन रहते-रहते ही फूल, दूर्वा श्रादि लाकर रख लेने वी रीति 
एमारे यहां हैं । हमारी यह भावना है कि रात के समय वृक्ष सो जाते 
है । वही उनची निद्रा भंग न हो जाय इस चात था कितना खयाल रखा 
जाता है, ! एव बार धुनवी बे तांत में लगाने के लिए गांधोजी को 
घथोरी पत्तियों की जरूरत पड़ी । रात दंग समय था। उन्होंने मौरा बहन से 
परछियां जाने थी पाए । मीराबटन बाहर गई । वे नीम के पेड़ की एक 
शाली तोषट लाई । मगहात्माजी ने कहा--"इतनी सारी पत्तियों का कया 
ऐेगा ? परक्िण तो मही भर चाहिए थी। देखो, ये पत्तियां कैसी सो 
गई ६ । मंसी बग्द ऐे गई है । रात्रि के समय पत्तियां नहीं तोड़नी 
राहिए। लेद्िन जे रत पशु जाय तो हल्के हाथो ध्रावश्यकता जितनी 
हे तोशनी राएिए । हरहसा का जितना विचार करें उतना धो ही 
है ।/ भरार्माी में: में श््द सुतकर गीरा बहन गदगद्‌ हो 
कण भे जद गशापति को घपने घर लाते हूं तब उनके 

४रताव एणी दोजे लट्काते है । ककडी, सहरपफाल, तरई धादि भगवान 
एप. झघर लत्वाते ९ । घागनी, कब्प्श्ल भी सगदान देः 
 दास्शिल घोर गीली नुपारिण हांगते है न्यदा को 


६। नगदान्‌ वी प्रह्नति का 


उपर ला दान ते 


१६२ .. भारतीय संस्कृति 


सहवास प्रिय लगता हैं । 

मंगल-समारंभों में तो झाम्रपललवों के बिना काम ही नहीं चलता । 
प्रतिदित आम की डाली की जरूरत पड़ती हैँ । चाहे विवाह हो, जनेऊ 
हो, सत्यनाराण की कथा हो, मकान की पूजा हो, नये क्‌ ए की शान्ति- 
पूजन हो, ऋतु-शान्ति हो, सबमें आाम्रवृक्ष के हरे पत्तों की आवश्यकता 
रहती है। सृष्टि के आशीर्वाद प्रेम और पवित्रता है। माधुयें और 
मांगल्य है । हमारे यहां नवात्न पूणिमा मनाई जाती है। उस दिन 
दरवाजे पर अनाज के तोरण लगाये जाते हैं। धान की बाली, ज्वार 
का भूद्दा, भ्राम के पत्ते आदि चीजों के तोरण बनाये जाते हें । उस 
तोरण को मराठी में 'नवें' कहा जाता है । 

भारतीय संस्कृति ने पशु-पक्षी, वृक्ष-वनस्पति झ्ादि से इस तरह का 
प्रेम-सम्बन्ध निर्माण किया हैँ । पश्चु-पक्षी और वृसक्ष-वनस्पति में भी 
जीवन है । इनमें चैतन्य दिखाई देता है। हम यह समभते हैं कि ये भी 
पैदा होते भ्रौर मरते हैं अ्रत: इन्हें भी सुख-दुःख का अनुभव होता है; 
लेकिन भारतीय संस्कृति इससे भी दूर जाती है । 

शीतला सप्तमी के दिन मिट्टी के चूल्हे की पृजा होती है | उस दिन 
चूल्हे को विश्वाम करने दिया जाता है । उस दिन पहले दिन का बना 
हुआ वासी खाना ही खाया जाता हूँ । साल भर तक वह भिट्टी-पत्थर 
का चूल्हा हमारे लिए तपता रहा। कम-से-कम एक दिन तो ऋृतज्ञता- 
पूर्वक उसका स्मरण करें। 'शीतला सप्तमी के दिन चूल्हे को ठीक तरह 
लीपते-छावते हैं । इसके बाद चूल्हे में छोटा-सा आम का पौधा रोपते हैं । 
इतने दिन तक गर्मी में तपते रहने वाले चूल्हे पर आम्र वक्ष की शीतल 
छाया की जाती है । मिट्टी के निर्जीव चुल्हे के प्रति यह कितनी कृतज्ञत्ता 
का प्रकाशन है ! 

शीतला सप्तमी की भांति हरियाली अ्रमावस्या भी हैं। जो दीपक 
हमारे लिए जलता है, जो दीपक हमारे लिए तेल में सना रहता है, 

चिकना हो जाता हूँ, जो दीपक हमारे लिए गरम होता है, काला होता 

है उसके प्रति कृतज्नता दिखाने का ही यह दिन हैं। प्रकाश जितनी 
पवित्र चीज और कौन हैँ ? सूय्ये व अग्नि का भारतीय संस्कृति में बहुत 


मानवेतर सृष्टि से प्रेम का सम्बन्ध १६३ 


महत्व है । प्रकाश देनेवाले दीपक के ऋण से क॑से उऋणा हों ? प्रतिदिन 
घाम को दीपक जलाकर हम उसके प्रकाश को प्रणाम करते हैं। दीपक 
को प्रग्गमाम वारके हम उसके प्रकाश में रहनेवालें सब लोग एक-दूसरे 
को भी प्रणाम करते हैं। शाम के समय हम “दीपकज्योति नमोउस्तु ते' 
थ्रादि श्लोक कहते हैं । लेकिन वर्षा ऋतु में एक खास दिन उसी दीपक 
के प्रति कृतन्नता का प्रकाथ करने के लिए रखा गया है। उस दिन दीपक 
की पूजा वी जाती है श्रीर दीपक के महत्व पर विचार क्रिया जाता हैं । 

जब बरतन हाथ से गिर जाता है या श्लौर किसी बरतन से टकरा 
जाता हैँ तो हम कहते हैे--'इनकी श्रावाज बन्द करो ।/ मानो बरतन 
रोते हैं। इन दृःखी बरतनों का दुःख दूर करना चाहिए। इन बरतनों की 
व्यथा पहचाननी चाहिए । 

इस प्रबार भारतीय संस्कृति प्रेममय हैँ । नागपंचमी वे दिन 
वी स्थापना करके उस दिन तेजस्वी, प्रदीप्त, स्वच्छ, संयमी सांप की 
भी पूजा बरने का भ्रादेश दिया गया है। सांप पहले बन में रहता है; 
लेकिन वर्षा में जब उसके घर में पानी भर जाता है तो वह पापके 
मान के पध्रास-पास प्राकर बंठ जाता हुँ। क्षण भर के लिए धघाप्षय 
मांगने दाला मानों दह्‌ एक प्तिथि हूँ । उसे वन में रहना हो पसन्द हैं, 
उसे पविश्नता श्रस्टी लगती एं, स्वच्छता भ्च्छी लगती है. सुगन्ध अच्छी 
लगती ह। वह फूलों वे पास श्ावकर रहेगा। केतकी के पास जायगा । 
पन्दन से लिपटा रऐया । जहां तक टोता हैँ वह किसी को काटता नहीं 
: लेबिन जद बाटता हैं तो फिर मृत्यु अवश्यम्भादी हो जाती 
प्रयत्त बारवे: दश झो शक्ति प्राप्त बरता हैँ उसे वह घ्य् 

॥ 


गरता । एसोलिए उसदे दश में झचुवापन हूं 
। 


राप ध्तो ए र्णदा ली भी दाररता ः चेकमक उन पन कक अल ; _5 
जे ८6 में। रसदाला भो परता हू। दह खझंत में चुह भाद नहीं 
हगने एटा! एसे भी सापो वा एक उपदार हो मादा जादा चाहिए | 
एस राप दो रो उस दिन दूध पिलाया जाता है । उसकी दादी के फस 


2 जाई ््ज अल शारदा नि है. 32 7 
एए ले झआावार रषा जाहा हूँ । नारटीय नंनज्ञत्ति दिपले मप में भी 


श्ध्ड भारतीय संस्कृति 


उत्सव मनाइये, उनकी पूजा कीजिये, उन्हें देखते ही प्रणाम ,कीजिये, 
क्योंकि तदियों के हमारे ऊपर अनेक उपकार हैं । गोवर्धन पर्वत की 
पूजा कीजिए, क्योंकि पहाड़ों और पहाड़ियों पर गायों के चरने को 
घास पैदा होती है। पर्वत के ऊपर वरसने वाला पानी नदी बन जाता 
है। पर्व॑तों की मिट्टी घुलकर नीचे श्राती हैँ श्ौर खेतों में उससे अच्छी 
फसल श्राती हैं| पहाड़ उपकारक हैं । 

नदियों को हम माता कहते हैं ॥। हम उन्तके जीवन-रस से जीवित 
रहते हें । यदि मां का दूध न मिले तो चल सकता है; लेकित इस जल- 
रूपी माता के दूध की तो भ्रावश्यकता रहती ही है । हम नदियों के नाम 
पर अपनी लड़कियों के नाम रखते हैं। हम नदियों को कभी भूल 
नहीं सकते । 

और यह पृथ्वी तो सबसे बड़ी हैं। यह कितनी क्षमाशील है ! 
कितनी उदार है ! हम उसे हल से छेंदते हें; लेकिन वह भुट्ठा लेकर 
ऊपर श्राती है । हम उसके ऊपर कितनी गन्दगी फैला देते हें ! उसके 
ऊपर नाचते हैं, कूदते हैं; लेकिन यह पृथ्वी-माता गुस्सा नहीं होती । 
(वह क्षमामयी-दयामयी है) वह अपने सारे पुत्रों को क्षमा कर देती है । 
भारतीय संस्कृति कहती है कि पृथ्वी-माता के दर्शन करो, उसे भूलो' 
मत । हमारी कहानियों में पृथ्वी की कहानी है । हम पृथ्वी क्री महिमा 
भूले नहीं हैं । उसकी वेणी में चन्द्र, सूर्य, तारों के फूल सुशोभित हैं । 
उसने फूलों के हार पहने हैं ।॥ उसने हरी कंचुकी पहनी है। शेषनाग 
श्र वासुकी के पेंजन उसने भ्रपने पैरों में पहन रखे हें । वह पृथ्वी- 
माता बड़ी भव्य और महान है । 

प्रात:काल उठते ही उस पृथ्वी-माता से कहता चाहिए कि---'हे मां, 
ग्रव मेरे पैर सैकड़ों वार तुझे लगेंगे, नाराज मत होना ।” 

विष्णु पत्ति.. नमस्तुष्य 
पादस्पर्श क्षमस्व में ४ 

चराचर से प्रेम करने वाली, सर्वत्र हृतज्ञता का प्रकाश करने वाली 
यह भारतीय संस्कृति है । इस संस्कृति की श्रन्तरात्मा को पहचानिए । 
उसका स्वर पहचानिए । इस संस्कृति के स्वरूप को ध्यात में रखिए । 


श्रहिसा १६५ 


इस संस्क्षति का ध्येय वया है ? इसका गन्तव्य, मन्तव्य, प्राप्तव्य क्या है 
इस बात पर सहृदयता तथा बुछिपूर्वक विचार कीजिये श्र पूर्वजों की 
इस महान दृष्टि को अपनाकर श्रागे बढ़िए। उस तरह का प्रयत्त भी 
घीजिए | ध्येय की प्रोर जाने के लिए श्रविरत प्रयत्व करना ही हमारा 
काम | । 

विष्ब भर से प्रेम करने वा विद्याल ध्येय श्रपने सामने रखने वाली 
एसी महान भारतीय संस्कृति को घतथ: प्रणाम ! उसकी प्रगति करने 
बाल उन महान पूव॑जों का भी श्रसन्त बार वन्दन ! 


१६ 
हे 
आहसा 


'भ्रहिया परमों धर्म: भारतीय संस्कृति का जीवन-भूत तत्व है । यह 
धत्व भारतीय लोगों के रोम-रोम में समाया हुप्ता हैं । यह तत्व दच्चे 
गे मां के दूध थे साथ मिलता है । यहां के वातावरण में यह तत्व भरा 
। भारतीय दायु मानो श्रहिसा की वायु हैं। जो व्यवित भारत 
प्यास लेने लगेगा उसके जीयन में धीरे-पीरे यह भहिसा-तत्व प्रवेश 
दिये बिगा मे रंगा। 
लेपषिन यह नहीं है वि; 'आहसा परमो धछ 
भारत की झनायास मालूम हो गया हो । इस 


कि 


त् 
तपरया है । एसवें: (लिए दर -दहे प्रयोग हए है । बे: 


रे + 

/! ही + 
टन 
9 
|| 
8 । 
| 
है| 
|| 


धाज तवः भारतीय संस्तति में यदि कोई रबर्ण-सूत्र हैं तो वह हैं भाहिसा । 
रस सूद वें: शास-पास हो भारत में शाशिक, राजन दिक झौर सामाजिय 
श््पट एए ६ | भार्तव्प का इतिहास मानो एक प्रकार से ध्रहिसा 
९. एथोग वा एी एटिहास हूँ । 

मण्य घीरे-परे दिवास दारटा शा रहा है । मानइ-जाति को 
प्रगति रोटी! ए। दाल मे हाही हैं। ८दि हम शारत वे धहिसा के हरि- 
एाह थी एऐएं हे एमे थ्‌ दिययाई 


१६६ भारतीय संस्कृति 


हो रही है ! 

अहिसा' शब्द का अर्थ आज कितना व्यापक हो गया है ! शब्दों 
के द्वारा किसी के मन को दुखाना भी आज हम हिंसा ही मानते हैं । 
विचार, आचार व उच्चार के हारा किसी के भी अ्रकल्याण की कल्पना 
ने करना ही आज की अहिंसा का अर्थ हु । 

प्राचीन काल से मुख्यतः दो बातों के लिए ही हिंसा होती आ रही 
है । भक्षण के लिए और रक्षण के लिए । मनुष्य एक खाने के लिए हिसा 
करता है भ्रौर दूसरे अपनी रक्षा करने के लिए। हिंसा का एक तीसरा 
भी कारण था । वह था यज्ञ; लेकिन यह यज्ञ भी भक्षण के ही अन्त- 
गंत आ जाता है । बात यह है कि मनुष्य जो-कुछ खाता है वही ईश्वर 
को श्र्पण करता है । यज्ञ का मूल अर्थ था ईदवर को आहुति देना | 
हमें जो ईश्वर धूप, वर्षा, फूल, फल आदि सब-कुछ देता है उसे हमें भी 
कुछ-न-कुछ देना चाहिए। इसी विचार से यज्ञ की कल्पना का जन्म 
हुआ । तो फिर यह प्रहत पैदा हुआ कि ईइवर को क्‍या दिया जाय ? 
यह बात सहज ही तय हो गई कि जो चीज हमें पसन्द हो वही ईश्वर 
को दी जाय । यदि हमें मांस पसन्द है तो वही ईश्वर को भी भेंट करना 
धर्म वव गया। अतः ऐसा प्रतीत होता हैं कि भक्षण के कारण ही 
यज्ञीय हिसा का निर्माण हुआ होगा । 

अत्यन्त प्राचीन काल में आदमी आ्रादमी को ही खा जाता था। उसे 
ऐसा लगता था कि आदमी का मांस ही सबसे श्रच्छा हैं। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि जब मनुष्य मनुष्य को खाता था उसी समय ईश्वर को 
भी मनुष्य की ही वलि चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई होगी । 

लेकिन विचारशील मनुष्य विचार करने लगा। उसे लज्जा का 
अनुभव होने लगा । उसके मन में विचार झ्राया कि जिस मनृष्य को 
हमारी ही तरह सुख-दुःख का अनुभव होता है उसे हम कैसे मारें, उसे 
ही हम कैसे भूनकर खाएं ! और कुछ विचारशील लोगों ने नर-मांस 
खाना बन्द कर दिया; लेकिन समाज से आदतें एक-दम नहीं मिठतीं । 
समाज को जब कोई भी व्यक्ति नया विचार देता हैं तव उसको कष्ट 
दिया जाता हूँ । उसकी मजाक उड़ाई जाती है। प्राचीन काल में भी 


प्रहिसा १६७ 


ऐसा ही हुप्ना होगा । 

प्रद्चिसा के पहले श्रात्रार्थ हमारे समाज में कहने लगे--मांस भले 
ही खा जात; लेविन वाम-पे कम नर-मांस तो मत खाग्मों । लोग नर-मांस 
न खाने की सौगंध, घपथ पध्रादि खाने लगे । लेकिन जिन लोगों को इसका 
धौक लग गया था उनसे यह नहीं देखा जाता था | नवीन ब्रतधारियों 
को ये खासकर घोखा देकर मांस खिला देते थे । वशिप्ठ ऋषि और 
बल्मापपाद राजा की एसी ही वाहानी है । वशिष्ठ श्रादि कुछ 
ऋषियों घो विद्येप झप से घोखा देकर नर-मंस परोस दिया गया। 
दाद में जब यह बात प्रबाट हो गई तो वद्चिप्ठ ने राजा को शाप दे 
द्य्राथा। 

कूठ लोग कहते थे कि बद्धिप्ठ तो नर-मांस खाता है; वह व्यू वे 
रीग हावाता रहता है। नर-मांस न खाने का नवब्नत लेनेयाले बशिप्ठ 
वो या बात शभ्रच्छी ने लगती थी । यदि खादी का ब्रत लेने याले किसी 
व्यक्षित को कोई कई कि श्राप चोरी-चोरी रो विलायती वापड़ों वा उपयोग 
पारते 7 तो उसे यह बसे श्रच्छा लगेगा ? वशिप्ठ को ऐसी ही देनेनी 
ग्श्ती थी | भरगवेद में एक जगह बशिप्ठ बाहते है--- 

“था मुरोप यदि यातुधानोईरिम 

"यदि में गाहुधान होऊ: तो (सी क्षण मेरे प्राण छूट जाये ।” यातु- 
धात का श्र॒प है राक्षस । यातृधान का श्र शायद नर-मांस खाने वाला 
राक्षस ही शोगा । 

सस प्रकार समाज वे कष्ट सहन बारके वशिषप्डादि विचारशील 
प्यक्ति रानद को दिकास को धझोर लेडा रहे थे। नर-मेध दर्द हो गये । 


द्ट 


पीर-एन नर-मास-भक्षण भी बन्द हो यया; लेकिन मांस खाना थोष्टे 


0६८८६ एृध्ा था ? पश-शास-भक्षण दो चाल ही धा। दे जिस पा व 
घाय ससवा मांस खाते ५। पेकित उसमे ही रदाद तो होता ही हँ। 
जग दिना गाय था ही उघ होना था। सरो-मांस छाया जाता लेविन 
भहपरेए में (--गाय दा इशध गत बारो, गाय की महान्‌ महिमा पहन 
एाविए , छह रा, हारे दाले गायि दिझाई देते है । ऋष्चेद में गाय 
ही मधाशो घटाने शाही चाराएं शो जबाह हे । 


श्ध्८ भारतौय संस्कृति 


माता रुद्राणां दुहिता बसु्ां । 
स्वसा5$दित्यातां असृतस्थ नाभिः 

“अरे यह गाय रुद्रदेव की माता है, वसुदेव की पुत्री हैं। यह आदित्य 
की बहन है, यह अमृत का नि्र हैँ ।” इस प्रकार का दिव्य श्रौर 
भव्य बरणंत प्रतिभाशाली ऋषि करते हैँ । इसी सृक्‍त में ऋषि स्पष्ट 
आदेद् दे रहे हैं कि इस निरपराध गाय का वध मत करो । 

यद्यपि वेदों में ही गाय की रक्षा करने का प्रयत्त दिखाई देता है 
तथापि गाय का नाम लेते ही गोपालकृष्णु की मूर्ति हमारी आंखों के 
सामने खड़ी हो जाती है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ही गाय का महत्व भारत- 
वासियों को समझाया । इस क्रषिप्रधान देश में गाय का वध करने से 
कैसे लाभ हो सकेग। ? गाय दूध देती है और खेती के लिए बैल भी । 
इस प्रकार गाय से दुहेरा लाभ होता हैं। जहां नर श्रौर मादा दोनों 
का उपयोग नहीं होता वहां किसी एक को मारना ही पड़ता है । कारण 
यह है कि समझ में नहीं आता कि नर का क्‍या किया जाय | मुर्गी को 
न मारें; लेकिन भ्राखिर मुर्गे का क्या करें ? उत्पत्ति की दृष्टि से एक 
मुर्गा काफी होता हैं। बकरी न मारे लेकिन बकरे का क्या करें ? मादा 
भेड़ को न मारे लेकिन नर भेड़ का क्या करें ? भैंस पाल लें लेकिन 
सैंसे का क्‍या करें ? 

गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो दूध के लिए उपयोगी है और 
जिसके पुत्र-वैल-खेती के लिए उपयोगी हैँ । मनृष्य उसी प्राणी को--- 
उसी पशु को बिना हिसा किये पाल सकता है जिसके नर-मादा दोनों 
का चह उपयोग कर सके । बिना उपयोग के हम किसी को भी नहीं 
पाल सकते हैं । मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है। जो कुछ काम नहीं 
करते, जो कुछ नहीं कमाते ऐसे लोग ही जब घर में भारस्वरूप प्रतीत 
होते हैं तब अनुपयोगी पशुओों को कौन पालेगा ? 

गाय, बेल, बिल्ली, कुत्ते श्रादि प्राणियों को उपयोगी होने के कारण 
ही मनुष्य ने पाला हैं। श्रीकृष्ण ने गाय का बहुत बड़ा उपयोग 
पहचाना । गोकूल में पाले-पोसे जानेवाले कृष्ण को गायों का महत्व 
मालूम हुआ। बड़े होने पर वे सर्वत्न गाय की महिमा गाने लगे। 


ध्रहिसा १६६ 


कृप्गाग्वाला' बाहकर कृष्ण का उपहास किया जाने लागा। हृप्ण भी 
प्रमिमान के साथ कहने लगे--“हां, में कोरा कृष्ण नहीं हूं में गोपाल- 
कृष्ण हूं । गोपाल' मेरा दूपगा नहीं भूषण हूँ । चत्रवर्ती कृष्ण के नाम 
से प्रसिद्ध होने की मुझे इच्छा नहीं है | मेरी इच्छा तो यही है कि 
संसार मुभे गोपाल-इृष्ण वे; नाम से ही जाने । 
गाय देवता मानी जाने लगी । राजा उसकी प्राणप्रण से रक्षा 
घरने लगे | दिलीप राजा ने गाय को बचाने के लिए ब्रपना शरीर 
घेर के सामने बार दिया था। जब राष्ट्र के सामने कोई नवीन ध्येय 
रखा जाता है तव उस ध्येय के लिए सस्व का बलिदान कारना पड़ता 
है । बह ध्येय ही मानो देवता है । वह ध्येय ही मानो ईश्वर हैँ । श्राज 
खादी, चर्सा श्रादि के लिए जेल में श्रामरग श्रनणन वारने वाले सत्या- 
ग्रही पैदा ₹०। वे प्रपने ध्येय क॒ लिए कितना वाप्ट पा चुके है प्रीर पा 
सा है! प्रत्येक प्येयार्थी को मृत्यु का श्रालिगन बारके पश्रपनी परीक्षा 
देसी पश्ती हैं। गाय का ध्येय रखने वालों ने भी ऐसा ही किया । 
रामाज की गोसेवा का महत्व समझाने के लिए प्राण देने वाले लोग 
थ्राग श्राये । शाज भारतवासियों में गाय वी जो इतनी महिमा हूँ वह 
योही मही भरा गई हैँ। बिना गाय वा दूध पिये, विना उसकी रखवाली 
विये व्यर्थ ही उसकी पूछ मह के उपर फिराबसा भर रास्ते में उसे देख 
२ प्रगाम परना एग्भ है । एस प्रकार का यान्त्रिवा धर्म किसी भी 
समय तिरखारणीय ही है । 


ब्रि 


गामांस-सक्षण एक्ाएव: बन्द नहों एश्चा। भदद॒ति नामक महान्‌ 
गाशए्ट्रीय गाटबवगोर उठो-सातदी शताब्दी में दआ होगा | उसके 'उत्तर 
रामररिता दामव उत्कृष्ट नाठक में दाल्मीकि के झाध्ठम शिप्टि 
छाप में; धागगन पर प्तिपि-सत्कार के लिए इहझ्ो मारने का 
ः 
ए७॥ उशा गया। इसवा यह अर ह॑ कि भवरति को &पने नाटक 
5 के 5 
धाछ ही परत वे बारण हो दाटकदार 


एएनिपद में शो-भारस-भषध्त्ण बरतने बा उल्लेख हूँ 





२०० भारतीय संस्कृति 


तत्वशानी यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि---गो-मांस मीठा लगता 
है ।' लेंकित उपनिषद्‌ में ही यह उल्लेंख दिखाई देता है कि माँस खाना 
अ्रच्छा नहीं है । चावल की महिमा गाने वाले ऋषि बढ़ने लगे थे । 
श्रीदनमुदुत्रुवते परसेष्ठी वा एवः । 

यह मन्त्रद्रष्ठा कह रहा है कि--यह चावल परमेश्वर का स्वरूप 
है । और यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह मन्त्र भोजन के समय 
बोलने का हैँ । 

कूछ लोग कहने लगे कि--प्राहर का विचार पर प्रभाव होता: 
है । “आहार शुद्धों सत्व शुद्धि” जैसे तत्व प्रचलित होने लगे। भिन्‍न- 
शिन्‍्त प्रकार के भोजन के प्रयोग होने लगे। कोई-कोई यह भी कहने 
लगे कि केवल मांस खाने से बुद्धि श्रच्छी नहीं होती, चावल झौर मांस 
इन दोनों के सेवन से बुद्धि अच्छी होती है । इस प्रकार जनता धीरे-धीरे 
मांस-भक्षण की ओर से वनस्पति-भक्षण की शोर बढ़ने लगी । 

जो नई दीक्षा देनी होती है, जो ववीन ब्रत देना होता है उसे 
श्र॒त्यन्त उत्कटता से कहा जाना चाहिए, यह ध्येयवादी लोगों का प्रतिदिन 
का नियम यहां भी दिखाई देता है । भन्‍्तरों में यह कहा जाने लगा कि 
चावल देव है, परमेष्ठी हैं। चावल श्री प्रदान करेगा, सब-कुछ देगा । 
इसी समय गाय के दूध-घी की भी महिमा बढ़ने लगी। यह बात नहीं 
है कि मांस से ही उम्र श्रीर शक्ति बढ़ेगी । यह घी ही श्रायु है, घी ही 
सब-कुछ हैं | घी खाग्मो । देवताओं को घी ही श्रच्छा लगता हैँ । 

आ्युर्वे घृतम्‌ । 

इस प्रकार के ध्येय-वाक्य सुनाई देने लगे। मांसाशन बन्द करने 
वाले लोग इस प्रकार घृत और दूध की महिमा बढ़ा रहे थे । 

मनुष्य का मांस खासा छूट गया, योमांस खाना छूट गया; 
लेकिन दूसरे मांस तन छूटे | गाय की महिमा तो उसकी समझ में झ्रागई। 
लेकिन यह वात उसकी समझ में नहीं श्रा रही थी। नर भेड़ का मांस 
क्यों व खाया जाय, बकरी के बच्चे का मांस क्‍यों न खाया जाय ? उसे 
बकरी, भेड़ आदि पालने पड़ते थे। वे दूध के लिए, ऊन के लिए पाले 
जाते थे; लेकिन बकरे और नर भेड़ का क्या उपयोग किया जाय ? 


प्रहिसा र्०्१्‌ 


मनष्य उनको खाने लगा। उनकी ब्राहुति देने लगा । देव को उनकी 
दचलि मिलने लगी | जो छात बकरे घ्लौर भेड़ के सम्बन्ध में है 


मा सम्बन्ध में नी है। हिन्द्रस्तान में प्राज भी हरिणों के बड़े 
दिखाई देते हैँ । प्राचीन काल में भारत हरिणों से भरा हा होगा। 
ट्पवों को उनमे कष्ट होने लगा होगा । मनुष्य मांस-भक्षण कम करके 
खेती की शोर प्रधिक ध्यान देने लगा होगा । लेकिन जह-तहां हरिग्यों 
बे, भूण्ट होगे। खेती ठीक तरह नहीं होने लगी होगी। हरिगगों को मारना 
राजा का धर्म हो गया होगा । खेती की रक्षा करना राजधर्म था। राजा 
मगया के लिए निकलने लगे । मृगया कोई मनोरंजन नहीं था। खत 
खेल में मगों का प्राग ले लेने का हेतु उसमें नहीं था। मृगया राजाद्रों 
वी लीला नहीं; विम्तु उनका धर्म था। खेती की रक्षा के लिए राजा 
एस बाठोर धर्म का पालन बारना पड़ता था। यह नियम भी था कि 
राजा यो उस शिवार दा मांस भी खाना चाहिणए। जबान के स्वाद हे 
लिए उसे शौर अन्य हिसा न करनी चाहिए । इस हरिण के मांस को री 
उसे पवित्र मानना चाहिए । उसे ही खाना चाहिए। 

दयावान्‌ लोगो को हरिणों घा मारा जाना प्च्छा नहीं लगता 
था । लेबिन पभ्रपू्ं मनृप्य थे लिए कोई प्लन्य एलाज नहीं था | हा, 
ग्राणमी में पार से हरिण पाले जाते थे। चऋरुषियों के प्राक्षम दा मास 
ते ही श्रांखी ये; सामने हरिण शभ्रा जाते हैं । शकुन्तला हरिणों के ऊपर 
जुसा प्रेम बारती थी एरावी वाल्पना बारते ही श्रांखों में पानी झा जाता 
_ | राजा लोग रुोती वे; लिए लाएों हरिण मारते थे। उन हरिग्गों दा 
घमरा पदिद्र माना गया । खेती की रक्षा केः लिए मारे गये हरिणों दे 


घगर ध्उने में। काग में लेने लगे। जनेटा में उस चमड़े दा टवाह़ा 


ड्चर<र. 


, 7 


५ श्र 
एगाने छगे। एरिंगों को मारना पश्ता ८घा; लेकिन ८ 


ने 
घत। एतछूदा-ए्रबाशन था। यह शावना ४ुथी उस रूप्र्यो मानव थे 


उ्सपे डिद्यारा का एसार इल रह्ाधथा | गास-भक्षण शोल्ने दे 


+ (५ 
एप सता १ + ५ #शाचाहा घ्लत्त स्जज5 5. डीनिडज 35 “मप 
६.।९ ४ ) ४१ 50 37 5 2 शत क्तार नञःपह दा क ् हि अंडर 
१ १६ 84 > बी १ 5 पी ७ सर डर कक ग्ट 2025 लक हक कक 
एपटमश मास ग३ १ ६ दान | धुत: ब चि-इच में खाने ए॒क्षिए । एकिदत 


२०२ भारतोय संस्कृति 


भेड़, बकरे या बकरी के बच्चे मत मारो । यदि यज्ञ के लिए श्राप उन्हें 
मारते हैँ तो चल सकता है। ऋषि कहते थे--यज्ञ के समय हजारों लोग 
आते हैं, उतका आतिथ्य करना होता हँ---उस समय ऋषि कहते थे कि 
मांस खालो । लेकिन लोग तो ज॑से इतनी छुट्टी मिलने की राह ही देख 
रहे थे। वे प्रतिदिन यज्ञ करने लगे। ऐसे यज्ञ किये जाने लगे जो 
१२-१२ वर्ष तक चलते रहे । खाने के लिए कंसी-केसी युवितियां सोची 
जाने लगीं ! जहां देखो वहां यज्ञ होने लगे और फिर वे भी भगवान्‌ 
के लिए । 

तब भारत के महान भूषण भगवान बुद्ध का जन्म हुआ | श्रीकृष्ण 
ने गाय की रक्षा की। वृद्ध भगवान्‌ भेड़ को बचाने लगे । उनका 
कहना था कि धर्म के नाम पर हत्या मत करो। इस प्रकार के बलिदानों 
से स्वर्ग कैसे मिलेगा ? यदि ऐसा ही है तो अपने भाई की बलि दो । 
उससे तो बहुत बड़ा स्वर्ग मिलेगा | वे कहते थे कि भ्रपनी ही वलि दो | 
जिस यज्ञ में सेंकड़ों भेड़ों का वध होने वाला था वहां करुणासिधु बुद्ध 
जाकर खड़े हो गये । उनके कन्घे पर एक लंगड़ी भेड़ थी। प्रेम-मूर्ति 
बुद्ध ने राजा का मन फेर दिया और वह वध बन्द करवा दिया । 

बुद्ध ने यद्यपि यज्ञर्नहसा बन्द करवा दी तथापि मांस-भक्षण बन्द 
नहीं हुआ । कारण यह हैं कि दूध के लिए, खाद के लिए मनुध्य भेड़- 
वकरी पालता है । लेकिन भेड़-बकरो खेती के काम में तो नहीं आते । 
उनका पालन-पोपण करना बड़ा कठिन कार्य था। उन्तके पोषण से 
बदले में कुछ मिलता भी नहीं था। इस कारण मनुष्य उसको मारता 
गौर खाता है। या तो भेड़-बकरे पालना छोड़ना चाहिए या उनका 
कोई उपयोग करने की युवित ढू ढ़ निकालनी चाहिए । जबतक ये दोनों 
वातें नहीं होंगी तवतक यह स्पष्ट हैँ कि भेड-वकरे मारे जाय॑ंगे और 
खाये जाय॑ंगे । 

वेदिक ऋषि, श्रीकृष्ण, भगवान्‌ बुद्ध व महावीर स्वामी के कर्मों 
से अहिंसा की महिमा अपार हो गई। लोगों को मांस खाने पर शर्म 
लगने लगी । लोगों को श्रव यह प्रतीत होना बन्द हो गया कि मांस 
खाना भूषण है । यदि खाने के ही लिए पद्म मारना हैं तो कम-से-कम 


घ्रह्पता र्०ण्दे 


धम-धाम ते साथ, उत्सव करके तो मत मारिये । यह द्ात मनुष्य को 
गैभा नहीं देती । कम-गे-क्रम नवीन पीढी के बच्चों को दिखाकर तो 
उन्हें मत मारो । यद्धि भेद मारना हो तो--- 
'अरसंदणने प्रामात्‌ ।' 

गांव से हूर ऐसी जगह मारो जहां कोई न देख सके, इस प्रकार के 
सूत्र सून्नकार कहने लगे । 

यश्ञीय हिंसा बन्द होने लगी । लेकिन कुछ लोगों की ऐसी भावना 
थी कि बवारा तो यज्ञ में होना ही चाहिए । ऋषि कहने लगे--"प्रार्ट का 
बबारा बनाग्रो श्रौर मारो ।” “पिष्ठमयी श्राकृति क्ृत्वा इस प्रकार के 
सूत्र रने जाने लगे । यज्न के समय पीप्टिक जी के श्रार्ट के बकरे बनाये 
जाने लगे श्लौर उस श्राटे द्वारा बनाई हुई श्राव्ति वाले भाग बी यघ 
हथि देने लगे । 


घावगी करते समय श्राटे की गोलियां खाने बी प्रथा हूँ । यह 
उस प्रात्तीन मांसाहार छोडने के प्रयोग वा ही भागई । रस द्वात बा 


विचार प्रारम्भ दुश्ला कि पीप्टिवा पॉसाहार के बजाय कौन-सा पीष्टिक 
शग्न दिया जा सकता है । 

प्रयोग घारने राले बहने लगे--गाय वा थी खाएये, सन्‌ खाएये झौर 
गन भे जो वो एवि देवताओ्री को दोजिए | लाखी-करोटों लोगो से मासाहार 
एशना शासान नहीं था। लोगो वा समाधान करना कठिन पा। देवताप्रो 
पे; लिए दुबारा चाहिये ही, एस बात वा हठ करने दाले प्रश्यिल टद्टुनों 
की बजा गया कि "“झारे बत ही बबारा बना लो ।! दकरा मिला कि काम 
शा । एस प्रकार उन जसेनतेस समझा-इक्ाबर बहा गया। वृष्ट दष्धि 
गान्‌ प्रयागवर्ताधों ने 


पकाया कि देवता को नारियल चढहा देना चाहिए । 
परियल शादी विव्दा: 


प 
हर थी स॒प्ति दा एवं व्यवितत । शायद नरभेध से 
लोगी का दूर रणने ये: लिए फिन्त प्लादि लोगों ने पह सुझाया 
एोगा हि शारियल को ८इलि पं हो । 
6ईहिये, या हैं ारियल की दोटी ! पह मे नारियल की झाझे 
गए शाह गए लोर। वो रामभाई गई । यह प्र दी वि मनष्य वा सिर 
पाउवर उरावे बाल! वो हाश में एवाइकार उनते गन ने देदता दा घबि- 


२०४ भारतीय संस्कृति 


षेक करना चाहिए। उस सिर को देवता के सामने टांग देना चाहिए। 
शेप घड़ को भूनकर खा लेना चाहिए | देवता के सामने चारियल फोड़ने 
में यही बात निहित है । यदि नारियल में चोटी नहो तो वह फोड़ने 
योग्य नहीं रहता । नारियल फोड़ना, उसका पानी देवता पर डालता 
भ्ौर देवता के सामने एक टुकड़ा रखना, कहीं-कहीं देवता के सामने 
सारियल की झाधी कटोरी देवी के सामने टांग दी जाती है । शेष फोड़- 
कर बांट दी जाती है । तारियल पौष्टिक होता है । जिसने यह नारि- 
यल का बलिदान शुरू किया उसकी कल्पना को धन्य है। नारियल के 
बलिदान से नरमेध बन्द हो गया । 

देवता को सिन्दूर लगाने के मूल में भी हिंसा-बन्दी का प्रयोग हैं । 
जिसकी बलि देना हैं उसके रक्त से देवता को लाल स्तान कराना चोहिए। 
हजारों बलिदान होते होंगे और देवता लाल हो जाते होंगे | नारियल के 
पानी से देवता लाल थोड़े ही होता हूँ । इसी लिए देवता पर लाल रंग 
लगाया जाने लगा। देवता पर रक्त का अभिषेक करके उस रक्‍त का 
तिलक स्वयं करते हैँ । अब देवता के शरीर पर लगे हुए सिंदूर को भक्त 
अ्रपने सिर पर लगाते हैं । भव भी बड़े भोजों में लाल गंध लगाया जाता 
है। वह लाल रंग मानो यज्ञीय बलिदान की स्मृति है। उसे भ्रव भी 
इम भूलना नहीं चाहते । वह बड़ा अच्छा दिन होगा जब मनुष्य रक्त 
को भूल जायगा। 

मांसाहार से निवृत्ति पाने का यह प्रयोग इस प्रकार चल रहा है। 
उसके लिए नई-नई कल्पना की गई । बहुजन समाज को पुचकार कर 
समझाना पड़ा । मत की कल्पना का भी विकास हुआ | तिसुपर्णा के 
मन्त्रों में तो-- 

“शात्सा यजमान;, अद्धा पत्नी, भन्युः पदुः ४ 

इस प्रकार की यज्ञ की भव्य कल्पना रखी गई है। त्रिसुपर्णा का 
ऋषि कहता है---“अरे बकरे का वलिदान क्या करते हो ! तुम्हारे 
नाना विकार ही पशु हैं । इन वासना-विकारों की वलि दो ।” 

तुकाराम के एक अभंग में लिखा है-- 

,भएकसरें केला नेस। देवा दिलें क्रोषकाम ।” 


घ्रहिसा २०५ 


०० 


ये काम-क्रोध-रूपी पशु लगातार ताण्डव कर रहे हैं । हम उन्हें 


द्रधि श्रौर उनके सिर काट डालें । भगवान्‌ इस बलिदान को सबसे ज्यादा 
पसन्द करेगा । हमको बफरी के चच्चे का मांस पसन्द ब्लराता हूँ श्रत: हम 
देवता को भी बबारी के बच्चे की बलि चढाने लगे | हम मधु-दही, दूध- 
घी के भवत हुए श्रौर भगवान को पंचामृत मिलने लगा । हमें जो चीज 
पसन्द श्राती है वह हम देवता को देते हें; लेकिन यदि हमें सबसे ज्यादा 
पसन्द श्राने वाली कोर चीज़ है तो वह है श्रपनी वासना । हम प्रपनी 
बासनाग्रों के गूलनाम होते हैें। मरते समय भी हमसे वासनाश्रों का 
ग्याग नहीं होता । इसलिए एस श्रमन्त वासना छा ही बलिदान करो। 
यह वियार देवता को दे डालो। इस मानसिक प्‌ का बलिदान दे 
श्रौर हवन घार | फिर मोक्ष दूर नहीं रहेगा । 

भिन्‍्न-शिन्‍न प्रयोग, यज्ञ वी यह भव्य परिवर्ततथील बाल्पना, सतत 
प्रचार श्रादि के कारण तथा विभतियों के जीवमान्र के प्रति प्रवाट होने 
दाने श्रपार प्रेम बे कारण भारतवर्ष में जोर-शोर से मांसाहार दर्द होने 
गगा। भारत भर में वष्णवधर्म की जो प्रचण्ट लहर तेरहवी-चोदहदी 
एताव्दी में उटी उसने भी यह बम श्ागे बढाया | महाराष्ट्र में वारकरी 
सम्प्रदाय में मांसाहार-निवृत्ति के ऊपर ज्यादा जोर दिया हूँ | वारकरी 
के; प्रत में मांगाहार थे; लिए स्थान नहीं हूँ । सन्तों के प्रदण्द ग्रादोलन 
के कारण लाखो लोगों ने मांसाहार छोष्ट दिया । 

भारत की भिम्न-भिष्त जातियों में रोटी-बेटी वा व्यवहार दच्द होने 
भासाएरूनिदृति एबए दशा कारण घा। जो जाति मास खाती थी उस 
अति से भास न णाने दालोी बे प्रोरसे रोटी-देटी व्यवत्तर बन्द कर 
दिया जाता । निन्‍न-भिगत जातियो में और फिर उनवी उपजातियों में 
जे प्रेष्ठ घोर परिप्य घा भाव हूँ उसदे झल में भाराहार वा प्रग्न 


॥|2 
॥। 
हे 


/! 


| 


34 


९। जिस जाति शापदा उपडाति ने गासाहार छोदह दिया वह प्रन्द 
शाताएर परने शारी जाहि णे उपजणाति ने घपने को घोद ममनतने 
एमी । शारहोण रुमाज्-शा पराहार-निदक्ति वा शा स्थान है। 
शाशारतर-नि लि थे शार्यदन ये! णारण बरे-इरे इलट-पेर हा ह। 


ष्ट 
शाप «रे का $प । ीफमस औकनप हम मे जृमेशारमान हाचार ! 
आर, »। एम एत। छाई इण्त के । एम हमश्शानमभान ऋाचार- विकार 


२०६ भारतीय संस्कृति 


पर ध्यान रखते हैं। जिनका भ्ाहार व आचार-विंचार एक, उनकी जाति 
भी एक । नवीन ध्येय सामने श्राया कि नवीन जाति ही बन जाती हैं। 
उस ध्येय के उपासक एक-दूसरे के पास-पास आजाते हैं । उनके सम्बन्ध 
बढ़ जाते हैं। सम्बन्धों के बढ़नें से जाति बढ़ती है । मानो ध्येय ही 
बढ़ता हैं। 

भोजन-सम्बन्धी हिसा कम करने का प्रयोग भारत में हुआ। उसी 
प्रकार रक्षणार्थ भी हिंसा कम करने का प्रयोग भारतीय संस्कृति ने 
किया । भर यह बात घन्यता प्रनुभव होने जैसी हैँ कि श्राज भी भारत 
में यह प्रयोग हो रहा है । 

मनुष्यता का यह पहला पाठ है कि मनुष्य मनुष्य को न खाये 
और मनृष्य मनृष्य को मारे नहीं । यह बात ठीक है कि श्राज मनुष्य 
मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप में श्रधिकतर खाता नहीं है । अब भी पृथ्वी पर 
नर-मांस-भक्षण करने वाली जाति कहीं-कहीं हैं । सुधरे हुए मनुष्य उन्हें 
जंगली कहकर पुकारते हे; लेकिन सुधरा मनुष्य यद्यपि मनुष्य को 
जलाकर-भुनकर नहीं खाता तथापि उसने खाने का अप्रत्यक्ष मांगे ढूंढ 
निकाला है । सुधरे हुए मनुष्य ने रक्तशोषण के श्रन्‍्य प्रकार प्रचलित 
कर दिये हैं । शस्त्रास्त्र से लेस होकर दुर्चलों को गुलाम बनाना, उनका 
आ्ाथिक शोषण करना श्रौर इस तरह के सुधरे हुए मार्ग से जोंक की 
तरह उनका खून पीना इस तरह का प्रचार इतिहास में प्रचलित हो 
गया है । 

इस प्रकार यदि दूसरा कोई हमें गुलाम बनाने के लिए आये तो 
हमें क्या करना चाहिए ? आत्मरक्षा के लिए हिंसा का भ्रवलम्बन किये 
बिना कोई रास्ता नहीं था; लेकिन कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि ऐसी हिंसा करना बुरा हैं । कम-से-कम अपने हाथ से तो ऐसी नहीं 
हो । यदि हिसा करना ही हैँ तो कुछ लोग करें। उन लोगों को उसी 
काम में जुट जाने दीजिए | ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से कहा---हम हिंसा 
नहीं करेंगे । हम अहिंसा का ब्रत लेते हें । यदि हमारे ऊपर कोई झाकर- 
मण करे तो हमारी रक्षा करना । 

लेकिन यह विचार ठीक नहीं था | विद्वामित्र ने अपने यज्ञ की 


ध्रहिसा २०७ 


रक्षा के लिए राम-लक्ष्मण को बुलाया | स्वयं विश्वामित्र ने उन्हें घनुविद्या 
मिखाई । विश्वामित्र ब्रह्मपि हो गये थे | उन्होंने राम-लक्ष्मण से 


कहा--“राक्षस लोग मेरे यज्ञ पर प्राक्रमण करेंगे । तुम उन राक्षसों का 
बध कारो । में तुमको धनुविद्या सिखाता हूं । तुम इस विद्या से अजेव 
बन जाओगे श्रोर सहज ही राक्षसों का बध कर दोगे । 
विष्वामित्र धन॒विद्यावेत्ता थे; लेकिन उन्होंने श्रह्ििसा का द्रत लिया 
था। अपनी रक्षा कारने की भी उनकी इच्छा थी | ऐसी स्थिति में 
उन्होंने राम-लध्मण के द्वारा राक्षमों का दमन कराने का निव्चय क्रिया 
ग्रौर श्रहिसा के साधन भी उन राजकुमारों के हाथ में दे दिये। लेक्षिन 
ऐसा करने से उस हिंसा का उत्तरदायित्व बया विश्वामित्र पर नहीं 
पद्ता था ? राम-लध्मण की श्रपेक्षा उन्हें हिसा के साधन देवार हिंसा 
बारना सिखाने वाले विद्वोमित्र ही अधिक हिसक साबित होते है। इस 
कार यी तिकट्ठम से श्रहिसा का पृष्य प्राप्त नही हो राकता । 
बोई श्रादमी विच्छ देखते ही दूसरे को पुवारता है, उसवे। हाथ 
सप्पल देता है, उसे विच्छ दिखाता है श्लौर बाहता है--'मारो, मारो 
2 । नही तो भाग जायगा'। इस प्रकार के व्यतित वो प्रहिसा दा 
पृण्य कैसे लगेगा ? यही स्थिति विश्वामिन्न-जैसे लोगो की हूँ । 
वेदल छ्षत्रियों को ही हिसा बा काम सौप देने से वे भयकर हिसव 
ऐ गये । वे घलदान्‌ हो गये । जब शत्रु न रहे तब दे प्रजा को 
सताने लगे । परशुराम यो यह सहन नहीं हृश्ा। उन्हें लगा कि इन 
द्रदी छ्रियों वो मिटा देगा चाहिए ॥ उन्होंने निश्चय किया दि ह्सा 


त 
द्रे 
म 
र्‌ 


पा नंगा सास नादते दाले एन क्षत्रियों को पूरी तरह मिदा देना चा ह्ए। 
एमी मे पनप-बागा झोर कन्ध पर फरसा लेबर दे छ्त्रियों को मिलाने 
गये । दे छाषियां वेः बाल बन गये । उन्होंदे दार-शार छद्चियों को झकृन्‍्ल 
अत 54 ० ईीडन डकिलस 5० लत डा ४ व £. कि 

इरसा एश किया | दे सोचते दे वि दीजेू दे लिए नी कोई छरहियतल्द 
कक न >बल्‍्क व टेनक व 6 ० ब्नन्‍्जूबोत० ०» जा के पलक ४५ के 55 ञ कि 
ण्प्‌ शण्दाण एए ) दाद $ धार ण्ष्डा छा ह क्विय-राहतद क्या ; 
छेवित धाषिय हो फिर एदा हो ही गये । 

हरकत का इच्टश हे त्तः। 85 ज्ञानहतनड त्लदार दे धारा हे 
श्षए हर छ्.' छः है जहा व्श छा लत जा द्द्ध दा हा, 8 ५३. ब्ल्ड घट जा 


र्ण्ष भारतीय संस्कृति 


सकते । परशुराम का प्रयोग असफल हो गया। सबको बार-बार 
मारते के प्रभ्यास से स्वयं परशुराम ही एक भयंकर क्षत्रिय हो गये । 
वे ब्राह्मणों को क्षत्रिय बनाते लगे । उन्होंने अपनी शस्त्रविद्या ब्राह्मणों 
को सिखाने का निरच्य किया । उन्होंने घोषित किया कि में ब्राह्मणों के 
अतिरिक्त और किसी को हास्त्रविद्या नहीं सिखाऊंगा। भीष्म को 
उन्होंने पहले ही विद्या दे दी थी। करों ने उनसे चोरों से सीखी। 
इस प्रकार परशुराम के द्वारा सैकड़ों क्षत्रिय तैयार हो गये । हिंसा के हारा 
अहिंसा का निर्माण करने वाले परशुराम ने अधिक हिंसक निर्माण किये । 

परशुराम का उद श्य अच्छा था; लेकिन उनका मार्ग गलत था। 
उनका प्रयोग सफल नहीं हुआ । ययाति के प्रयोग की भांति यह भी एक 
बड़ा प्रयोग था। भोग भोग कर ययाति विरक्‍त होना चाहता था । 
संसार में २०-२० वर्ष तक हिसा-काण्ड मचाकर परशुरामजी अहिसा 
स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे; लेकिन संसार में तो जो बोया 
जाता है वही काटने को मिलता है। हिंसा में श्रहिसा के फल कैसे लग 
सकेंगे ? 

हिंसा से हिसा बन्द नहीं हो सकती युद्ध से युद्ध बन्द नहीं हो सकते। 
यदि ऐसी बात है तो यह निश्चय हुआ कि युद्ध में जितनी कम 
हिंसा की जा सके उत्तनी कम हिंसा करनी चाहिए । युद्ध तो टलते नहीं 
हें; लेकिन इतना तो करें कि छोटे बच्चों को न मारें | स्त्रियों पर हथि- 
यार न चलावें । वृद्धों को अवध्य समभें । जिसके पास हास्त्र नहीं है 
उसके ऊपर शस्त्र नहीं उठाएं। एक के ऊपर अनेक मिलकर श्राक्रमण न 
करें । यदि कोई कठिनाई में हैं तो उससे युद्ध न करें। रात्रि में युद्ध न 
करें । पैदल-पैदल से, रथी-रथी से, गदाधारी-गदाघारी से लड़ें । इस 
प्रकार के भिन्‍न-भिन्‍्त युद्ध-धर्म निश्चित किये गए | इन सबका उदद इय- 
यही था कि हिंसा कम हो भ्र्थात्‌ जितनी आवश्यक हो उतनी ही हो । इस 
हिंसा में भी लोगों ने अहिंसा की स्मृति रखी थी । 

विश्वामित्र दूसरों से हिंसा कराकर अहिंसा का पृण्य जोड़ता चाहते 
थे श्रौर परशुराम स्वयं हिसक वनकर ग्रहिसा की स्थापना करना चाहते 
थे। ये दोनों प्रयोग गलत थे | लेकिन विचारशील मनुष्य चुपचाप नहीं 


ध्रहिसा २०६ 


गढ़ा । हिसा के लिए कोई उपाय हंढ निकालना जरूरी था । यह देखकर 
वि हिसा से हिसा वा दमन नहीं किया जा सकता, महात्माजी ने स्वयं 
प्रहिसक बनकर हिंसा वा मुकाबला करने का निब्बच किया । उन्होंने 
प्रपने जीवन में घीरे-धारे प्रहिसा का प्रयोग शुरू क्रिया । मारने से 
दन्चा सुधरता हैँ या बिना मारे समभाने से ? घोड़ा चावक्क लगाने से 
बाद में श्राता है या उसे समय पर दाना देने से श्लौर खरेरा करने से ? 
छामा म। घवित भ्रधिक है या शस्त्र की ? प्रेम बलवान है या प्रह्यर ? 
सन्त एस बात का प्रयोग बरसे लगे। श्रपने ब्यव्ितगत मर्यादित 


झीवन में उस्होंने एस प्रयोग का प्रवलग्वयन दिया । उन्होंने प्रनभव दिया 


हः 
कि प्रेम व॥ ही रवित श्रपार है| बंगाल में चेतन्य नाम के एक बरे संसद 
7 गये कै । एक दिस चंतस्य श्रपने थिप्यों बेः साथ बीतंन करते हुए मार्स 
में जा रह थे । भांज शोर मृदज्ञ का घोष हो रहा था। सब लोग मस्त 


सी थ। 


ह 


डक 
म ह 


रि दोल ! एरि बोल ! भवसिस्पु .पार उइल। 

इस प्रकार का माद ध्ाकाद में गूज रहा धा। एतने में दो दृष्टों ने 
ग्रावर संतब्य थे। सिर पर प्रहार किया । रवत बह निकाला। हतन्य वा 
प्हाचाले शिष्य उन एप्टो वो प्लोर दोश । परन्तु महान्‌ चैदरप दोले-- 
"निताई, उग्योने गृभे. भले ही मारा हो, में तो उनसे प्रेम का ही व्यवहार 
घस्गा । 


5 ५ पक 5 5 
गज कस धतनग्प हरिदोल' बोल रहे दे स्ड नाच र 
भजन छुछ थे । पतच्प '((रदोल बोल रह पे। सद लाग नाच रहे 
| द 
गन न रब के 8 ैक् ल >> - लक न 4 कि 
5 जप न्‍्जाआी स्वत लगी ५ कक ५ न क 3 क जम 
7]॥ 5 दादी! एप्ट 5। साचन लग । दे की उस भजन दे राह में र न 
पथ प्ज 
न ण्पः फ्री हर ता इोत्यल ण्दा दी मिद ज्ना | चुका लिन झा हे द्परः 
संत ।छलरच्यप र (0७॥ | ए#ए७७ २४।%६ ईसा 7. | उतस्त दर भू द स्ज््त 
न न हम प्सु बढ ३ 
कल हम यम कब दातनिए्त फझेहका जग जमे 
एराब) शिहदुल घएल गये । दे चउंतन्य वे एवानिप्ट सेवक हो गये । 
22205 ४त शोदार पर कभी भरता भल जाते ह 3252 
प्रग से एशादवित ऐदर पण भी घरता हल जाते है | टसेह्ेक्रील 
थ हि ६ हे "५ 
होए हर मी) बयागी सरसार में एड हो 5 | छू मेला | ू- :-. .... 
पक के ॥0 0४५ राह, इस की कर हे हू है) व्यद साहा मे एश मो धार 
८ 
5 5 
रस कि इन विस जम आम अआ शकज 2 मम कक 
एश #»%ौ पागद़ रद जा ई । आग रा गानण्ण दा नमधघार रण; नप्रा हवा 
2 
क्घा।।; 
25६ आर 2-6 «दर 32 > गज 
प्रश रए. शह। जागा।! शान लीजिए कि इंलनय मे मिर दर झान्र 
५ 
५ पटल 8 2 >ः 
प्रतर एएए। शोर रे हग्एण गए जाने हो : एम गाय का रा झच्छा पति 
५ 


२१० भारतीय संस्कृति 


निकलता ? उस मृत्यु का क्या उन दोनों पर कोई भी प्रभाव 
नहीं होता ? ज्ञायद एक मृत्यु उनके सुधार के लिए पर्याप्त नहीं होती; 
लेकिन इसका यह श्र नहीं कि वहु व्यर्थ जाता । सिंधु की मृत्यु प्रन्त 
में सुधाकर की आंखें खोलें बिना न रही । महान्‌ व्यक्तियों ने अपने 
व्यवितिगत जीवन में श्राजतक कई बार छोटी-मोटी बातों में हिसा पर 
अहिसा का प्रयोग करके देखा हैं। सबसे यही कहा कि हिसा की अपेक्षा 
अहिंसा का सामथ्ये अपार हे । शिक्षाश्ञास्त्री सेंकड़ों पुस्तकों में लिख चुके 
हैं कि बच्चों को मार-पोटकर सुधार करने का रास्ता गलत है। “छड़ी 
बाजे छमछम विद्या आवे घम-घम” वाला सिद्धान्त ज्ञास्त्रीय नहीं हे। 
शिक्षाज्षासत्र के नये सिद्धान्त संसार के सब व्यवहारों में प्रचलित किये 
जाने चाहिएं | संसार एक पाठशाला ही है। हमें एक-दूसरे को सुधारता 
है । यह काम डण्डे से पीटने की अपेक्षा दूसरे ही मार्ग से हो सकता है। 

वैज्ञानिक पहले अपने छोटे से कमरे में वारबार प्रयोग करता हैं 
झौर यदि संशयातीत सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसे संसार के सामने 
रखता है । फिर उस प्रयोगशाला का प्रयोग सारे संसार में प्रचलित हो 
जाता हू। प्रत्येक ज्ञान के सम्बन्ध में यही नियम लाग होता है । 

सन्‍्तों के व्यक्तिगत जीवन में अहिसा का प्रयोग सफल हो गया था । 
इस प्रयोग को व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन में लाना था। छोटे 
कमरे में सफल होनेवाले ज्ञान को समाज में प्रचलित करना था । महात्मा 
गांधी ने यह काम अपने हाथ में लिया । सन्‍्तों के जीवन के अभ्रहिंसक 
प्रयोग को गांधीजी सामाजिक जीवन में लाये । वर्ग-वर्ग के, जाति-जाति 
के तथा राष्ट्र-राप्ट्र के कगड़ों को अहिसक मार्ग से तय करने का निश्चय 
गांधीजी ने किया | 

हसक व्यक्ति के सामने अहिसक सन्त खड़ा होता हैँ । उसी प्रकार 
हिंसक वर्ग के सामने भ्रहिसक वर्ग को खड़ा रहता चाहिए | हिंसक जमीं- 
दारों के विरुद्ध अहिसक किसानों को खड़ा होना चाहिए । हिसा-हिंसा से 
शान्‍्त नहीं होती । हिंसा को शान्‍्त करने के लिए अहिंसा ही होनी 
चाहिए । 


यह कहा जाता हूँ कि अहिंसा के द्वारा हिंसा को जीतने के इतिहास 


पं 
बच 
न 


झ्रहिसा 


में कोर्ट उद्ाह हीं मिलते । व्यवित के उदाहरण तो व 


१& 


हज 
थ्य 
ज! 5! 


! मिल है २१2 
“37 ५०००: 


हां, साम शिवा उदाहरगा श्रवध्य नहीं यदि प्रात्ीन का 
पाछ उघरग नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि झआागे भी नहीं हों 


3, हट 


मानव-ए निह्ास भ्रभी पूरा सो हो नहीं गया है । श्रत. पुरानी लकीर 
ही पीटले रहना बहुल मन्द-गति का चिन्ह ६ | आज दस हजार वर्षों से 
गसगसार में जहाई होती श्रा रही है । लाई से लाई को बन्द करने का 
प्रयणम किया जा रहा है; लेकिन यद्ध बन्द नहीं हो रहा है. । सन्‌ १८६३० 
में जर्मनी से फ्राग्स वो हरा दिया । बस उस सन्धि से सन्‌ १९१८ की 
लगाई का बीज वो दिया गया | जर्मनी से बदला लेने के लिए फ्रान्स 
झधीर हो गया । उसने जगनी से बदला लिया । श्रव फिर से हिटलर ने 
प्राग्स से परी तरह बदला ले लिया है । एक लड़ाई में श्वागे नो इस 
घारया के मीज थे । 

एजारा वर्षों के इस भ्रनुभव से मनुष्यों को श्रव सचेत की जाना 
सातिए। यह एक गलत रास्ता था। हजारों वर्षो रे हिसा हिंसा से भलगड 
ग्तीछ; लेकिन हिसा कम नही हो रही एऐ । हिसा तो बढ़ती हो जा रही 

6 झपिवा-प्रधिक उद्यरप शी धारण बार रही ह_.। प्रव इस मार्ग 
ग। ररोश दीजिये । गया भाग परदाश्यि । गाधीजी ने घोषणा की कि-- 
पशिये धाहिसा से हा का दमन होता हैं था नहीं! उन्होंने दक्षिग 
धप्माया में, घग्पारत में, बारशोली में ये प्रयोग किये । उन्होंने तीन-चार 


बार भाग्त्पापी झार्योजन विये। 


3७१७ २५६१ कर मत न्‍ डाल >फृत ओपन कफ ही पाहन हा 
सार मे यह एक शपद दात थी । जिंए भारत में प्रादीन वाल से 

कम ३०३ ह5 दल 59 बथ्फुटीर सफलफु ००८० क> जज. फम्कानज-क न न 
(तय शयाोग हो शा रए ए उठतो भाएत रे एवं महात्मा ने पह 
कक ही] है ब्लक्ज5 [६ अल्प चाञतख्ल २5 हक आर दा _ 
शाप छोर हा शिमद प्रशग विया | मानद-जांति वे एतलिहास वा एक 

हज एकणग सादा २ ६ एझे धाए शानद -भकिलतिल मे फझा जम 
घ्श ला (55 5७ ८ दा[ए शानद-ए तत्राश मे एद ना बात 

कण गए । 

ए * त्ड़ गे हे नादा एे 5 ०5 
णे। प्रधाग छत रण स्रशा में ६. ।ईहछेी हुदा ऐसा प्रषोण नहीं 
[गण रव्‌ 5घपे माण शान हाण यह पषोश स्‍झराएपन हों गणा। इन 
कली 28) ही हक अआआइ>+5> + न. दन्‍ननत ने बज ३. >> मर 
कर बा 7 व ए है की कुल का कफ कफ कटातर शरद णय्ट डे 
९४३६३ कि 3 । श्श एट्सा दे छः घट बड््कः दा जता ज्षजानर ट्् 
ँ ४ पक हे ४ 


२१२ भारतीय संस्कृति 


दीजिये और फिर देखिये कि यह प्रयोग सफल होता है या असफल ! 
केवल साठ-सत्तर हजार लोगों के जेल चले जाने से ही इस प्रयोग की 
सफलता-असफलता नहीं श्रांकी जा सकती । और फिर इन साठ-सत्तर 
हजार में भी बहुत से ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि हम कब छूटेंगे। 
शस्त्रास्त्रों के युद्ध में आठ-भ्राठ करोड़ जनसंख्या वाले देश पचास-पचास 
लाख सेना तैयार कर लेते हैं । इसी प्रकार जब इस पेंतीस करोड़ के देश 
में दो-ढाई करोड़ लोग मरने को तैयार हो जायंगे तभी इस प्रयोग 
की सफलता या असफलता दिखाई देगी । 

जिस प्रकार शस्त्रास्त्रों के युद्ध में दस-दस बीस-बीस वर्षों तक शिक्षा 
प्राप्त किये हुए सैनिकों की जरूरत होती है उसी प्रकार इस अहिसक 
सेना में भी दस-दस बीस-वीस वर्षों तक अहिंसा की शिक्षा प्राप्त करने 
याले लोगों की श्रावश्यकता रहती है । गांधीजी ने इस प्रकार के नये 
सैनिकों के निर्माण करने का प्रारम्भ किया है। वे संसार में एक प्रयोग 
कर रहे हैं । यह प्रयोग संसार को श्राज नहीं तो कल ग्रागे बढ़ाता 
जायगा । इस प्रकार प्रयोग मिलते नहीं हैं । ऐसे ही प्रयोग मानव-जाति 
को आगे बढ़ाते हैं । ये ही प्रयोग तारक हैं । 

श्रहिसा का मतलब सनक या कमजोरी नहीं है । भांग जाना अहिंसा 
नहीं है । यदि शत्रु के सामने निःशस्त्र खड़े रहने की तैयारी न हो तो 
उसके ऊपर प्रह्मर की तैयारी से खड़े रहो । लेकिन भाग जाना तो पूरी 
तरह त्याज्य और निन्ध है । इस बात को गांधीजी ने सौ बार कहा है: 
“यदि आप शास्त्रों से स्व॒राज्य ले सकते हैं तो आप उसे ले लीजिए। में 
दूर खड़ा रहूंगा । लेकिन गुलाम मत रहिए और यदि शस्त्रों से न लड़ 
सका तो मेरी निःशस्त्र लड़ाई में शामिल हो जाइये | स्वतन्त्रता की लड़ाई 
तो हमें चालू रखनी ही पड़ेगी । गुलामी में घड़ते रहना तो मनुष्यों को 
शोभा नहीं देता ।* 

गांघीजी का यह कहना नहीं था कि कल देखते-देखते सारी सेनाएं 
मिट जायंगी । भारत को भी सेना, शस्त्रास्त्र, सवकी जरूरत पड़ेगी। 
उनकी इन मांगों में से एक मांग यह भी थी कि शस्त्रास्त्रों के ऊपर: लगे 
हुए प्रतिवन्‍्ध उठा लिये जाय॑ । वे संसार के वर्तमान स्वरूप को पहचानते 


न्श्ज 


प्रहिसा २१ 


थे; लेकिन संनार में कोई नया काम प्रारम्भ करना चाहिए--सन्‍्तों के 
क्वाम को बढ़ाते रहना चाहिए। प्रहिसा के प्रयोग को श्वागे बढ़ाना 
घाहिए । गांधीजी ने भारतीय पूर्वजों के इस महान प्रयोग को ब्रागे 
बद्ाया। उनकी केवल मजाक करते रहना किसी भी हृदय और दुद्धि 
इहखनेयाले मनृप्य वो छोभा नहीं देता । 

भोजन तथा रक्षा दोनों में ही गांधीजी पश्रपने पूर्वजों के अहिसा 
के प्रयोग को प्रागे बा रहे है | दूध पीना एक प्रकार का माॉस-भछतरा 
ही है । दूध बनस्पति-प्राह्टार नहीं है । दूध प्राशिज वस्चु हैँ। श्रहिसा दे 
सांस-मष्ठगा वर्जित बारने के ब्रत फो चलाने बालों को प्रागे-पीछे दूध मे 
वजित बारना पह़ेंगा | पश्राज एंसे विचार प्रवाट किये जा रहे ४&। हम 
सनवा का टीका लगवाते हैं; लेकिन उसमें भी हिसा तो है ही । गाय को 
बात तबवालीप होती है, यह भी सही हूँ । टीका लगाना वया है ? गाय 
मे; खान ये बनी एई दवा को अपने खून में भरने का प्र कया है ? हमने 
जवान मे गाय वा रबत अवदय नही खाया; लेविन हमारे रत में तो 
वह पगा-भर में ही चला जाता हैँ । यदि हम विदारपूर्वक प्रपने ध्ाचार 
बो वरप देखने लगे तो घरीर मे रोमांच होने लगेगा । 

एसका यह मतलब नहीं कि दूध मत पीजिये, टीवा मत लगवा- 
एसे। ह्राष्ता का उपासक यही बरहेगा कि जवतक दूध बा रदान शहर 
धरने बाला दूरारा पदार्थ नही मिले सदतक दृध पी लेकिन 
छापने रबय वे; जीदन में वह प्रयोग वारता रहेगा। 
शयोग कर गा झोर एृध-४सी कई दनत्प 
ज्पाय हटेगा कि दिना टीका लगा 


च््च 


हु 
आओ न हत।, २४ - डा 
320 28 (8 तल ३ 2056 7 ५6 





० ३ (८७०७ (६:७5: लि लक 
की के प्ऋ्रए पते. एप जद मारा कई 


२१४ भारतीय संस्कृति 


पड़ा । उस समय उन्होंने जो-कुछ लिखा वह अपने हृदय पर कितना 
बोक रखकर लिखा था ! पिस्सुओं और डांस को, चहों और घूंस को 
मेरे समात ही जीने का अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं 
श्रपता जीवन देकर मुझे उनको जीवित रखना चाहिए । मेरे हृदय में 
श्रतन्‍्त वेदता हो रही हैं । इस प्रकार के वे करुण उद॒गोर थे। गांघीजी 
ने पागल कुत्तों को मारा, प्लेग फैलाने वाले चूहों को मारा | इसी न्याय 
से जो लोग हमें पागल लगें, जो प्लेग फैलाने वाले लगें; उन्हें हम क्यों. 
न सार डालें ? इस प्रकार के प्रइन कुछ लोग पूछते हैं । 

कुत्ते को मारते समय गांधीजी को बड़ी पीड़ा हो रही थी। उनके 
भन में यह विचार आ रहा था कि वे स्वयं मरकर कुत्तों को जीवित 
रखें । कुत्ते मारते में कोई वड़ापन न मानकर वे उसे अ्रपत्ती कमजोरी 
ओर अपने जीवन की श्रासक्षित समझते थे। क्या ऐसी स्थिति है ? 
श्राप त्तो मारने में बड़ापन और पुरुषार्थ मानते हेँं। आप उसे अपनी 
कमी नहीं समभते बल्कि अपना परम घर्म समभते हें। आप मारने का 
प्रन्तिम तत्व-ज्ञान तैयार करते हैं, हिंसा का वेद बनाते हैं । 

भीता के भठारहवें अध्याय में यह कहा गया है कि मारने पर भी 
मारना नहीं होता हूँँ। लेकित यह स्थिति किसकी हैं ? जिसे सारा 
विश्व अपने जैसा दिखाई देता है उसे मारने में जीवन ही है । मां बच्चे 
को मारती है; लेकिन बच्चा मां की गोदी में ही छिपकर रोता है । पीटनें- 
वाली मां को बच्चा छोड़ता नहीं । वह उसी मां से चिपट जाता है। 
मां का वह मारना मारना नहीं होता । 

हिंसा का पक्ष लेवेवालों की हिसा यदि इस प्रकार परमोच्च स्थिति 
की हो तो वह हिसा-हिंसा नहीं भ्रहिसा ही हो जाती है । राम ने रावण 
को मारा । लेकिन हम जो यह कहते हैं कि उससे रावण का उद्धार हो 
गया तो उसमें यही भाव है । जब हम राम को ईइवर कहते हैं तो फिर 
उनका मारना आपके-हमारे जेसा हिसक मारना नहीं होता वह तो उद्धार 

करने वाला मारता था। वह मां के हाथ की मार थी । है 

श्रीकृष्ण ने अर्जन से हिसा करने के लिए कहा । कारण यह था 

कि वह उसका स्वभाव ही था | उन्होंने यह नहीं कहा था कि हिंसा 


ध्रहिसा २६५ 


पं 


परम धर्म हूँ । कल तक हिसा की बासें करने वाला ब्रजुन एक ही क्षण में 
प्रहिसव बसे हो सकता था ? प्र॒जु न के सामने हिंसा और अ्रहिसा का 
नहीं, श्रासयित और मोह का प्रब्न था । श्रीकृप्ण का बहों कहना था 
कि 'मोह छोड दे। तभे ऐसा लगता हूँ कि बे स्वजन हैं प्रतः उन्हें नहीं 
मारना चाहिए। यदि कोई दूसरे होते तो खुशी-बुद्यी तु उनका खात्मा 
बार देसा | तुझे प्राकार प्रिय है | विश्ेप नाम-मप लुक 
ग्रासवित हैं । यह मोह है | घ्स मोह को छोड़! ब्पर प्रजनन भी 
प्रन्त में बहता है 


*(/| क्‍ 


“मष्टो मोह: 
हिंसा गीता का परम सिद्धान्त नही है । मनप्य हिसा से घीरे-पघीरे 
पृ्णा श्रष्टिता को ओर जायगा । भ्रहिसा ही श्रन्तिम सिद्धा 
गेय मो प्राप्त बारन तवा झ्पनी कमजोरी कवर मनप्य हिसा बारता 
रइागा। लेकिन जब वह ऐसी प्रकौ्ट दिखाता है कि मे [सा करगा तब 
धवर्प मानव-जाति का श्रधःपतन होता है 
एम सब श्राघात बारने का श्रधिकार पाने थे; लिए प्रधीर रहते है 
लेबिग पहले प्रेम बारने का अ्रधियार प्राप्त कीजिए । मां धन 
दःरती है, एसलिए उसे मारने वा श्रधिकार हूँ । 
मानव-झावन में संपूर्ण अश्िसा सग्भव नही है । पूर्णता 
रंगी। जिस प्रकार रफागणित मे दिख कभी प्रत्यक्ष रू 
छा रागता, रदागणशित में रेछा की-वारी दिखाई नहीं 


3 
#27० 
६] 


ब्_ 2 


चर जप 
उसी प्रवगर पूर्ण ज्ञानों सम्पूर्ण प्रमी प्रत्यक्त ससार में नहीं दिखापे 
ते। डिसवी बार लाद्याई-चोशार् नही एस प्रवार दा एव हिन्द हम 


$ ल पर ब्नाएँ 
गप।णए पर बाद 


दाह एद , तंग शायद 


आक ६४ हल हत्र नल नम 5 >> >> 3. 

है एो एम श्र नप्ट्र श॑रार रू र हुए है। एम मट्दो बे 
बन इन नल का इनक न दिस पे इन 055 
इक के आए: पर शा ४] न. रूपता । जि प्रणार रु॒दि हि 


२१६ भारतीय संस्कृति 


प्रकार स्वच्छ व शुद्ध ज्ञान भी इस दारीर में नहीं समा पाता और यह 
शरीर-रूपी मटका फूट जाता हैं। जबतक यह शरीर-रूपी आवरण गल 
नहीं जाता तबतक पूर्णाता नहीं मिल सकती । ह 
भपड़छें नारायणी सोटक हें” 

इस शरीर-रूपी गठरी के गिरने पर ही आत्मा भगवान्‌ से मिलती 
है । परन्तु चु कि पूरी भ्रहिसा का पालन सम्भव नहीं है अ्रत: यह नहीं 
कि हम उसका कुछ भी पालन ही न करें । जितना सम्भव हो हम श्रागे 
बढ़ते जांय । हम खेती में होने वाले सैकड़ों-हजारों कीड़ों की हिंसा नहीं 
टाल सकते । हजारों जीव-जस्तु बिना मालूम हुए हमारे पैरों से कुचल 
जाते हूँ । लेकिन यह तो चलता ही रहेगा । जो श्रपरिहाये है वह होगा । 
हमारा काम तो इतना ही है कि हम जान-बुककर हिंसा न करें । जीवन 
में अधिकाधिक ग्रहिसा लाने का प्रयत्न करें । हम चलें तो सावधानीपूर्वक, 
बोलें तो सावधानीपूर्वक । कहीं किसी का मन दुखने न पाबे, किसी के 
प्रकल्याण का विचार मन में न झ्ाये, किसी का शाप न लें । सबसे 
मित्रता रखें। प्रेम-सम्बन्ध जोड़ें । सहयोग प्राप्त करें। पशु-पक्षी कीड़े- 
मकोड़े प्रादि की हिसा न करें । इसी प्रकार हम श्रपने प्रतिदिन के जीवन 
में अधिकाधिक अहिसा ला सकेंगे । रोज-रोज तो लड़ाई नहीं होती । 
प्रत्येक क्षण पैर के नीचे सांप-विच्छू नहीं आते । हर घड़ी शेर-चीते 
हमला नहीं करते । ये मौके तो अ्रपवादात्मक होते हैँ । उस अ्रपवादात्मक 
मौके पर चाहो तो कमजोरी से, लज्जा से हिंसा का अवलम्बन कीजिये । 
लेकिन प्रतिदिन के व्यवहार में समाज में जीवन बिताते हुए हम उत्तरो- 
त्तर प्रधिक प्रेमपूर्रो--प्रधिक सहानुभूतिशील श्रौर अधिक सहयोगोत्सुक 
बनें । इस जीवन को सुखमय और निर्भय बना लें । 

भारत में प्राचीनकाल में आ्राश्नम थे । वे ऐसे स्थान थे जहां अधिक- 
से-अ्रधिक अहिसा का प्रयोग करके दिखाया जाता था। शहरों में बगीचे 
होते हैं । उन बगीचों में जाने पर प्रसन्नता का अनुभव होता हैं । उसी 
प्रकार आसपास के हिंसक संसार में अहिसा का भजन व पूजा करनेवाले 
पावन और प्रफुल्लित श्राश्षम उस काल में थे। साधारण जनता कभी- 
कभी वहां जाती थी और प्रेम का पाठ पढ़कर वापस झ्राती थी । 


स्रहिसा २१७ 


5४ 


दुष्यन्त दूसरे स्थानों पर हिसा करता था; लेकिन जब वह झाश्रम के 
पास प्राकर भी हिसा करने लगा तो ध्राश्षम के मूनि बोले-- 
न छल न खलू बाण: सन्तिपात्योज्यमस्मिन्‌ 
मूटुनि मृगणरोरे. पुष्पराशाविवार्ति:॥ 
राजन, एन कोमल हरिसणों पर तीर मत चला । एक ओर आकर 
पनुप खींचने बाला राजा दृष्यन्त प्रोर दूसरी श्लोर हरिणों को प्रभव देने 
दाले थे सपोधन । एक शोर हिसा में रमने बाला राजस राजा छोर 
टसरी पश्रोर प्रेम की पूजा बारनें वाला सान्विक ऋषि । राजा का घनूप 
भूया गया । उसका हृदय पिघल गया । झ्राश्तस ने उसके ऊपर पघ्रहिसा का 
प्रभाव डाला । 
विक्रमोवंधीय नाटक में पुररवा राजा का लटका पघ्रायू प्रगुपि मे 
घ्राप्तम में श्रष्ययन के लिए रखा जाता है । लेकिन एक दिन प्राय हिंसा 
परता है | वह एक सुन्दर पक्षी को बाण मारता हैं । उन बोमल पणों 
में बाण घुस जाता है । ऋषि को यह बात मालूम ऐती हूँ। प्राष्म में 
हिंसा छोना उसे. सहन नहीं होता | ऋषि को ऐसा लगता है कि प्राष्ठम 
मे: पद्ित्त शौर प्रेगपृर्गा घातावरण को भंग करने वाला व्यक्षित प्राप्तम में 
ने रामा भाहिए। वह बालक की धाय को कहता हैं-- 
“ध्ाप्रमविरक्षमनेन छाचरितम्‌ । 
निर्यतय एस्तन्पासम्‌ 





इसने प्राएम ये नियमों थे विगझ प्राचरण किया हैँ इसे दापस 
भेज दो । 

स्थाननरथार पर रिपत दे ध्राप्तर भारतीय संर्ति वी दछ्धि कर रहे 
४ । इस शाएयों में एयोग पे रहते थे। साए. नेवबला, हरिण, शेर 
राट्यते एड रगान एए रणने मे प्रयोग होते ४े । सांप शोर शेर से ही 
छाधण मे प्रग किया जाहा शा । उस ऐऐम से साप श्र शेर कभी प्रेमर्गो 
श्स झातहे ० । एश एचार में हु जब शापम हे छातने वाले देखने थे तह 

मे 

हे शुगर हि) उप भे । साए-शर हो हूर दम आपने झासा-रास वे लोगों 
है है ऐश हा। स्टध्प।र करे. रशाणाज् में भो शम-से-इाम शानन्द्एइइंग रहे | 
शर भें ॥ १ हमाजाहकापा शी पे ) है भन में सोचने ए फह्वि हे 0 


२१८ भारतीय संस्कृति 


प्रकार रहें । वे आश्रम के दर्शव से प्रेम का पाठ सीखकर घर जाते 
थे और उसे सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते थे । 

ग्राज भी भारत में भारतीय संस्कृति को उज्ज्वल बनानेवाले आश्रम 
हैँ । गांधीजी के आश्रम में कोई सांप को नहीं मारता था + इन्हें 
पकड़कर दूर छोड़ दिया जाता था । बिच्छुओ्रों के डंक को पकड़ कर 
उन्हें दूर छोड़ दिया जाता था। 

किसी एक गांव में हैजा फैला तो उस गांव के लोगों ने एक बकरे 
को जिन्दा गाड़ कर बलि देने का निश्चय किया | देवी के मन्दिर के 
सामने गहरा गड़ढा खोदा गया। उधर बकरे के बलिदान का जुलूस 
झ्राया; लेकिन जो लोग वहां श्राये उन्हें रामधुन सुनाई दी । गांधीजी 
के आश्रम का एक सत्याग्रही उस गड़ढे में खड़ा था । उसने रामधुत शुरू 
कर रखी थी । लोग वोले--“बाहर झा जा्ो ।” उसने नम्नतापूर्वक 
कहा---/यदि बकरे को गाड़ने से हँजा चला जाता हो तो मुझे ही गाड़ 
दो । मनुष्य को गाड़ने से देवी अधिक प्रसन्न होगी और हैजा हमेशा के 
लिए चला जायगा ।” 

भगवान्‌ बुद्ध की आत्मा को इस बीसवीं सदी के दृश्य को देखकर 
कितना सन्तोष हुआ होगा ? उस सत्पाग्रही की विजय हुई । प्रेम की 
विजय हुई | ज्ञान की विजय हुई । 

अहिसा का, प्रेम का रास्ता दिखाने वाला यह नवीन श्रोश्रवम भारत 
की भ्राशा है । यह प्रेम भारतीय घरों में आये विना न रहेगा । भारतीय 
समाज सहानुभूति और सहयोग से पूर्णा हुए बिना न रहेगा । 


१७१३ 


वलोपासना 


जिस प्रकार भारतीय संस्कृति ने ज्ञान और प्रेम पर जोर दिया है. 
उसी प्रकार वल पर भी दिया हैं । यदि वल न हो तो ज्ञान श्र प्रेम 
मन-के-मन में ही मर जायंगे। ज्ञान और प्रेम को संसार में लाने के-लिए, 


बलोपासना २१६ 


उन्हें सुन्दर श्रौर सुखदायी बनाने के लिए बल की नितान्‍्त शआ्ावब्यक्रता 
है । बलवान शरीर, निर्मल श्रीर तेजस्वी ब॒द्धि, प्रमयूव्त किन्तु अवसर 
थाने पर बज की कठोर हो जाने बाला हृदय, इन सबकी जीवन- 


विकास के लिए श्रावध्यवाता है । सभी जीवन में सस्तलन झा सकेगा । 

यदि घरीर ही नही हृथ्ा तो हृदय श्ौर बद्धि ५ 
शरीर के द्वारा ही सब पम्पार्थ प्राप्त कर लेने है । निराकार प्रात्मा 
साथार बनवार ही सब वाछ बार सवती हैं । यद्धि बाहर कांच न हो तो 
प्रग्दर की ज्योति वी प्रभा उतनी साफ नहीं परटेगी। जब बाहर का का 


भ्रपने गरीर में से ही श्रात्मा-मपी यूथे के प्रकाण की दाहर टालना है । 
यह घरीर जितना नीटरोग, यन्द र, स्वच्छ और पविन्न रहेगा उतना ही 
प्रात्म। का प्रकाण प्ररर्छी तरह से होगा । 

उपनिषदों में झल वी महिमा गायी गई है । दृर्दल बाश नहीं शा* 
सवाता । एवा बलवान गनप्य ग्राता है प्लौर वह संबाशें लोगो गो ना 
देता # । बल न हब्ना तो न उठ खाबंगे न बेठ सबोगे । यदि दल ने क्या तो 
दबम-फिर ने सकेंगे । यदि घम-पिर न सकेंगे तो न ज्ञान प्राप्त बार समेगे, 
न प्तभव प्राप्त कर सकेंगे । न हशें से मेल-मिलाप हो सवेगा न शगर दी 
सेदा शी हो रावेंगी । हल नही तो बा नहीं। रसीचि 7ए ऋषि बहने है दि 
बल वी उपासना क्णे 

प्रति का वन्षम है -- 

'जायमात्मा बलहोनेत लब्यः।! 





एर्धल में. लिए दासता पह्ौर यार रहते है । पद्दि शरार में शहद 
॥0) हो बार नही । श्मारह बने हरी शोर मजबतस होनी चाहिए 7 । 
एसफे छा शज्र॒प पत्थर शाल॥ं पहते रे | अड्ञनों पर ख्ी वी गई 
रपगारत गिए गही सकही । दाल पर दवाई हुई इशारत बद गिर जायरगी 
गया मय गर्ती सब है । शरीर सब सीट है । 
“शरोरसाट रूल घरेसाधनम ।' 
४२ साथ घागो हा। मर साइन | शारोर दो जपेज्ा बारना 


//« 


२२० भारतोय संस्कृति 


बिना मजबूत शरीर के हम किसी भी ऋरा को नहीं चुका सकते। 
समाज-सेवा करके देवताओं का ऋण नहीं चुका सकते | सुन्दर सन्तति 
का निर्माण करके पितृ-ऋण नहीं चुका सकते । ज्ञानार्जत करके ऋषि- 
ऋण नहीं चुका सकते । ये तीनों ऋण हमारे ऊपर होते हैं। ये तीच 
ऋण अपने ऊपर लेकर हम पैदा होते हैं । इनसे उऋण् होने के लिए हमें 
अ्रपने शरीर को मजबत रखना चाहिए । | 

ब्रह्मचयं बल की नींव है । ब्रह्मचर्य का महत्व एक स्वतन्त्र भ्रध्याय 
में वर्णन किया गया है । प्राप्त किये हुए बल को संभाल कर रखना है। 
बरह्मचयें-बल प्राप्त करो और उसको संभाल कर रखो । 

बल प्राप्त करने के लिए शारीरिक व्यायाम करता चाहिए। केवल 
दिखाऊ बनने से काम नहीं चल सकता । भारतीय संस्कृति में नमस्कार 
का व्यायाम रखा गया है । सूर्य के सामने नमस्कार करना चाहिए । 
स्वच्छ हवा में तेजस्वी सूये को साक्षी रखकर त़मस्कार करना चाहिए । 
प्राणायाम का व्यायाम भी प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है । संध्या 
करते हुए भ्रनेक बार प्राणायाम करना पड़ता है। नमस्कार श्रौर प्राणा- 
याम का व्यायाम मृत्युपर्यन्त करना चाहिए। 

भारत में भिन्न-भिन्न मल्ल-विद्या थी । भारतवर्ष मल्ल-विद्या के 
लिए प्रसिद्ध हैँ । प्रत्येक आदमी मल्ल-विद्या सीखता था। व्यायाम के 
श्रनेक प्रकार प्रचलित थे । कुछ व्यायाम शरीर को सुदृढ़ झौर सुन्दर 
बनाने के लिए होते थे। कुछ व्यायाम झ्रात्मरक्षा के साधन के रूप में 
किये जाते थे। लाठी, पटा, भाला, तलवार आदि श्रात्मरक्षा के साधन 
के रूप में सिखाये जाते थे । 

भारतवर्ष में अनेक प्रकार के खेल थे | सादे, संक्षिप्त, सुव्यवस्थित 
तथा सामूहिक खेल, कबड्डी, श्रादि कितने ही तरह के थे । श्रीक्षष्ण 
बड़े खिलाड़ी थे। वे बालगोपालों को बुलाकर खेलते थे । खेल जैसी 
पवित्र वस्तु कोई दूसरी नहीं हैं । भगिती निवेदिता ने एक जगह कहा 
है--“क्ृष्ण ने खेलों को दिव्य बनाया ।” कृष्ण के नाम का स्मरण होते 
ही उनकी कीड़ा की याद आती हैं। कृष्ण का नाम लेते ही जिस प्रकार 
गाय की याद आती हैं उसी प्रकार कृष्ण का नाम लेते ही नदी किनारे के 


बइलोपासना र्२१ 


खेलों का स्मरण हो श्राता हूँ । 


खेल में हम वाई बातें सीखते है । छोटा-बड़ापन सब कुछ भूल जाते 
प्रासकित भल जाते है । विरोधी दल में यदि प्रपना मित्र या 


भाई हो तो भी वह इस समय मित्र या भाई नहीं है, उसे भी पक्तइना 
है यही विचार रहता है । खेल निप्ठा है, खेल सत्यता हे, हे 
विस्मृति है । 

लहवों के खेल की तरह लड़कियों के भी खेल हैँ । उनके द्वारा 
घरीर में सौप्टव शभ्राता है, घरीर में चपलता ग्राती ह । 

घरीर की स्वस्थता के लिए बाई तरह के श्रासनों की लोड दी गई 
है। श्रासनों के ह्वारा थोड़े समय में बहुत व्यायाम को जाता ई। 
प्रासनों के साथ प्राणायाम भी जुटा रहता है। भुजगासन, गगरासन 
वुबकूटासन, थीर्पासन ब्रादि पांच-दस प्रासन प्रतिदिनि नियमित रापर से 
बिये तो स्वास्थ्य बिगड़ नहीं राकता । 

काम घारते हुए जो व्यायाम मिलता है यह सर्योक्ष्ट होता 7 
व्यायाम भी ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ निर्माण-कार्य हो | पाठशाला 
के बालकों को बगीचे में पानी देने के लिए कहिए. खोदने वे लिए 
पाहिए, इससे व्यायाम का व्यायाम होता है श्रौर फल-फल हो पंदा 
होते है । शबान्तला नाटक में बताया गया हूँ वि कण्व ऋषि के शाक्षम में 
शिक्षा प्रास्त बारनेवाली प्रियंबदा, प्रनसूया झ्ादि शाब्राएँ दक्षों हो पनी 
ऐे रही है | पानी देते एए शब्न्तला थक जाती हूँ झौर पसीने मे तर 
ऐे जाती है । 


4 
हि 


पपने कपडे रवबये धोने अपना बमरा सदय साझा भरने, ऋपने 
दइस्तन रबयं माजने शोर घर में पानी भरने से सहज हीं व्यायाम हे 
जाता । प्रपते यहा पुराने लोग एसी तरह का परिक्षम करने थे । 
ये गे.दल शानेनपीने में ही लगे रहने दाले नहीं पे । परेधम झरने में 
सजग कोई शोटापन नही छदुशव हाहा था । 
सादरीपद ये झछाछशग मे विद्या्पों पानी भरने पे, ऋज्ञानी झआापदते हे 
शोर जूगल से हबाश। लाते थे । बच्चा यह भेद नदी था हि यह हे धो 
शिटायी ६ शोर शा गरीद डिशाशी है । गरीद समदामा झोर गे हचान 


२२२ भारतीय संस्कृति 


साथ-साथ जंगल में जाते थे | गुरु के सामने सब समान थे। सब परिश्रम 
करते थे। क्‍या गरीब और क्या अमीर, सबका शरीर स्वस्थ रहना 
चाहिए । सबके लिए आरोग्य की जरूरत हैं । प्राचीन भारतीय आश्रमों 
में विद्यार्थियों को सुदृढ़ बनाया जाता था| चाहे ठंड हो, हवा हो, धूप 
हो, वर्षा हो, वे कुछ चिन्ता नहीं करते थे | शरीर को हवा लगनी 
चाहिए, धूप लगनी चाहिए । मनुस्मृति में कहा गया है कि पानी बरसने 
लगे तो बच्चों को छट्टी दे देनी चाहिए | उन्हें बरसात के समय नाचने 
दीजिए। तड़के ही लड़के उठ जाते और नदी पर नहाने जाते | वहां 
पानी में गोते लगाते, तैरते श्लौर फिर सूर्य-नमस्कार करते । उसके बाद. 
वे दूध पीते थे । यह है भारतीय संस्कृति का एक प्रकार । 

जब हम थुराने लोगों को देखते हें तो उनके शरीर नीरोग दिखाई देते 
हैं । साठ वर्ष की आयु होने पर भी आंखों में चश्मा नहीं है, सब दांत 
मजवूत हैं, कान तीक्ष्ण हैँ, हाजमा अच्छा है, हाथ-पेर मजबूत और ऐसे 
दिखाई देते हैं कि वे पांच-दस कोस सरलता से चल सकेंगे । यही हाल 
पुरानी स्त्रियों का है । 

लेकिन आजकल शरीर मानो हड्डियों का ढांचा-मात्र रह गया है । 
पिचके गाल, गड़ी हुई आंखें, पतली लकड़ी-जैसे हाथ-पांव, मन्द दृष्टि, 
कीड़े लगे हुए दांत, हमेशा दस्त की शिकायत । ये बातें हर जगह दिखाई 
देती हैं । सव दिखाऊ लोग । जरा से बरसात में भीगे कि सर्दी लग गई, 
सर्दी लगी कि हुआ मलेरिया। धूप लगी कि आये चक्कर | हम सब 
ऐसे हो हो गये हैं । यह हैँ हम मध्यम श्रेणी के लोगों की हालत । 

मजदूर-किसान को काफी श्रम करना पड़ता है) लेकिन पेट भरकर 

भ्रन्न न मिलने से उनके शरीर दुवले हो रहे हैं । मध्यम श्रेणी के लोगों 

के लिए श्रम नहीं है भर श्रमजीवी के लिए अपार श्रम, इस प्रकार का 
दृश्य दिखाई देता हैं। श्रमजीवी लोगों को विश्वाम भ्ौर पूरा श्रन्त दिये 
बिना उनका स्वास्थ्य सुधर नहीं सकता । श्रमहीन लोगों को जबतक 
श्रम नहीं करने दिया जायगा तबतक वे सुदृढ़ नहीं बनेंगे । 

शरीर के लिए जिस प्रकार व्यायाम की आवश्यकता है उसी प्रकार 
* खाने के लिए पर्याप्त अन्न की भी झ्रावश्यकता हैँ । लेकिन समझ नहीं 


घलोपासना श्श्र 


पदुता कि हम वया खाएं ध्रौर दया पियें ? शक्रतिवर्धक प्रन्न तो हमें 
मिलना नहीं है | श्रतः सर्वत्र ज्ञान वा दीपक ले जाना चाहिए । कौन-सी 
सब्जी प्रच्छी, कौन-सी पे वाली सब्जी प्रच्छी, कौन-सी दाल अश्रक्ष 
पान्या खायें या पका हम्मा, सखी चीजें खायें या रसदार, मसाले प्रच्छे 
£ या बरे, ऐसी एका-डो नही संबड़ों बातों पर ज्ञान का प्रकाश झरना 
घाहिए | 

जीवन-तत्वों वा मबीन घधास्त्र वा निर्माण हप्ता हैे। हम पध्रादा छान 
पर चोकर पोंक देते है। घासत्र बाहता है कि यह मूर्खता हू 
गहित श्राटे की रोटी बनाश्रो । चोवार में तत्व है। बह रबास्थ्य हे 
लिए बहस लाभदायक हैं । हम मिल के कटे हुए संफोद-भावा दिखाई 
देने वाले चावल खाते हैं। लेबिन पास्न्र बहता है दि यह नल £ । 
बिना कटे _ए चावल खाना श्रच्छा हैं । बिना बूढ़े चावलों में शदर 
पोती है। बांटे हुए श्रौर न घाटे हुए दोनों तरह के चादल लीजिये । दिल 
बट 7ए चावलों में पहले कीड़े लगेंगे, वर्योधि उनमें रबवार श्रपिवः होर्द 
६ । यह एाववार ही के लिए बएत लाभदायवा है। लेविन उन सपो 
दावलों को खाबार हम भी राफंद-भाक हो रहे है । ए हरे का 
धग को रहा है । लेकिन एस तरफ कोन ध्यान देता हैं ? 

पर्ष्ों का हारा कूटे हए चावल खाने से बेरी-देरी नामक रोग होता 





5१) 


रत 
पास 


व 


क्र 
+ 


52 


बज 
रु 


! 
2॥! 
4 


&। मुछ देधों में तोी कानून बदन गये है कि एन क्ाटलो को न खाया 
कक 


गये । छोबिन बया हमें श्रपने शरीर की फिन्न. नहों करनी चाहिए ? 


5य पढ़ें नलिरे लोग अपनी द्द्धि प्रौर स्दतत्व दिलारो की प्रवाह दिखाने 
[; लेकिन एव धार दि्लान जो दाते बताता € उसके घन्‍सार इलने 
थे लिए दे हैशार नी ऐते । बटे एए पलोर दिना : ज्रावल घझलर- 
शब्ग राए। को एछाते वे; लिए दिये गए॥। दिदा बात छाइल खाने दासे 
राए एष्ट-पए्ट एिसाए छिये । 

गाश था हृए मे मिलने से उंचाए रूम हो रहो हूं । दृ्शहार दो हमने 


घतत गर्व दिया था । एसी परत शाए वो भी हमने दत्त महत्व दिए 


३ रु 
॥ 5 कण ०» हे कक ओ 5 कर | 
झा | शत घा पास पोते दे भी प्रदधा घी | जब बोई शझनिए छततर छः 
रू जो डर फजिल+ ३ जन्नत पे पृह्र शत 5 कह २ हर ड़ 
+ च्ण्णश्ण्त्दा 2६॥॥] इशा जाहा शत! [| नए८द् एसाशाज्शहला दान 
्‌ पु रु 


श्र्४ भारतीय संस्कृति 


पीने से आयु बढ़ती है यह बात प्रयोगों से सिद्ध हो चुकी है । शहद बड़ी 
आरोग्यवर्धक वस्तु है । 

फलाहार का महत्व भी हमने पहचान लिया था। बवीच-बीच में 
खासकर उपवासों की योजना करके हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की 
योजना की है कि उस दिन तो कम-से-कम हमें फलाहार करना ही 
चाहिए। लेकिन फलाहार के दिच हम सावृदाने का चिवड़ा वचाकर 
खाते हैं । हम तेल, मिर्च की चीजों के प्रेमी बन गये हैं, तली हुई चीजों 
के प्रेमी हो गये हैं । चटपटे चने और मसालेदार चिवड़ा की घातक 
चुटक हमको लग चुकी हैं । यदि एक आने के चिवड़े के बजाय हम एक 
थ्राने का केला खाय॑ तो कितना लाभ हो ? लेकिन आज तो हमारी 
विचार की आंख फूट गई है। अन्धा व्यवहार चल रहा है । 

हम क्या खाएं, क्या पिएं इसका शास्त्र पूर्वजों ने दिया था। उन्होंने 
नियम बना दिया कि अ्रमुक वस्तु निषिद्ध है श्रतःव खानी चाहिए और 
भ्रमुक वस्तु भ्रच्छी है अतः खानी चाहिए । उत्तके नियमों की नवीन 
शास्त्रीय प्रकाश में परीक्षा कर लेनी चाहिए, नवीन संशोधन कर लेने 
चाहिएं । कोई वस्तु निषिद्ध क्यों है ? क्या केवल इसलिए कि उसका रंग 
लाल है ? मसूर की दाल तो रक्‍त-शोधक श्ौर बद्धकोष्ठता दूर करने 
वाली है फिर क्‍यों न खाई जाय ? इसमें केवल भावना ही हैँ या श्रौर 
कुछ ? प्याज क्यों निषिद्ध हैं ? चतुर्मास में प्याज-बेंगन वयों नहीं खाने 
चाहिएं ? प्याज में फासफरस है । प्याज द्ाक्तिवर्धक है । लेकिन केवल 
बौद्धिक श्रम करनेवाले के लिए वह हानिकारक होगा । खेतों में काम 
करने वाले किसान के लिए वह हितकारक होगा । श्राहार के सारे नियम 
हमें ढुढ निकालने चाहिए । शास्त्रीय आहार बनाना चाहिए। उसका 
प्रसार करना चाहिए। टमाटर, आलू, चुकन्दर आदि नवीन पदार्थ हमारे 
यहाँ पैदा होने लगे हे । उनका भी परीक्षण होना चाहिए पूना में 
३०-३५ साल पहले लाल टमाटर निषिद्ध माने जाते थे, लेकिन अब ऐसा 
प्रनुभव किया जा रहा है कि यह टमाटर स्वास्थ्य के लिए बहुत भ्रच्छा है । 

अदरख श्रौर नीवू का भारतीय भ्ाहार में बड़ा महत्व है । श्रदरख 
ग्रोर नीवू से साठों चटनियां भर साठों कोसम्बीर ( एक प्रकार का 


रबारध्य के लिए बरद लानदायक 
श्रातार-विद्वार पर ही तो स्वास्थ्य निर्भर रहता है | विहार का मत- 
लेदा 7--प्यायाम, खेल । यद्ि उचित विदह्दार छत्ीर उचित झाहार का 


॥| 
धबा समस्यय हझ्या सा गरीर सम्दर ओर सेजस्बी रहेगा। सदा भी दद्त 


मत जा समेगी । 

में यह घनभय होना साहा दि ब्रीमार झोना सालों पाप £ । 
हुसा था ने वि जगा काल टै--"यटि कोई खीमार पा तो से उश हंस 
 गो। यदि यष्टि मे, नियमी के श्रनकृल से ऋहसे, स्थाद्राम झ 


चि।, योर पर्शिशा ने रखा, सगय पर ने सागर, समय परे मे गया 


मो। टीगार कं दी । तीसारी मानो प्रह्ञाति करा दी गई साझा है । सौमार 
पत्ते पर समारी समाजनाया में साधा ता शावीयीय; लेविय गोरी से 7 


गण गे थी एस का सम दियाता | । घर में हिसया पड हा ॥ 7 । 


बज रे न डक 4 न क ज् 
800 उ तत) 5 ॥ हयात है, पा. थे 


ह॒ डर सु #. ह 


२२६ भारतीय संस्कृति 


भारतीय और मुसलमानी संस्कृति में धर्म के साथ आरोग्य का भी 
'मेल बैठाया गया हैं । वमाज पढ़ते समय मुसलमान भाई बेठता है, उठता 
है भौर भुकता है । शरीर की भिन्‍न-भिन्‍न हलचलों में आरोग्य के तत्व 
भी समाये हुए हैं । दिन में पांच बार नमाज पढ़ने से शरीर को पांच 
बार नियमित व्यायाम मिलता हैं । शरीर को तो इससे स्वस्थता मिलती 
ही है। प्रार्थवा के कारण मन को भी स्वस्थता मिलती है। नमस्कार- 
'प्रदक्षिणा आदि बातों में भारतीय संस्कृति ने इसी प्रकार की बातों का 
मेल मिलाया है । 
स्वच्छता पर भारतीय संस्क्ृति ने विशेष रूप से जोर दिया हें। 
इस गरंम हवा में प्रतिदिन स्तान करना ही चाहिए। तीन बार स्नान 
करने की बात कही गई है । पुराणों में स्तान की महिमा गायी गई है । 
कातिक-स्तान, माघ-स्तान, वैशाख-स्ताव आदि स्तानों के त्रतों की महिमा 
खूब कही गई है ! स्तान की यह कितनी महिमा है ! यह नियम था कि 
सस्‍्तान किये बिना खाना न खाया जाय | खाते समय कोई जीव-जन्तु 
पेट में न चला जाय, इसलिए कितनी सावधानी रखी जाती थी ! भोजन 
करने से पहले हाथ-पर घोने चाहिएं । बाहर से आने पर भी हाथ-पेर 
धोकर ही अन्दर जाना चाहिए । रसोईघर, देवधर आदि भी साफ 
रखने होते थे । घर में घृप श्रादि जलाये जाते थे। इस प्रकार स्वच्छता 
के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। प्रतिदिन धुली हुई घोती पहनी 
जाती थी । इस प्रकार के आदेश दिये गए हैं कि हम बासी खाता न 
खाय॑ और पहने हुए कपड़े बदलकर भोजन करें । जिन वस्त्रों को 
पहनकर हम बाहर घृमते-फिरते हैं उन्हें पहनकर खाना न खाय॑। 
पसीने से भरे हुए कुरते-कमीज़ बाहर निकाल डालिये और स्वच्छता- 
पूर्वक भोजन कीजिए । 
प्विर के वाल कटवा देने में भी स्वच्छता पर ही दृष्टि रहती थी। 
उष्ण हवा में पसीना आता हैँ । पसीने से वालों में मैंल हो जाता हैं। 
इसलिए अनुभव से यह रिवाज-सा पड़ गया कि बाल ज्यादा बढ़ने न 
“दिये जाये । 
यदि वाल रखने ही हैं तो उन्हें साफ रखिये। उन्हें सीकाकाई से 


बली पासना श्र७ 


धोने मी दान बाह़ी जाती थी | जिस दिन हमें यह मालूम हो जायगा कि 
प्रर्छया की सौस्दर्य # बह सुद्धिन होगा । 
रग्य यग्यों प्राप्त किया जाय ? घरीर-संपदा वणों प्राप्त करें ? 
बल की मया उपयोगिता है ” भारतीय संसक्षति कहती है कि इल 
स्ट्धर्मायरग में, लिए £-प्रपने त्रिशिधि ऋणगणों से मत्त होसे के लिए 
£ । एसी फ़््यार घखल इसरो को ससाने के लिए नहीं 
की रहा के. लिए है । 


क्र पी 
४ ॥ 
है । 

न्‍्ट 

है । 

् 


“अआझातंत्राणाय था दारत्रं न प्रहतु सनागसि । 
सेर शारत्र पीछितो की रक्षा बारने के लिए हो, निरपराधथ जनता वा 

रुध बारने से, लिए न हो । 
दखली पर गरगा नही करंगा । मेरी घमित तो इंदेल। को सहारा 
देवार पणासे के लिए यँ । भरा बल दर्घली को बलवान बनाने के लिए 
| । पाप्लाशय ईंशोी में नीरो का बल-सग्बन्धी एवा तत्यज्ञान है । उस 
सत्वज्ञाय का रबरप --जिरावते लाछे उसकी भेस ।! संसार 
घत सथा काम, दर्देदी पर तरस खाना टीन नी, एदेलो को दर हटा 


५१५५ के 
ओह 8 पम्प «५ कु न्‍्बु क बन जाओ टागर | जी 
मस।ा--5्२६म प्रथार का या तत्यज्ञान | ताकत संसार एस खसगतान 
दर गा। चाणा । गां। । इृशताओा ऐसे मे तत्यदान जो रदीदार 


!] 
घर लिया ॥ संगाज नही तलब, सकेगा । माता इदेल इसे 





75, सराव | 
उधार 


ह श्श्द भारतीय संस्कृति 


को भा जीत लेते हैं । हम शास्त्रीय ज्ञान से रोग को जीत लेते हैं। 
शरीरबल की अपेक्षा बुद्धिवल अधिक श्रेष्ठ है और चुद्धिल' 
की अपेक्षा प्रेम का, पवित्रता का, शील का, चरित्र का वल 
अधिक श्रेष्ठ है । हमें ये तीवों बल प्राप्त कर लेने चाहि । निरोगी 
शरीर, प्रेमपूर्णा व उदार हृदय, विशाल और कुशाग्र वुद्धि---इन तीनों के 
समन्वय से जिस वल का निर्मास होता है वह अपूर्व है । 
गीताञ्जलि में रवीन्द्रभाथ कहते हें--है ईइवर, यह शरीर तेरा 
मन्दिर है, भरत: में इसे हमेशा पविन्न रखूंगा । आपने मुझे यह हृदय दिया 
है, में इसे आपको प्रेम से भर कर दू'गा। आपने म॒झे यह बुद्धि दी हैँ, 
इस बद्धिरूपी दीपक को में हमेशा निर्मल और तेजस्दी रखंगा । 
भारतीय संस्कृति में हनुमान वल के आदशों हैं । उनमें सब प्रकार 
के बलों का पूरी तरह विकास हुआ है । 
सनोजवं मास्ततुल्यवेर्गं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ । 
वातात्मज॑ वानरयूथमुख्य 
श्रीरामदूर्त शरण प्रयथे ॥ 
हनुमानजी केवल शक्ति में भीम की तरह ही नहीं थे, वे मन की 
भांति चंचल भी थे। बड़े-बड़े पहलवानों से भागा नहीं जाता, चपल लड़के 
सिकुटी लेकर उन्हें परेशान कर सकते हैं । वे जल्दी ही पीछे नहीं घुम 
सकते, श्रागें नहीं मुड़ सकते । इसलिए सव बातें परिमाण के अनुसार 
होनी चाहिएं। हतुमानजी का वेग हवा की त्तरह था । वे केवल लट्ढ 
मार तो नहीं थे। उन्का दरीर वज्ञ की तरह कठोर और वायु की 
तरह चंचल था । उनके पैर पत्थरों का चूर्ण कर देते थे और वे ही 
पैर द्रोणगिरि पर्वत को लाने के लिए क्षण भर में दस कोस चले 
जाते थे। 
इस धारीरिक वल के साथ उनमें मनोवल भी था । थे जितेन्द्रिय 
थे। संयमी थे। शीलवान, सच्चरित्र और ब्रती थे। उन्होंने अपने प्राप्त 
किये हुए बल को व्यर्थ में खर्च नहीं किया । उन्होंने वासमा की जीत 
लिया था। जिस प्रकार उन्होंने शरीर के श्वयवों पर विजय प्राप्त कर 


बलीपासना 


बन्‍ल>- 
बट 


7 लिशि | 


प्राप्य मा 





बा 


3० 


७ 


पल 


हे झोहते # कि 


रा 
है 


न 


पान हनूमा 


| 


स्त 


की थाहए । 


हि 


तंगी 


२३० भारतीय संस्कृति 


है--इस प्रकार की मखता नष्ट हुई और सब लोग शिवाजी 
महाराज के आस-पास इकट्ठ होने लगे । सब लोग धर्म के आस-पास 
इकट्ठ होने लगे । 
शरीर-बल, पवित्र हृदय, प्रखर बुद्धि तथा सब संगठनों का उद्देश्य 
क्या है ? इन सव साधनों का उपयोग रामसेवा में करना चाहिए। 
“रामदूत' होने में हनुमानजी की महानता है । हमारी शक्ति दूसरों को 
गुलाम बनाने के लिए नहीं हैं। हमारी वुद्धि दूसरों के ऊपर अपना साम्राज्य 
लादने के लिए नहीं है । हमारी श्रन्तर्बाह्म शक्ति राम की सेवा के लिए 
है । हमारी रामसेवा का मतलब है तेंतीस करोड़ देवताश्रों को दासता 
से मुकतत करना । 
ये तेंतीस करोड़ देव कौन हैं ? ये देव रावण के यहाँ भाड़ू लगाते 
थे, पानी भरते थे, सारे श्रम के काम करते थे । साम्राज्य की स्थापना 
करनेवाले सारे संसार को गूलाम बनाते हैं । उनको केवल कुली बनाते 
हैं | देवताओं की तरह सुशोभित होनेवाले व्यक्ति दास बन जाते हैं। 
भगवान राम को मनुष्य की महानता सिद्ध करनी थी । देवतादीं को 
दास बनाना उनका काम नहीं था । प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता है । प्रत्येक 
मनृप्य देव है । लेकिन उनकी दिव्यता के प्रकट होने के लिए श्रवसर 
नहीं था। सत्ताधारी उनको मजदूर और पानी भरने वाला बनाकर 
रखता है । तेंतीस करोड़ देवता का मतलब हैं करोड़ों व्यक्ति । 
इन लोगों को मुकत करता ही भगवान राम का काम था। 
हनुमानजी ने अपना सारा संगठन रामचन्द्रजी के ध्येय के लिए 
अपण कर दिया । उन्होंने अपना सारा बल रामचन्द्रजी को दे दिया। 
साम्राज्यवाद को नष्ट करने वाले राम को देखते ही हनुमानजी उठे। 
उनके साथ-साथ वानर भी उठे। उनका सारा बल अपने बन्धुओं को 
स्वतन्त्रता और स्वराज्य देने के लिए ही था । 
भारतीय संस्कृति यही वात हमसे कह रही है । शरीर, हृदय श्र 
बुद्धि की शवित प्राप्त करो, संगठन करो, संघ स्थापित करो, वातावरण 
तेजस्वी बनाओ और इस संगठन का महान ध्येय के लिए उपयोग करो | 
राम झाय॑ झौर बनाये नहीं देखते । राम तो पद्दलित लोगों को देखते 


बलो पासना गर्म 





5 कट टन # लेते # । और को उनको 32 5 >> 05 
€ ध्रार उनदा हो प्त लेते है | ह्रौर जो उनकी दुचलने ह उनका ते 

पर बाई दे > पद ना -नन् क  प हो ननट मम 
प्रिदाते # । फिर छाट्े थे काचलने बाले कोई ह्दी ६), जाह हन्दू हा, 


लमान हो, श्रंग्रेज हो, जापानी हों। राम परदूबलित ओर पदोद्धत 
नो ही पक्षी को पहचानते है । वे पददलितों का ही पक्ष लेकर रहेंगे । 
भारती य संस्कति 'प्रार्य' श्रोर 'ग्नार्य/ घब्दों को बंशवाचक नहीं 
सानगी | प्राय का प्रर्ध हैं. श्रेष्ठ, प्राय का बर्थ है विशाल दृष्डि मे 


कि 
त 
+ 
बह 
दर 


टेगस घाला, प्रमासयत, बिसीह । प्र्जन केखल झपने सम्दन्धियों को देख 
धार ख धनपन्चाग हाल देता है | इस बा्म को श्रीक्षपण्ण परमार 
जाट बा है । झअर्याय बरने बाला कोई भी हो, उसे दए्श देसा # 
शाय का सगाम है । सिसी ब्यवित को अवसा बाहबार उसके शोषों को 
देख देता श्रतारयों बा प्रधोत्‌ मोहग्रर्त लोगों का, सर्म्यों का, प्रासयत लोगो 
पा काम ई । 


२३२ भारतीय संस्कृति 


लेते हुँ ॥ जो कुछ असत्‌ है उसी से उतका विरोध / । फिर यदि उस 
असत्‌ की भोर हमारा जाति-भाई ही क्यों न हो । हमारी गीता कहती 
है---"मामनुस्मर युद्धण च”-..परमश्रेष्ठ सत्य का स्मरण करके लड़ाई 
कर, प्रहार कर । 

इसे आर्यधर्म कहते हैं | इसे अनासकत श्रार्यकर्म कहते हैं । यह 
है गीता का सन्देश ! यह है भारतीय संस्कृति की महान्‌ विशेषता ! 
यही है रामचन्द्रजी के चरित्र का रहस्य ! 


$ रै८ ३ 


ध्येय की पराकाष्ठा 


भारतीय संस्कृति में एक-एक सदुगुण के लिए, एक-एक ध्येय के 
'लिए अपने सर्वस्व का श्र्पण कर देनेवाली महान विभूतियां दिखाई देती 
हैं । भारतीय संस्कृति मानो इन विभूतियों का ही इतिहास है । कहा 
जाता है कि महापुरुषों का चरित्र ही इतिहास होता है। भारतीय 
संस्कृति के इतिहास के माली हैं भारतीय संतों का इतिहास, भारतीय 
वीरों का इतिहास । 

सत्य के लिए रामचद्धजी बन में गये। पिताजी की आज्ञा का 
पालन करने के लिए वे १२ वर्ष तक वन में रहने को तेयार हो गये और 
१८ वर्ष बाद जब फिर उन्हें अ्रयोध्या का राजसिहासन मिला उस समय 
का उनका व्यवहार कितना उदात्त हे ! यह बात मालूर होते ही कि 
भगवती सीता की पविन्नता के सम्बन्ध में प्रजा के मन में शंका है, वे 
गर्भवती सीता का त्याग कर देते हूँ । प्रजा के सामने धुले हुए चावल की 
तरह सच्चरित्रता होनी चाहिए | संशय को थोड़ा भी स्थान देना ठीक 
नहीं होता । हम कहेंगे कि यदि कोई एक दृश्चरित्र श्रादमी एसी बातें 
कहता है तो उसकी बात को रामचन्द्रजी को इतना तुल नहीं देना चाहिए 
था। लेकिन रामचनच्रजी के सामने तो एक भिन्‍न आदर्श था । वे 
सारी प्रजा की पुंजीभत पवित्रता के प्रतीक थें। जो राजा प्रजा को 


२३४ भारतीय संस्कृति 


लोगों के मन पर इन दोनों गुणों का महत्व अंकित करने के लि 
भारतवर्प में प्रपार त्याग किया गया है | पवित्रता के सम्बन्ध में थोड़ी- 
सी भी शंका उत्पन्न होते ही राम सीता का त्याग कर देते हैं। अपनी . 
पवित्रता के भंग होने के भय से राजपूत रमणियां जीहर की ज्वाला मेँ 
प्रपना सर्वस्व स्वाहा कर देती थीं। पति की मृत्यु के बाद तन-मन से 
पविन्न रह सकेंगी या नहीं, इस शंका से स्त्रियां हँसते-हँसते चिता पर 
चढ़ जाती थीं श्रौर ज्वाला का आलिंगन करती थीं। वह आलिगन 
ज्वाला का नहीं पवित्रता का होता था । सूरदास के कमल-जैंसे सुन्दर 
नेत्र देखकर एक स्त्री के मन में कामवासना उत्पन्न हो गई। यह बात 
मालूम होते ही सूरदास ने अपनी श्राखिं फोड़ लीं। उस प्रेम-विद्वल 
रमणी ने पूछा--"“भगवान की दी हुई अंखें आपने इस तरह क्यों 
फोड़ लीं ?” सूरदास ने कहा--“यदि इन सुन्दर आंखों के कारण 
तुमको सुन्दरतम भगवान के दर्शन होते तो में इन आंखों को धन्यवाद 
देता । यदि तुम्हारे मन में यह विचार आ्राता कि इन आंखों को देने 
वाला ईश्वर कितना अधिक सुन्दर होगा तो कितना श्रच्छा होता ! तब 
मेरी श्रांखें कृताथ होगई होतीं। लेकिन मेरी इन सुन्दर श्रांखों ने तो 
तुम्हारे मन में ज्वाला जला दी। क्षुद्र कामभोग की इच्छा उत्पन्त कर 
दी। इन आंखों ने तुम्हें कीचड़ में घसीटा। जो विपली आंखें लोगों 
का इस प्रकार अध:पतन करवा देती हैं उनको में कैसे रखू' ? उनको 
तो फोड़ देना ही ठोक था ।! 

राम राजा थे। उनका उदाहरण हमेशा लोगों के सामने रहेगा । 
कहां जाता हैँ कि यथा राजा तथा प्रजा”। श्रतः राजा के ऊपर बहुत 
जिम्मेदारी हैं। भारत के नेताओं को रामचन्द्रजी के इस उदाहरण को 
नहीं भूलना चाहिए। रामचन्द्रजी ने ध्येय की पराकाष्ठा कर दी। 
लोगों के मन्त में पवित्रता के लिए अ्रविचल श्रद्धा उत्पन्त करने के उद्देश्य 
से जब पवित्रता के लिए इस प्रकार का त्याग किया जायगा श्रौर जनता 
उसे देखेंगी तभी अ्रधिकांश लोगों पर पवित्रता का थोड़ा-थोड़ा महत्व 
प्रकट होगा, अन्यथा नहीं । 

हिमालय के शुक्र और उच्च शिखर की भांति राम की 


ध्यूथ की पराक्ताप्दा म्च्प 


झदारता डजिसनी डिख्ार्ट बसी है उत्तनी ही सीता की सहनशीदलता भी 
दिखाई देखी ह । श्पने पलि पर किये गये छाक्षेपों को वह किस प्रकार 
सहन कर सठाती थी * शझ्पनी निन्‍दा के दुःख की अपेक्षा रामचन्द्रजी के 
घरिश्र थी निन्‍्दा उसे ज्यादा बरी लगी होगी । क्लौर राम-सीता हही 
प्रलग-प्रमग थोड़े ही थे । बे सो एक्सप ही थे । सीता कही भी जाती 
उसवे जीवन में राम ब्रोसप्रोत हो रहे थ श्लौर सीता कही भी होती बढ़ 
सो रामसन्द्रजी के जीवस में बिलीन हो चूबी थी । 

सीता बाई दबेल रही नहीं थी । उसमे पत्रन्रता वी जद्रदग्त 
घिस थी । एससे सो परति-प्रेम का कब धारणा कर रखा था । पति #* 
रकछा वी उसी इच्छा थी । उसयो श्रपनी कोई रबगन्ण दच्णा ही नहीं 
थी । बह प्रेम में एक्र्प हो गई थी । सीता ता सभी की मर चंद मी 
वह राम-रप का चती थी । राम ने सीता को बमदाग सगर्री दिया था 
उस्दोगे तो मानों आपने ही प्रात अग को कासवार पंस, दिया था। प्र 
मेंत शा वश एिय दस्त मे अब जाना। प्रम का धरम स---आषप) दाग) 


ध्रपनो पर्य देशाना । सीता का प्रम पराकाएजा की पान गंदा था । ड़ 
प्रम को परम साधा थी । इसलिए तो सोता भार्दीय सिजियश मे हिएश 
पांव पगे सात गई है । सालो सीता वी रिएयों का एम ह॥+॥ रियो के 
सब) मोदा में सीता मी मा गात्गा भरी पड! _ । 


खाता घनदथासा। रगणशादो पेली छाऊ 
हर रुषण्यांत। प्रक्शरा सीडझ। 


२३६ भारतोय संस्कृति 


करते हुए जिन्दा रहे परन्तु लक्ष्मण तो उन्तके दर्शेत्त करके ही जीवित 
रहे । तुलसीदासजी की रामायरा में इस प्रसंग का बड़े ही सुन्दर ढंग से 
वर्णन किया गया हें । लक्ष्मण ने कहा---“रामचन्द्रजी, विना पानी के 
मछली कंसे जीवित रह सकती है ? बिता माँ के बच्चा कैसे रहेगा ? 
उसी तरह आपके बिना में कैसे रह सकता हूँ ? 

“रामचन्द्रजी, लकड़ी के ऊपर ध्वजा फहराती हैँ। अपने यश की 
घ्वजा फहरने देने के लिए लक्ष्मण को उसकी लकड़ी बनने दो । 
लक्ष्मण आपके ही लिए हैं। आ्रापके बिना लक्ष्मण का कोई अर्थ नहीं 
होता ।” 

भारतीय संस्कृति को राम-लक्ष्मण, सीता-भरत ने ही बनाया हैँ । 
भारतीयों के खून के करश-करा में उनके चरित्र समाये हुए हैं। 
"भारतीयों की आंखों के सामने यह लिखा हुआ है कि यह महान्‌ आादशे 
अमर है । ु 

भिन्न-भिन्न आदर्शो की कोई कमी नहीं है। ब्रह्मचयें की साधना 
करनेवाले भारतीय उपासकों को देखिए । हनुमानजी को देखिये । लंका 
में इधर-उधर ज्ञलाश करते हुए वे रनिवास की ओर नहीं मुड़े । केवल 
एक भोंपड़ी में से राम-नाम का जप सुनकर उन्होंने कांका । वहां 
त्रिजटा थी । इसी प्रकार हैं श्रपार इच्छा शक्ति वाले, अपनी इच्छानुसार 
मरने वाले भीष्म, और वैराग्य के रंग में पूरे रंगे हुए शुक्र । 

भारतीय साहित्य में कई ऐसे प्रसंग हे कि उनका सानी विश्व- 
साहित्य में नहीं मिलता । शुक-परीक्षा का प्रसंग इसी प्रकार का हैँ । 

» वसन्‍्त ऋतु अपना सारा उन्माद और वेभव वहां फैला देता है । कोकिल 
उत्कट प्रेमभावना से कूहु-कुह करती हूँ । प्रेम से एक-दूसरे के पंख 
खुजलाती है। फूलों में से खुशवू निकल रही है । प्रसन्न हवा बह रही है । 
नये पल्‍लव और कोपलें फूटी हुईं हें। मानो सारा वातावरण मादक हो 
रहा हो । और वह सुन्दरी रंभा सैकड़ों विलासोी हाव-भाव बताती हुई 
खड़ी है । उसके वस्त्र हवा के भोकों में उड़ रहे हैं । जैसे सारी सृष्टि 
ग्रासमान तक सुन्दरता से झ्ोत-प्रोत्त हो रही है । रंभा शुक को आलिगन 
'करती है । लेकिन उसका.एक रोम भी खड़ा नहीं होता । 77:, 


श्र 
] 
बा 


ए (£ 
हट 
गठा 
कं एट 
कैच 
० ४४ 
) आय 
८ 
आप 
] छए 
दि 
पट 
परत 
हि धर 
(ता नि 
कस 
र ि 
42: 
4 शाला 
हि 
५८ 
ते जे 
।६& १६०० 
दि! (८ 
हि 
ध थड़ि 
) 5 
(3. ५ 
9 एफ 
कै 
 ([£ 
बह ६ 
४ 


सी 


गा 
ए 
गो 


॥ 


हट 


हिई- करके 
2. 


। 


ते गन 


3758 3 
दया वेजरवी ८ 


स्र्प 


हु 


॥। म्या 


च 


६७५ 


बन 
दा 


| 


नुः 
न, 


रू 


प्र 
हो राम 


१७ / 
न्‍> ८ 
[उ् रे 
[ः 
॥०८ “* 

गज 
वए. #० 

प्र 
न्नःठि 
७ 7 
वर २५ 

ते 
पर पट 
"ए 


र्३े८ भारतीय संस्कृति 


ध्येय से जरा भी च्युत होने का फल भोगना पड़ता हैं । ध्येय 
तो ध्येय ही है । कपड़े के ढेर में एक भी चिनगारी पड़ जाने से सब 
स्वाहा हो जाता है । “नरों वा कुंजरो वा” कहते ही धर्मराज का पृथ्वी 
के चार अंगुल ऊपर चलने वाला रथ दूसरों के रथ की तरह ही पृथ्वी 
पर चलने लग गया । पविवतम राजा नल के पैर की अंगुली का एक 
थोड़ा-सा भाग भच्छी तरह घुल नहीं पाया, थोड़ा मैला रह गया; बस, 
उस तिल बराबर जगह में से ही कलियुग उसके जीवन में प्रविष्ठ होगया । 

इस प्रसंग में एक महान सत्य कहा गया है । पाप तो मालूम हुए 
बिना ही धीरे-धीरे प्रविष्ट होता रहता हैं । बस, एक ही प्याला ।* इस 
एक प्याले को ही फेंक देना चाहिए । इस बात में सावधान और चौकनतने 
रहना चाहिए कि पहला ही गलत कदम न उठने पाए । रवीच्द्रनाथ की 
गीतांजलि में एक बड़ा ही सुन्दर गीत है : 

“बह बोला, मुझे एक कोने में जगह दे दो । में कोई गड़बड़ नहीं 
करूंगा । लेकिन रात्रि के समय उसने विद्रेह किया और वह मेरी छातो 
पर चढ़ बैठा । मेरे हृदयासन पर बेठी हुई मूर्ति को ढकेल कर उसने वहाँ 
अपना राज्य जमा लिया । 

इस गीत का भाव यही है । शैतान का आगमन इसी प्रकार हमें 
धोखे में डाल देता हैं । रोग के जच्तु धीरे-धीरे प्रवेश करते हैं और फिर 
सारे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं । विदेशी सत्ता धीरे से श्राती है और 
सर्वत्र फैल जाती है । अतः पहले से हो सचेत रहता चाहिए । 

महारथी कर्ण और राजा बलि ने दानशोलता की हद करदी । यह 
जानकर भी कि अपने शरीर के कवच-कुण्डल देने से मृत्यु का आलिज्भधन 
करना होगा, कर्ण अपने शरीर के कवच-कुण्डल काठ-काठकर दें 
देता है । मु ह से 'नाहीं' कहने के वजाय मृत्यु स्वीकार कर लेता उसका 
स्वभाव ही बन गया था। वह अपने पिता सूर्य से कहने लगा--“में मूर्ख 
नहीं हूं । में तो व्यावहारिक हूं | संसार उसे ही व्यावहारिक व्यक्ति कहता 
हैं जो थोड़ी कीमत देकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता हैं। में इस नश्वर 





$ एक सराठी नाटक का सास । 


ध्येय की पराकांप्या रह 


घरीर को देवार ध्मर कीति को पाप्त कर रहा हूं। इस मिट्टी को देकर 


ऐसा व्थ ले 
प्रिसना सुन्दर प्री 


जो संसार के अन्त तक दिक्का रहेगा । उसने बढ़ 
प्रच्छा सौदा किया ! 

एसी तरह राजा दलि भी है | जब बामन के पैर रखने के लिए 
जगह गहीं बची तब उसने अपना सिर शझ्ासे कर दिया । बचि को मुसी 
बन में पदा देखकर मटमस्सर से भरे हाए देवला नगारने बजाने लगे, दन्‍्द्रभी 
बहाने लगे; लेविन धीरवीर बलि बहता है 


३ 

रै 

न्छी 
र 


ध्रमरों पी जयजयदारों का सुभो नहीं भगय्य उतना । 
प्रपन प्रपयण पा प्रतिदिन ही लगता है भय जिसना ॥ 
मे, तो अपने यथ की चाह है । से रन देखताओ्ोों मे. हहिह्ले हे) 
लिसता नहीं मारता । 
मच्टहकोटिया मे चामदल ने भी इसी प्रकार मे, रुटगार प्रयाग सिये * 
विशव्रय हि में पृर्प: 
पुत्नजन्प राम: पल । 
या भारतीय सासकति को शभ्रावाज कै । 


२४० भारतीय संस्कृति 


तुम उसे चार प्रहर भी प्रपने पेट में नहीं रख सकोगे ?” 

राजा हंसध्वज मुनादी करवाता है कि जो लड़ाई के लिए तैयार 
होकर घर से बाहर नहीं आयेगा उसे गरम-गरम तेल में डाल 
दिया जायगा । लेकिन उसका प्रिय पुत्र सुधन्वा पत्नी-प्रेम के कारण घर 
रह जाता है । उसे भाने में देर हो जाती है। लेकिन न्यायी हंंसध्वज 
आगा-पीछा नहीं देखता हे । वह अपने मन में सोचता है कि जो सजा 
में दूसरों को देता हुं क्या मुफ्ले वही सजा अपने पुत्र को नहीं देनी चाहिए ? 
सुधन्वा गरम तेल में डाल दिया जाता है । 

सावित्री अपने पति के लिए यमराज के पीछे-पीछे जाने के लिए 
तैयार होती हैं । घोर जंगल ! रात्रि का समय ! सामने मृत्यु 'देवता ! 
लेकिन वह सती डरती नहीं है । वह यमराज का ही हृदय-परिवरतंत कर 
देती है । 

प्रौर वह गांधारी ! उसने सोचा--जब पति अन्‍्धे हैं तब में दृष्टि 
का सुख कैसे भोगू ? वह जन्म भर तक अपनी आँखें वांधकर रखती है। 
इस त्याग की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। गांधारी के सामने भगवान 
कृष्ण थर-थर कांपते हुए खड़े रहते थे । 

विश्व भर से प्रेम करने वाले भगवात्‌ बुद्ध भूखी वृद्ध बाधिन के 
मुंह में अपनी जंघा दे देते है । सन्‍्त नामदेव यह सोचकर कि क्‌त्ता 
विना चुपड़ी हुई रोटी को कँसे खायेगा, उसके पीछे घी लेकर दोड़ते हैं। 
वृक्ष काटने वाले के सामने तुलसीदास जाते हैं श्रौर उससे कहते 
हैं---“भाई, मेरी गरदन पर प्रहार कर, लेकिन उस वक्ष पर मत कर । 
कवीर की आज्ञा पर जंगल से घास काटकर लाने वाला कमार 
कमाल जब प्रभात की मन्द-मन्द वायु में घास को हिलते हुए देखता है 
तो द्रवित हो जाता हूँ । उसे ऐसा प्रतीत होता हैँ मानो घास के पौधे 
कहते हें--“भाई हमें मत काठो, भाई हमें मत काटो ।” उसके हाथ से 
इंसिया गिर जाता हैं । आंखों में प्रेमाश्नु उमड़ पड़ते हे । वह वैसे ही 
लोट आ्ञाता हैं। यह सव सुनकर कवीर कमाल के चरणों में गिर जाते हैं। 

जगन्नाथपुरी के पास के नीले आकाश को देखकर और मन में यह 
सोचकर कि यह मेरा घनश्याम कृष्ण ही है, हाथ ऊंचे करके समुद्र में 


र४२ भारतीय संस्कृति 


प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले अपने पुत्र को भी त्याग देने वाली 
देवी अहिल्याबाई ! 

मेरे मरने के बाद दूसरों को मेरे शरीर का स्पर्श न करने देना' 
यह बात कहने वाली फ्रांसी की रानी लक्ष्मीबाई ! 

'मेंने जो उचित था वही किया, मुझे खुशी से फांसी दे दी जाय 
यह कहने वाले तात्या टोपे ! 

यह है भारतीय परम्परा ! यह है ध्येय-पूजा ! भारत के प्रत्येक 
प्रान्त में इस प्रकार की ध्येय-पृजा करने वाले नर-तारी-रत्त सतत जन्म 
लेते रहे हैं । 

ग्राज भी उस दृष्टि से भारत मरु नहीं बना है। परतन्त्रता के 
सर्वेधक्षक काल में भी भारत ने हमेशा ऐसे ध्येयनिष्ठ मनुष्यों को जन्म 
दिया है जो सबके हृदय में श्रद्धा का स्थान प्राप्त करने योग्य हैं । 


१& 
अवतार-कल्पना 


ऐसा समझा जाता है कि अ्पौरुषेयवाद और अश्रवतारवाद के कारण 
भारतीय लोगों का अधःपतन हुआ। अब अपीरुषेयवाद में तो किसी 
का विश्वास नहीं हैं। इस बीसवीं शताब्दी में कोई भी यह मानते 
के लिए तैयार नहीं होगा कि वेद मनुष्यों ने नहीं लिखे, वे आकाश से 
गिरे हूं । वेद में अनेक स्तोत्र इस प्रकार के उद्गार प्रकट करते हुए 
दिखाई देते हैँ कि “में आज इस नवीन स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ । 
बेंद का अर्थ तो विचार, ज्ञान शर अनुभव का खजाना---त्रस इतना ही 
करना चाहिए। वेद के आधार पर स्थापित किये हुए धर्म का मतलब 
है ज्ञान के ऊपर, अनुभव के ऊपर स्थापित किया हुआ धर्म । जैसे-जैसे 
ज्ञान की वृद्धि होती जायगी, नया-तया अनुभव मिलता जायगा, वैसे-वेसे 
सनातन धर्म का स्वरूप भी तया-तया बनता जायगा। सनातन धर्म का 
अर्थ हैं प्ररतिशील घर्म । 


र्ड४ भारतीय संस्कृति 


घर-घर घुमने वाले भ्रण जिस प्रकार स्थिर हो जाते हैं उसी प्रकार 
चवकर में पड़े हुए साधारण जीव ध्येय की स्पष्ट दिशा दिखाने वाले के 
आसपास स्थिर हो जाते हैं । जिस प्रकार लोहे के अण चुम्बक के पास 
आरा जाते हैं, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के आसपास घूमने लगते हैं, उसी प्रकार 
प्रयत्व करनेवाले जीव प्रयत्वों का गस्तव्य स्थान दिखाने वाले महापुरुष 
के श्रासपास घूमने लगते हैं । 

श्री रामचन्द्र के जन्म के पहले बन्दर प्रयत्न कर रहे थे। उन 
वानरों के प्रयत्नों के कारण ही राम का जन्म हुआ था । गोकुल 
में ग्वालों के प्रयत्न के कारण ही श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था । 
खालों के हाथ में लकड़ी रहती थी; लेकिन उन्त लकड़ियों को एक ध्येय 
पर केन्द्रित करने के लिए श्रीकृष्ण की आवश्यकता थी। हाथ में 
लकड़ी लेकर घूमने वाले ग्वालों को पुकार कर श्रीकृष्ण ने कहा-- 
“श्राश्रो, झाग्मो, सब लोग थ्रा जाग्रो ! हमें इन्द्र के जुल्म को मिटाना है 
न ? प्राश्नो, हम सव लोग मिलकर गोवधेन पर्वत को उठाएं । लगाग्नो 
एक साथ लाठियां । एक ध्येय के लिए सब लोग खड़े हो जाग्रो । 
बालों ने ही लकड़ियां उठाई | उन्होंने ही पर्वत उठाया। कृष्ण ने 
बया किया ? उन्होंने तो केवल उँगली दिखाई । यहां लकड़ी लगाग्नो । 
यहां एक जगह आश्रो । इस पव॑त को उठाओ्ों । इस जुल्म को दूर करो। 
कृष्ण तो केवल पथप्रदर्शश कर रहे थे । अवतारी पुरुष जनता के 
प्रयत्तों को एक विशेष दिशा में मोड़ देते हैँ । शवित जनता की ही होती 
है; लेकिन केन्द्रीमुत और सुसंगठित न होने के कारण वहु परिणाम- 
कारक नहीं होती । जब उस शक्ति को व्यवस्थित स्वरूप दे दिया 
जाता है तब वह श्रमोघ हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है, अप्रतिहत हो 
जाती ह। वह सारे संकटों को समाप्त किये बिना नहीं रहती । 

छत्रपति शिवाजी महाराज मानों महाराष्ट्र के लाखों प्रयत्तशील 
लोगों को एकत्र करने वाली एक महान शक्ति थी। उनकी बलवान 
मृति आंखों के सामने आते ही उस काल के सारे प्रथत्त करनेवाले लोग 
शीघ्र ही बिना वुलाये उस मूर्ति के सामने खड़े हो जाते है भौर उनके 
आदेश को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अबतारी विभति का प्र्थ 


२४६ | भारतीय संस्कृति 


प्राकाष्ठा करेगा उप्ती परिमाण से शभ्रवतारी पुरुष अपनी प्रभा फैलायेगा । 
प्रापको अवतार की श्रावरयकता है न ? तो फिर भारतीय संस्कृति 
कहती है, “अपनी सारी शक्ति से ध्येय की शोर बढ़ने के लिए खड़े हो 
जाओ्रो । स्त्री-पुरुष, छोटे-बड़े, राजा-रंक, सभी खड़े होश्ो | जरा आंच 
लगने दो, हृदय जलने दो, हाथ-पैर हिलने दो; करोड़ों लोगों के ऐसे 
हादिक श्रांदोलनों में से ही महापुरुष प्रकट होते हैं और उनके प्रयत्नों में 
भ्रागे सफलता के फल लगते हैं । 
इमसेन ने एक स्थान पर कहा हैं कि “महापुरुष मानों लहर के 
ऊपर की फाग हैं।” कितनी सुन्दर उपमा है ! लहर कितती दूर से चढ़ती- 
गिरती भातों है, निरन्तर बढ़ती हुई जाती हूँ । अन्त में वह ऊंचाई की 
पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। उस समय उस लहर के शिखर पर 
स्वच्छ फाग झा जाती है, वह उस लहर का निर्मल अन्तरंग है। समाज' 
में कितने ही वर्षों से आन्दोलन हो रहा है, प्रयत्न हो रहे हैं! कदम बढ़ते 
जा रहे हैं । समाज में भ्रान्दोलन बढ़ते-बढ़ते प्रचंड लहर-जैसे वन जाते हें 
झ्रौर उस लहर के सिर पर महापुरुष खड़ा रहता हैं । उस लहर की 
स्वच्छता ही मानो वह अ्रवतार हैं । जनता के अनन्त प्रयत्नों में हलचल 
पैदा होने से जो स्वच्छ पवित्र स्वरूप ऊपर आ जाता है वही स्वष्ठप 
मातो महापुरुप हैं । जनता के प्रयत्नों की सारी प्रखरता, सारा पवित्र 
मांगल्य, सारी निर्दोष विशालता उस अवतारी पुरुष के द्वारा संसार को 
दिखाई देती है । लोगों के प्रयत्नों का सुन्दर नवजात शिशु ही मानो वह 
महान्‌ विभूति है । 
कहा जाता हैं कि सतृपुत्र सतुकुल में ही उत्पन्न होता हैँ । इस 
कहावत का यही श्रथे हूँ | तपस्या के गर्भ में एक सद्‌ अंकुर का निर्माण 
होता हैं । जिस समाज में तपस्या है, लगन है, प्रयत्न है, ध्येय-निष्ठा 
हैं, उस समाज में महात्माओ्रों का भ्रवतार होता हैं| महात्मा बुद्ध के 
जन्म लेने के पूर्व भारत में एक प्रचंड बैचारिक झान्दोलन चल रहा था । 
जगह-जगह यह बहस शुरू हो गई थी कि यह बात सत्य हुँ या बहू । 
जगह-जगह चर्चा और अध्ययन-मण्डल दिखाई देते थे। उस प्रकार की 
प्रचण्ड वैचारिक ऋतन्ति में से महात्मा बुद्ध का जन्म हुमा । उस 


रष्८ भारतोय संस्कृति 


मेरे आसपास हैं। मेरे शरीर को हाथ लगाने का अर्थ है. लाखों लोगों 
के शरीरों को हाथ लगाना । मेरा भ्रपमान करना मानो लाखों लोगों का 
अपमान करना है । 

क्या महात्मा गांधी अकेले थे ? लाखों च्ों फर सूत कातने वाले 
लोग उस सूत के द्वारा उनसे हमेशा के लिए वंध गये थे । ग्राम- 
सेवा करने वाले हजारों लोग गांधीजी के साथ जुड़ गये थे। हरिजन-सेवा 
करने वाले सेंकड़ों भाई गांधीजी के साथ एक हो गये थे । हिन्दू-मुस्लिम 
एकता स्थापित करने वाले, साम्प्रदायिक भगड़े मिटाने वाले, शराब-बन्दी 
करने वाले, सब लोग गांधीजी के साथ जुड़ गये थे | इन करोड़ों लोगों 
की, इस जनताजनारद॑न की सुदर्शन-शक्ति ग्रांधीजी के आसपास 
घूमती थी । और क्या जवाहरलालजी भ्रकेले हें ? पद्दलितों का पक्ष 
लेनेवाले, मदान्ध एवं विलासी लोगों का नशा उतारने वाले, श्रम का 
महत्त्व पहचानने वाले, किसान-मजदूरों के लिए बलिदान करने वाले, 
उनका संगठन करने वाले, सच्चे मानवधर्म को पहचानने वाले श्र सारे 
दम्भों को दूर हटा देनेवाले हजारों लोग जवाहरलाल के आसपास 
खड़े हैं । भौर जिनके लिए जवाहरलाल व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं वे 
करोड़ों हिन्दु-मुसलमान भाई उनके साथ जुड़े हुए हैं । इसोलिए जवाहर- 
लाल के शब्दों में लेज हैँ, वाणी में ओज है भ्रौर दृष्टि में तेजस्विता हैं । 

महापृष्प का श्र्थ है पुचीभूत विराट जनता । इसलिए बलवान 
सरकारे भी ऐसे महापुरुषों से भुंकी रहती हैं । महापुरुषों का खून 
गिराना कोई सरल वात नहीं है। सम्भाजी के खून ने मुगल-साम्राज्य 
को घूल में मिला दिया । गुरु गोविन्दरतिह के खून ने सिक्ख. साम्राज्य 
का निर्माण कर दिया | 

राजा विराट के दरवार में चौसर का खेल हो रहा था । खेलते-खेलते 
गुस्से में भरकर राजा विराट ने धर्मराज पर पासा फेंक दिया । धर्मराज 
के ललाट से खून की धार वह निकली । घर्मराज ने उस खून को नीचे 
नहीं गिरने दिया । सँरन्श्री एक पातन्न लेकर आगई । उप पात्र में वह खून 
इकट्ठा कर लिया गया । घर्मराज से किसी ने पूछा---“आपने अपनी 
अंजली में रक्त क्यों रखा ? यदि बह नीचे गिरता तो उससे क्‍या हाति 


२४० भारतीय संस्कृति 


मालूम होती है । मानव की महिमा भी ऐसे लोगों में प्रकट होती है। 
महापुरुष मानव की झक्ति दिखा देते हैं । मनुष्य कितना ऊंचा जा सकता 
हैं, यह वात भी महापुरुष ही दिखा देते हैं । 

भारतीय संस्कृति में करमशन्यता के लिए, श्रालस्य के लिए, निराशा 
के लिए कोई स्थान नहीं है । भारतीय संस्कृति का अर्थ है प्रयत्नों की 
पराकाष्ठा, अमर आशावाद और करोड़ों छोटे-बड़ें लोगों का सहयोग ) 
अवतार-कल्पना में इन सब बातों का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है । जिस दिन 
सब लोग उसे समझने लग जायंगे, वह बड़ा सुदित होगा । 


। ०२० ; 
(४ 
भूतिदूजा 
भारतीय संस्कृति में मूतिपुजा एक महान और मधुर कल्पना है | 
मनुष्य उत्तरोत्तर अपना विकास कर सके इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति 
से जिन अनेक साधनों का निर्माण किया है उनमें यह एक महान साधन 
हैं । जितना ही हम मृतिपुजा का विचार करते हैं उत्तना हमें मालूम 
होता हैँ कि उसके मूल भाव में किततती गहराई है ! 
मनुष्य विभुतिपूजक हैँ, यह प्रवृति हम लोगों में अपने आप उत्पन्न 
हुई है । जो हमसे बड़े हें उनके सम्बंध में हमें प्राइच्य होता है । जो 
बुद्धि में, उदारता में बड़े हैँ, उनके संबंध में हमें ऐसा लगने लगता है कि 
हमें उन्तकी पूजा करनी चाहिए । यदि हममें यह महान्त विभूृत्तियों की 
पूजा करने की वृत्ति न होती तो हमारा विकास नहीं होता । विभूति- 
पूजा विकास का प्रभावशाली साधन है । 
मूर्ति का अर्थ हूं श्राकार। मूतिपूजा का श्रर्थ हे श्राकारपूजा, 
प्रत्यक्ष पूजा । अपनी आँखों के सामने हमें कुछ-च-कुछ प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है। जीवन की प्रथमावस्था से ही हम सब आकारपूजक होते हैं । 


हम व्यवित के आसपास इकद्ठु होते हैं, व्यक्ति के बिना हमारा कोई काम- 
काज नहीं चलता | हमें ऐसी मूर्ति की जरूरत रहती है जिसे हम श्राँखों 


० रे पा 
2४ हि ७. 
4०7 |: पे 


पर 
गः १ 
७ 3 
मी भार [ 
५ फ | 
हे |: कै 
बता (कु 
33... ५७४ प्राप्रद्मा 
अप ए ५५... ५५०७ ७४०- थि 
श्ि घ 5 कं का 
8 4 50 [8 
जन 0 ॥ 
हि +#ी एप: नि न नई. 
० 0, "यन्न 5 न 4, 22 
पड $९ ५ 5 2] ड़ 
घ- वे जि लि ७ ॥ +- 
6 ०५9 ैए ईद६ 5 है ६७ 
(६ प्र | 0 हु £३ प्र 
पट कट 
(५ 2 ७ 5 2 रा 
प्र ऑफ के लठ 
(८ ॥ 5 
पे पर: दे 
है ५२ हे 
तप कर द 
नल रा 4.3 
शदि 5 ह- 
व्पए ५] 
जि 
हा थक: प्र 
[ है जि 
का ड ५: 
बैल «६5८5 


|| 


रा 
(क्‍ 


ट 
ह 


दधरगाभगर :* 


॥प5गा । 


साधखया 


घा 


बयग का घाच्गा मे 
जा 


कर] 


ह 
नह 


। भर 


त्‌ 


र॒ 


। 


९ 


गा 
स्का) 
जान 


डे 


णए्ग्म् 


(मे 


8] 


श्ए्र भारतीय संस्कृति 


तत्वज्ञान हमारी सम+ में आता है उसी तत्वज्ञान की हम पुजा करने 
लगते हैं। श्रपनी दृष्टि से उस महापुरुष का जो स्वरूप हमारे ऊपर अंकित 
होता है हम उसी स्वरूप की उपासना करने लगते हैं । 

हम व्यक्ति-पूजा से आरम्भ करते हें और तत्व-पुजा में उस आरंभ 
का पर्यंवसान हो जाता हैं। हम म॒र्त की झोर से श्रम की ओर जाते 
हैं। मृतिपुजा की यह मर्यादा हमें पहचाननी चाहिए। अंत में कभी- 
न-कभी व्यक्त से अव्यक्त की तरफ, मूर्त से अ्रम्ृर्त की तरफ, आकार से 
आन्तरिक तत्व की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा । उसके अ्रतिरिक्त और 
कोई मार्ग नहीं हे । 

हम मंगलप्ूर्ति की पूजा करते हैं। गणेश-चतुर्थी के दिन हम गरपति 
की मूर्ति लाते हें। उस मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन दो, 
चार, दस दिन रखकर उसका विसर्जन कर देते हैं। उस मूर्ति का 
अ्रव्यकत, अमर भाव स्थायी रूप से जीवन से जोड़कर मूर्ति को डुबो 
देते हैं । मूरतिवूजा स्थायी ध्येय नहीं है । उसका यही भ्र्थ हूँ कि हमें 
कभी-त-कभी मू्तिपुजा से आगे बढ़ता चाहिए । 

मानवीय विकात के लिए मूर्तियूजा की तरह ही मूर्ति-भंग करना 
भी आवद्यकीय है । हम मूर्तिपुजक हैं, और मुर्ति-भंग करने वाले भी । 
जिस मूर्ति की हमने कल पूजा की ग्राज भी उसी की पूजा करते रहेंगे, 
यह बात नहीं हैं । हमारी मूरति का तो उत्तरोत्तर विकास होता रहता 
हैँ । पुरानी मूति जाती और नई मूर्ति आती है। मान लीजिए कि बचपन 
में हम अपने माता-पिता की मूर्ति की पूजा करते थे। लेकिन जब बड़े 
होते हैं तो इस मूर्ति को दूर करके भारत माता की मूत्ति की पूजा करने 
लगते हैं । छोटी मां का बड़ी मां में पर्यवसान हो गया । छोदी मां की 
मूर्ति तोड़कर हम बड़ी मां की मूर्ति बनाते हें। हम इससे भी आगे 
जाते हैं । भ्रब भारत माता की भो मूर्ति अच्छी नहीं लगती | हम विश्वंभर 
मां की मूरति बनाकर उसकी पूजा करते हैँ । सारी मानव-जाति की मूर्ति 
बनाकर उसकी उपासना करते हूँ । जन्म देने वाली मां गई और भांरत 
माता आईं। भारत माता गई और मानव-जाति की मां श्ोई । इस 
प्रकार हम उत्तरोत्तर अपनी मृतिपुजा विशाल करते जाते हैं । 


५ 9 
५ 
॥ः 


९ 





श्श्ड भारतीय संस्कृति 


मन्दिर में ही रहते हैं । हम उन्हें बाहर नहीं लाते | इसलिए समाज में ८ 
अपार दुःख और विषमता हैं । 

जिस प्रकार हमेशा हमें मां का स्मरण रहता है उसी प्रकार हमेशा 
हमें मन्दिर की मूर्ति का भी स्मरण रहना चाहिए । वह मूर्ति त्रिलोक 
में संचार करनेवाली होनी चाहिए । हमें सर्वेत्र उसका दर्दान होना 
चाहिए | यद्यपि हिन्दुओं ने मूर्तिपूजा का ऐसा विकास नहीं किया 
है । ऐसा विकास करने की ओर उतका ध्यान नहीं गया, तथापि श्रन्य 
धर्मावलम्बियों की अपेक्षा उन्होंने इसका श्रधिक विकास किया है । हिन्दू 
धर्म की श्रपेक्षा दूसरे धर्मों में भी मूतिपूजा अधिक है। हिन्दू धर्म की 
मृतिपूजा की अपेक्षा दूसरे धर्मों की मूतिपूजा कम उदार है| उदाहरणार्थ, 
ईसाईयों के ऋस अथवा मुसलमानों के काबा को हिन्द्धर्मावलम्बी पवित्र 
मानता है । हिन्दू कहता है जैसी हमारी शालिग्राम की मृत्ति है वैसी 
ही यह उनके लिए हैं । हिन्दू कभी ऐसा नहीं कहेगा कि राम की ढाई 
हाथ की मृति के बाहर संसार में कहीं पवित्रता नहीं है । लेकिन इसके 
विरुद्ध क्रास को पवित्र माननेवाला ईसाई राम की मूत्ति को पवित्र 
नहीं मानेगा | वे इस कल्पना को सहन भी नहीं करते कि उनके धर 
ग्रौर उनके धर्म-चिक्न को छोड़कर संसार में कहीं पविन्नता भी हो 
सकती है । 

वे मानते हें कि केवल क्राँस ही सत्य है, केवल कावा ही सत्य है । 
उस मृति के परे, उस चिह्न के परे वे जाते ही नहीं । यदि इस रीति से 
देखें तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि मुसलमान और ईसाई केवल 
आ्राकारपूजक और अत्यन्त संकुचित मूर्तिपुजक हैं । हिन्दू तो उस आकार 
के परे जाकर भस्रन्य मूर्तियों को भी उतना ही पवित्र मान सकता हैं। 

मूतिपूजा कबसे शुरू हुई ? मनुष्य के जन्म से ! सूर्य की पूजा, समुद्र 
की पूजा, वृक्षों की पूजा, सर्पे की पूजा--यह्‌ सब पूजा के प्रकार अ्रनादि 
हैं। लेकिन पत्थर का श्राकार बनाकर मन्दिर का निर्माण करके पूजा 
करना कबसे शुरू हुआ ? बहुत से लोग कहते हैं कि यह मन्दिर की 
मृतिपूजा वुद्ध के निर्वाण के बाद प्रचलित हुई। बुद्ध के.निधन के बाद 
उनकी सैकड़ों मूर्तियां वनीं। भिन्न-भिन्न संघारामों में बुद्ध की मूर्तियों की 


$ + क॥ मी 7 





8] 
5 पे वे 
हु सं कि 
| ः हा . । 
पु ः + 5 ५ है 
््‌ | ८ पलक ४ 
(७ पे 8 ः 
शक गे हक 2 
ः 7 833 न हूँ६४ 6 ढ़ 
कक जी 
श्सि से का 5: 
४ के | कर 
पी अं भ द न ढ 
भू ० अं ॥/ 5 है 7 
हा हल 5 हू छिप ये 
: हि ० गा 
| 5 8 5 ४ ः कप ह 
५ पे (प न 
पति ५ जि स 
3 ( 27 ० कक प्र 
हि 7 शी 4३% » 
जो १५ 35 ढ र 5 
[6 [६ ट* के ४ रे 
ः 5 
5 दा न्‍ 
। न कट 
०. *+- *% 2 हि. पट हे 
न श्ञ च् 4 बम ््ा 
भू फिट हर ्् 
। 5 पु 38- ४ 358 ह 
हे प्र रण पट 
४ कह _ (श्य 8 
+ + +5 74५ ्िय हु , 
3 3 ए न दर 
.. के >ा तप पा हि 
मई आ जग कि 
कील पा 5० ८ 
हि ः ल्‍८ म्ब णएः 
85१. ४६५५ पर ः 
दे कि रा ः हा ध 
पर न न्‍ 
5 हा ४० 
| १. रु 
रक कक हे रे 
चुप पा ्य 5 
३७० 2 पर 
तय थ न्‍ 
४० 72 पि 
हर दे लक ः 
म> 
् पट ड़ 
$ 7 2 7 
ि र प्र ि फ्न ६ 5 
_ भर शा का 
है ५" यु 
ल्‍क जप हा 
छः  £ पक 
आस ् 
: .. +* 
८४ 
प्य 





श्प्द्‌ भारतीय संस्कृति 


है, यदि ऐसे प्रज्वलित तेज के गोले को ईश्वर का अंश मे मानें तो फिर 
किसे मानें ? 

गंगा-जेसी हजारों एकड़ जमीन को शस्यशामला बनाने वाली नदी, 
हिमालय-जैसा गगनचुम्वी हिमाउ्छादित पर्वत, आकाश को चूमने वाले 
प्रचण्ड वटव॒क्ष, उदार, वीर, गम्भीर वनराजकेसरी तथा अपने भव्य, 
दिव्य पंख खड़े करने वाला सौन्दर्यमूति मयूर, यदि इन सबमें हम 
भगवान्‌ का वैभव न देखें तो फिर कहां देखें ? 

विश्वमित्र के द्वारा अपनी आंखों के सामने अपने सी पुत्रों की हत्या 
देखकर भी शान्त रहने वाले भगवान्‌ वशिष्ठ, सत्य के लिए राजपाट 
छोड़कर वन जाने वाले भगवान्‌ रामचन्द्र, अपने शरीर का मांस करवत 
से कटवाकर देने वाले राजा मयूरध्वज, बचपन में ही जंगल में चलने 
बाले तेजस्वी प्र व, महाभारत की रचना करनेवाले मह॒षि व्यास, ये सब 
ईइवर की ही विभूतियां थीं । 

बच्चे का लालन-पालत करते वाली, बच्चे को दु:खी देख सुधबुध 
खो देने वाली, अपने प्रासों की बाजी लगाकर बच्चे के प्राण बचाने 
वाली, कहीं कुछ भी श्रच्छी चीज मिले तो पहले बच्चों को लाकर देने 
वाली, बच्चे को मीठा भोजन, श्रच्छे कपड़े सब कुछ पहले देने वाली तथा 
जिसका सारा जीवन ही जेसे पुत्रमय हो गया हो, यदि उस प्रेमसागर मां 
को भगवान्‌ न सातें तो फिर किसे माने ? 

सातुदेवो भव ॥ 

यह श्रुत्ति की श्राज्ञा है । क्या श्रांपको भगवान्‌ की पूजा करनी है ? 
यदि करनी हो तो अपनी माता की पूजा करी। वह भगवान्‌ की ही पूजा 
हो जायगी। ईइवर के अपार प्रेम की कल्पना हमें माता के प्रेम से ही 
हो सकेगी । ; 

और पशु से मनुष्य बनाने वाला महान्‌ सदुगुरु भी तो ईदवर की हो 
मूर्ति है। मां-बाप ने शरीर ही दिया; लेकिन गुरु ने ज्ञान-चक्षु दिए । 
उसने यह सिखाया कि मानव-जन्म किस प्रकार सार्थक हो सकता है । 
वे गुरु मानो हमारे भगवान्‌ ही हैं । 

ये सब भगवान्‌ की ही मूर्ति हैँ । संसार में इत महान्‌ लोगों के 


७) 
95 
कर 


प्रजा 


झति-प् 


? फीकी 


कह 
है] 





चर 
बे 


ये गति । 


भार 


4 


॥। 4 
पा 

बॉ 

शत | 
>- जे क 
ब्क 

॥.. ४; 

० आर 
2६ हे 
न 
0 रा 
् र 

९ बज 
के 
हैक... ५०० 
>> ८» 
-आउ 
ेच 
बन हार 
डेढ़, 2०) 
कं. 8 
॥> 
$.... ० 
भजन 5 
: 
पक 
कर 
कब 2; 
का 
बम. हल 
कं 
जि |] 
कच्चे दाण 
कक पक 
6 
पा अर 
कोमल. 7 ४ मी 
७ पक 
७ अल 
4, - 
हर ।. 
कल 5 82: 
न « 
पक दर कि 5 
पर 
कस 
+> कं 
न] 
-* हल 
+ 
स््क उम 
ं. अ>]« 





श्श्८ भारतीय संस्कृति 


समभना जरा कठिन हैं। लेकिन इन्हें तो समझता ही है। यदिन 
समझे तो जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा । 

अंत में हमें यही सीखना है कि सर्वत्र भगवान का ही दर्शन हो 
रहा है । यही मू्तिपुजा का पर्यवसान हैं। फिर सब ओर उसी की मूर्ति, 
सर्वत्र उसीके प्रनंत मंदिर । प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यवित मानों उस 
चिदम्बर, दिगम्बर का हो मंगल मंदिर है । सच्चे भक्त को प्रत्येक वस्तु 
में उस चिस्मय ईइवर का ही दर्शन होता है । वह सारे संसार को 
भवित और प्रेम से देखता रहता है भर उसकी श्रांखें आ्ानंदाश्र भ्रों से 
भर जाती हैं । ;$ 

मूर्तिपुजा करते-करते विश्व ही मूति दिखाई देने लगना चाहिए। 
लेकिन यदि सारी चराचर सृष्टि मंगल और पवित्र प्रतीत न हो तो कम- 
से-कम मानव प्राणी को तो पवित्र और महान प्रतीत होने दो । मृत्तिपृजा 
का यह पहला पाठ तो हमें सीखना ही चाहिए। परन्तु मनुष्य ने यह 
पाठ श्रभी तक नहीं सीखा है । 

हमें यांत्रिक ढंग का कर्म पसन्द आ्राता है। परन्तु धर्म का भर्थ है 
संस्कार । प्रत्येक कार्य की छाप जीवन पर पड़नी चाहिए । हम रोज 
मू्तिपूजा करते हैं। लेकिन जीवन पर उसकी क्या छाप पड़ती है ? क्या 
पूजा करते हुए हम मन से कहते हेँ---भगवान ! श्राज की अपेक्षा कल मेरे 
ये हाथ अधिक पवित्र बनेंगे । आज की अपेक्षा कलथ्मेरी ये आंखें अधिक 
प्रेमपूर्ण और प्रामाणिक बनेंगी । श्राज की अपेक्षा कल मेरा यह हृदय 
श्रधिक विशुद्ध और विशाल बनेगा। आज की अपेक्षा कल मेरी वृद्धि 
अधिक स्वच्छ और सतेज बनेगी ?' 

हमारे मन में कुछ भी नहीं रहता । चौबीस वर्ष पूर्व हमारे ये हाथ 
जितने अ्रपवित्र थे, उतने वल्कि उससे भी श्रधिक अपविन्न आज २४ वर्षो 
की पूजा के बाद हैं। न विकास है, न पविच्नता है, न प्रेम हैं । श्रभी 
भेद मिटा नहीं हैं। अहंकार खत्म नहीं हुमा है, फिर यह यांत्रिक पूजा 
क्या काम आवेगी ? 

मूर्तिपूजा में कृतक्ृत्यता की सुन्दर कल्पना है । कृतज्ञता जैसी 
सुन्दर वस्तु संसार में कोई नहीं है । ईइवर ने हमें सबकुछ दिया है । 


बन्न हर 


२६० भारतीय संस्कृति 


हो जाती है । राम को पहनाया हुआ दुपट्टा मन्दिर के मालिक की वेश्या 
के शरीर पर सुशोभित होता है। भगवान्‌ को चढ़ाये हुए हीरे-मोती 
वेश्या कै नाक-काच की शोभा बढ़ाते हैं । 

झ्राज मूर्तिपुजा में गन्दगी आ गई है । हमें आंखें खोलकर मूर्ति- 
पूजा करनी चाहिए। मूर्ति के सामने रुपया-पैसा चढ़ाना बन्द होना 
चाहिए । मन्दिर तो एक ऐसा स्थान है जहां संबको बड़ी नम्र भावना 
से आना चाहिए । वहु स्थान बड़ा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। 
यदि वहाँ आते ही मंगल भावता मन में आ जाय तो काफी हैं। मृर्तिपूजा 
का यही उद्देश्य हैं कि पवित्र मन्दिर में जाकर हम भी पवित्र बनें 
और बाहर के संसार में पवित्र व्यवहार करने के लिए निकलें। 
भारतीय संस्कृति में मूततिपुजा की बहुत बड़ी महिमा है । जिस संस्कृति 
में मूतिपुजा हैं उस समाज में तो प्रेम, स्नेह और दया की बाढ़ आनी 
चाहिए । लेकिन बड़े दुःख को बात है कि इस मन्दिरों में ऊंच-नीच भावना 
के पिशञाच ऊधम मचा रहे हूँ। हमारे देवताश्रों की म॒र्ति अ्रष्ट होती हैं 
और उनको छूत लगती है । जहां भगवान्‌ ही पतित और भ्रष्ट होने लगे 
वहां शुद्धि कोन करेगा ? भूदेव ब्राह्मण करेगा ? 

वास्तव में तो मन्दिरों की आवश्यकता नहीं है । इस विश्व-मन्दिर 
में अनन्त मूर्तियां हैं । इस विश्व के प्रत्येक अणु-अरणु से उसकी 'पृष्ठ- 
भूमि में रहने वाली शक्ति की कल्पना होती है । एक अरब निवासी से 
एक ईसाई मिशनरी ने पुछा, “आ्रपको यह किसने बताया कि ईइबर 
है 7” उस अरब निवासी ने कहा, “इस रेगिस्तान में कल-कल शब्द 
करके बहने वाले भरने ने। इस रेगिस्तान में पैदा होने और रसपूर्ण 
फल देने वाले खजूर के वृक्षों ने । रात को दिखाई देने वाले हरे नीले 
तारों ने ।/ इस उत्तर पर वह मिशनरी नीची गत करके चला गया। 

प्रत्येक जगह भगवान की मूर्ति है । तारों को देखते ही ऐसा लगता 
है कि उसे प्रयाम करना चाहिए। फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि 
उसे प्रणाम करना चाहिए । महापुरुष को देखते ही ऐसा लगता हुँ कि 
उसे प्रशाम करना चाहिए | भव्य दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि 
प्रशाम करना चाहिए । इस अनन्त विश्व में अनन्त मन्दिर और अनन्त 


२६२ भारतीय संस्कृति 


मे तो जैसे इन भिन्न-भिन्न प्रतीकों को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखने की 
प्रादत ही पड़ गई हैं । यह बात नहीं कि उसके अर्थ सही ही होंगे । यह 
बात भी नहीं है कि उन प्रततीकों का सिर्माण होते ही वे भाव भी रहेंगे । 
लेकिन उन प्रतीकों में नया श्र्थ देखने से भी कुछ नहीं विगड़ता । अर्थ 
का विकास होता है। 

कमल भारतीय संस्कृति का प्रधाव प्रतीक है । कमल को हम सारे 
प्रतीकों का राजा भी कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति में कमल की 
सुगन्ध आ रही है | भ्रतः इस कमलनपुष्प में इतना बड़ा और अच्छा अर्थ 
कौन-सा है ? 

ईश्वर के सारे झवयवों को हम कमल की उपमा देते हैं। कमल- 
नयन, कमल-वदन, कर-कमल, चरणुकमल, हृदय-कमल श्रादि कहने , 
में कौनसी मधुरता है ? कमल में अलिप्तता का गुणा हैँ । पानी में रह- 
कर भी वह पानी के ऊपर रहता हैं, कीचड़ में रहकर भी वह कीचड़ 
के ऊपर फूलता है । कमल अनासक्त है । हम कहते हैँ कि ईश्वर करके 
भी अ्रकर्ता ही रहता है । वह इस सारे संसार का व्यवहार चलाता है; 
लेकिन यह सारा व्यवहार वह अनासक्त रहकर ही चलाता है । 

कमल में अलिप्तता है । इसी प्रकार उसमें दूसरा गुण यह है कि 
वह बुराई में से भी अ्रच्छाई ग्रहणा कर अपना विकास करता है । बह 
कीचड़ में से भी रमणीयता ग्रहण कर लेता है । वह रात-दिन तपस्या 
करके अपना हृदय मकरंद से भर लेता है । 

उसका मुंह सूर्य की झर रहता है । प्रकाश को देखते ही वह फूल 
उठता है । प्रकाश के समाप्त होते ही वह बन्द हो जाता हैं। प्रकाश 
मानो कमल का प्राण है। भारतीय संस्कृति प्रकाशोपासक है । 'तमसो मा 
ज्योतिर्गंमय' भारतीय संस्कृति की आरती है । 

कमल शतपत्र हैँ, सहखपत्र हैं। कुछ कमलों में सौ और कुछ 
में हजार पंखुड़ियां होती हैं । भारतीय संस्कृति में भी सो पंखुडियां 
हैं। सेंकड़ों जातियां, अनेक वंश, अनेक धर्म, अनेक पंथ सभी का सार 
ग्रहण करके वहु बढ़ती है । वह एक-एक नवीन पंखड़ी जोड़ देती है ! 
भारतीय संस्कृति का कमल अभी घूरा खिला नहीं है। वह भ्रभी खिल 


श्द्ड भारतीय संस्कृति 


आनन्द चाहते हैं तो परम्पस के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छा का हवन 
करना पड़ेगा । तभी श्रापका गृहस्थाश्रम सुखी बन सकेगा। यदि पति 
अपनी हो चलाएगा, श्रपतती ही बात के लिए ह॒ुठ करेगा तो फिर 
सुख कैसे मिल सकेगा ? संसार तो मानों सहयोग है, लेन-देव है । भ्ौर 
श्रन्त में तो आ्रापका गृहस्थाश्रम भी समाज के लिए ही है । यदि समाज 
मांग करे तो अपने वाल-बच्चे, घरवार, अपना सर्वेस्व श्रपण कर दीजिएं । 
सेवा तो मानों हवन ही है । 

पवित्रता मानो चिर यज्ञ ही है । उत्तरोत्तर अधिकाधिक पवित्रता 
प्राप्त करने के लिए छ्लुद्र वस्तु का होम करना पड़ता है । सर्वेस्व-त्याग 
ही तो निर्वाण है, मोक्ष है, 'अपनी आंखों अपनी मृत्यु देखना' है । भौर 
वही है पवित्रता की पराकाष्ठा । 

इस यज्ञ-प्रतीक का ही रूपान्तर भस्म-प्रतीक में हो गया है । संध्या 
करते समय, देव-पूृजा करते समय शरीर में भस्म लगाई जाती है । सारे 
शरीर में भस्म लगाई जाती हैं। भगवान्‌ की प्राप्ति, ध्येय-प्राध्ति सस्ती 
नहीं है, उसके लिए होली जलानी पड़ती है । स्वार्थ की, सुखविलास की 
राख बनानी पड़ती हैं । सब इच्द्रियों की वासना को भस्म करना पड़ता 
है । शरीर को भस्म करना पड़ता है। यदि देव-मन्दिर में जाना है तो 
भस्म लगाकर उसमें प्रवेश करो । यदि घ्येय की पूजा करनी है तो 
संर्वेस्व में आग लगाकर वाहर आजाग्रो । 

तुकाराम महाराज ने कहा हँ--- 

अपने घर में श्राग लगाकर | देखो उसे न पीछे मुड़कर ॥। 

अपने घर में भ्राग लगाकर पीछे मत देखो । पीछे बालों का 
वया होगा इसकी चिन्ता मत करो । बस तुम्हारा ध्येय और तुम। 
प्रसिद्ध संत सखाराम महाराज जब पंढ़रपुर के लिए रवाना होते थे 
तब वे सवसे पहले अपनी कोंपड़ी में आग लगाते थे और पंढ़रपुर की 
ओर जाते थे। भगवान्‌ के पास जाते समय पीछे की चिन्ता नहीं होनी 
चाहिए। भगवान्‌ के पास जाना, ध्येय की पूजा करना मानों सती का 
क्षत है । 

हम मस्तक पर गन्ध क्‍यों लगाते हैं ? पहले भगवान्‌ को गन्ध लगा 


२६६ भारतोय संस्कृति 


जिसका कोई अन्य भोक्‍ता न हो उस हृदय को ही भगवान्‌ के श्रप॑ण 
करो। भवित श्रव्यभिचारिणी होती है | ",0ए९ 8 ]88॥008' 
प्रेम किसी अन्य को सहन नहीं करता । हृदय 'एक ही व्यक्ति को 
दीजिए । यदि भगवान्‌ को देना है तो भगवान्‌ को दो । जिस किसी को 
देना हो पूरी तरह से दो । अपना ताजे रस से पूर्ण, निर्दोष, पूरी तरह * 
खिला हुआ व सुगन्धित हृदय-पुष्प सेवाकर्म को अर्पणा कर दीजिए । 

हम भगवान्‌ को नैवेद्य लगाते है तो क्या करते हैं ? भगवान्‌ की 
कौत-सा नैवेद प्रिय हैं ? हमारी सारी क्रियाएं ही नेवेद हैँ । वह छीटी- 
सी कटोरी या निर्मल दूध मानो आपकी स्वच्छ सुन्दर क्रिया है । भगवान्‌ 
को कर्म का नैवे्य लगाना चाहिए । जो कुछ भी करें उसे भगवान्‌ को 
प्रपण करना चाहिए । “* तत्सत्‌ ब्रह्मर्पणमस्तु' यह प्रत्येक कर्म का 
ग्रन्तिम मत्व है । 

जिस दिन मेरे मन में यह कल्पना आई उस दिन मुझे भगवान्‌ पर 
दया आगई । मन में ऐसा लगा कि भगवान्‌ अनन्त जन्मों से भूखा है। 
यदि घर में कोई वृद्ध पवित्र माता हो और वह कोई अन्य पदार्थ न खाती 
हो; लेकिन यदि उसके बच्चे उसे प्याज की पकौड़ियां, लहसुन की चटनी 
तथा इसी प्रकार के श्रन्य पदार्थ लाकर दें तो वह ब्रत-उपवास करने 
वाली माता क्या कहेगी ? वह कहेगी “बच्चो, मेरी मज़ाक मत उड़ाओो । 
क्या मैं इन पदार्थों को स्पश करती हुं ? यदि देना ही है तो भ्रच्छी चीज 
दो । नहीं तो मुझे कुछ भी मत दो; लेकिन मेरे सामने गन्दगी मत आने 
दो ।” भगवान्‌ भी यही बातें कहते होंगे । हम मानव आज हजारों वर्ष 
से अनन्त अन्तर्वाह्म क्रियाएं करते थ्रा रहे हैं । वे सब भगवान के पास 
जाती हैं । भगवान्‌ को उन क्रियाओं का न॑वेद्य मिल रहा है । लेकिन 
क्या वहु उस नैवेद्य को खा सकेगा ? क्या वह उसमें से एक भी ग्रास 
निगल सकेगा ? नैवेद्य लगानेवाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये विचार 
आने चाहिए । 

हम भगवान का अभिषेक करते हैं । अभिषेक का श्र्थ है सतत घार | 
एकदम घड़ा भर पानी डाल देना शअ्रभिपेक नहीं है । भ्रभिषेक तो एक 
प्रतीक है । जिस प्रकार पानी की अखण्ड घारा भगवान पर पड़ती है 


श्द्र८ भारतीय संस्कृति 


लगाने का अर्थ है इन्द्रिय-दमन करना । हे भाई, जब लंगोट-वन्ध रहोगे 
तभी ज्ञान मिल सकेगा । संयमी बनो । 

जंघा और भुजा पर दर्भ काटी जाती है । गुरु के पास सेवा करते 
हुए हाथ-पेर टूटने लगेंगे; लेकिन इससे परेशान मत होना। गायों के पोछे- 
पीछे जंगल में जाना पड़ेगा । तुम्हारे पेर लगने लगेंगे । पानी खींचने से 
तुम्हारे हाथ टूटने लगेंगे । लेकिन विद्या के लिए यह सब करना चाहिए ! 
यदि दर्भ के सिरे की भांति कुशाग्रवृद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो बिना 
हाथ-पेर हिलाये वह कंसे प्राप्त हो सकेगी ? 

जनेऊ के समय मातृ-भोजन होता हैं । इतने दिनों तक मां के पास 
रहा । अब दूर जाता हूं । ज्ञान के लिए दूर जाना है । प्रव मां अपने 
बच्चे को दूर कर रही है । इतने दिनों तक सगृण भक्ति थी | श्रव 


. निगुणा भक्ति शुरू करना हूँ। अव मां मन में रहेगी । गुरु-यृह ही मां 


होंगे । प्रव नई ज्ञान देने वाली मां प्राप्त करनी होगी । 

ब्रह्मचारी, परिव्राजक, संनन्‍्यासी इन सबके हाथों में दण्ड रहना 
चाहिए । दण्डधारी होने का बड़ा गृढ़ अर्थ है । जिस प्रकार दण्ड सरल 
होता है, वह टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता, भुकता नहीं हैं । उसी प्रकार मोह के 
आगे गरदन नहीं भुकानी चाहिए | यदि काम-क्रोध सामने आयें तो उन्हें 
भगा देना चाहिए। ब्रह्मचारी श्रौर संस्यासी को किसी की खुशामद नहीं 
करनी चाहिए । वे ध्येयनिष्ठ रहेंगे । ध्येय को नहीं छोड़ेंगे | ध्येय. कभी 
समभोता नहीं करता । सत्य कभी समभौता नहीं करता । गृहस्थाश्रम में 
सारे समभौते हें। गृहस्थाश्रम का श्रर्थ हैं थोड़ा आपका, थोड़ा मेरा । लेकिन 
ब्रह्मचर्य और संन्यास का अर्थ तो है प्रखरता । वहां 'त्वया अर्थ मया अर्ध! 
जैसा वाजार नहीं होता । वहां सारे काम सीधे-सरल होते हैं । ब्रह्मचर्य श्रौर 
संन्यास की गरदन केवल ध्येय के सामने ही भुकेगी। गृरु मानो ध्येय-मृर्ति 
हैँ । उनके सामने ही वह भूकेगा । दूसरे किसी के सामने वह नहीं 
भुकेगा । यह ब्रह्मचर्य और संन्यास का प्रज्वलित तेज हैं । इस तेज के 
सामने संसार कुक जायगा । वह उसके चरणों में गिर जायगा । वासना- 
विकार जिसके चरणों में गिर जाते हें उसके चररों में कौन नहीं गिरेगा ? 

विवाह के समय पर्दा रखा जाता है, अन्तिम ताली चजने पर यह 


प्रतीक रद 


पर्दा दूर हो जाता है | अब वर-वधू में कोई अन्तर नहीं रहता । इसके 
पहले क्षण तक ब्रन्तर था; लेकिन भव तो उतका जीवन एकरूप हो गया 
हैँ । भव मिलन हो गया है । श्रव में तेरा श्रौर तू मेरी । मेरा हाथ तेरे 
हाथ में श्लौर तेरा हाथ मेरे हाथ में | तेरा हार मेरे गले में और मेरा हार 
तेरे गले में सुशोभित होगा । हम एक-दूसरे को सुशोमित करें, संतुष्ट 
करें । श्रव जो कुछ मेरा है वह तेरा श्रौर जो कुछ तेरा है वह मेरा ! 

सप्तपदी की विधि सबसे पश्रधिक महत्व की हैँ । सात कदम साथ- 
साथ चलना । लेकिन सात कदम का श्रर्थ केवल सात कदम नहीं हूँ । हम 
हमेशा साथ-साथ रहें, साथ-साथ चलें-- 

नत म्हणति सप्तपददें सहवासें सख्य साधुजञीं घड़तें 

सन्त के साथ चार कदम ही चलिए। वह श्रापका हो जायगा । वह 
आ्रापको नही भूलेगा । सात कदम चलने का मतलब हुँ हमेशा का साथ 
होना । वार सात हैं । सप्ताह के सातों दिन हम साथ-साथ रहें । प्रत्येक 
दिन हमारे कदम साथ-साथ पड़ें | सप्तपदी का मतलब यह है कि जीवन- 
यात्रा में हम साथ रहें, साथ-साथ चढ़ें भ्रौर साथ-साथ गिरें। सुख-दु:ख में 
एव्रूप रहें । सप्तपदी के समय ही अग्नि की सात प्रदक्षिणा करते समय 
वर-वधू उसके ग्रासपास सूत बांधते है । वधू-वर के भ्रासपास यूत बांधा 
जाता हूँ | वर-वधू एवात्र बाघ दिये जाते हैं | अब उनका जीवनरूपी वस्त्र 
एकसाथ बुना जायगा | श्रव उन दोनों का श्रलग जीवन नहीं रहा। अब 
उन्हें साथ-साथ रहवार दृःख-सुख वंग एका ही कपड़ा बुनना हैँ। भला- 
बुरा जो कुछ भी हो वह दोनो का ही हैँ । उम्र सूत्र में एकमूत्रता 
ऐी दिखाई देती है । उप्तमे यह भाव भी हैँ कि हम संस्तार में एकमूत्रता 
रएे । एक-एसरे वे प्रति झाततायी न बने । 


ध्प! 


बरात के जाने वे समय नाल लाई जाती हैं । जब वर के घर व 
थ्राती है. तब उसमें सोलर दीपों को रखकर उससे उसवी आरती की 
जाती है । पिर भाल को सदवे सिर पर रखा जाता है | थे सोलह दीपक 


हु 


? काल एव: डांस दी बड़ो-सो टोकरी होतो है, शित्तका ध्राक्ार बड़ी 
घाजी-झेसा ऐोता है । ; 


२७० भारतीय संस्कृति 


किस वात के द्योतक हैं ? ये मानो चन्द्रमा की सोलह कलाएं हैं। 
चन्द्र मत का देवता है श्रुति कहती है--..चन्द्रमा मनसो जातः। 
चर्रमा को मत का देवता मानने में एक बड़ा काव्य समाया हुआ हैं। 
चन्द्रमा के हमेशा दो पक्ष होते हें---कष्णपक्ष और शुक्लपक्ष । चन्द्र कभी 
श्राधा, कभी पाव और कभी बिलकुल कुछ नहीं होता है । हमारे मत का 
भी यही हाल है । कभी वह अत्यन्त उत्साही होता है, कभी विलकूल . 
निराश, कभी सात्विक वृत्तियों से भरा पूरा रहता है तो कभी द्वेष, मत्सर 
झ्रादि से भर जाता है । कभी मन में अंधेरा रहता हैं कभी प्रकाश । मन 
क्षण भर में रोने लगता है, क्षण भर में हंसने | घड़ी भर में श्राकाश में 
और घड़ी भर में अनन्त गहरी खाई में । 

इस प्रकार यह्‌ मन चंचल हैँ । इसका तुम्हारे वर-बंध्‌ दोनों के 
जीवन में विकास हो । मन की सोलह सत्कलाप्रों के विकास के लिए । 
इन सोलह दीपों से एक-दूसरे की आरती करने में, इन सोलह दीपों को 
वर-वधू को दिखाने में कुछ अर्थ होगा । विवाह क्‍यों होता है ? विवाह 
श्राखिर एक-दूसरे के विकास के लिए हैं। एक-दूसरे को सहारा देकर, 
एक-दूसरे को शिक्षा देकर, एक-दूसरे को संभाल कर उत्तरोत्तर अधिक 
विकास करे । केवल पुरुष श्रपूर्ण है; लेकित दोनों को पास आकर जीवन 
में पूर्णता लाती हँ---इत्यादि कितने ही भाव उस भाल में होंगे । वह बड़ा 
ही पवित्र और सुन्दर दृश्य होता है । रात का समय होता हूँ । वधू पीहर 
' रहकर ससुराल आई है । अब उसके नवीन जीवन का प्रारम्भ हो रहा 
हैं। वधू का नाम बदल दिया जाता है। मानो उसने अपने पूर्व जीवन से 
संन्यास ले लिया हो। संन्यास-आश्वम में पहले का नाम बदल दिया 
जाता है मानो नया जन्म ही शुरू हो रहा है । पहले के सम्बन्ध, पहले 
की आसवकित, पहले की सब वातें मिटा डालनी पड़ती हूँ । पति के नये घर 
में नई गृहस्थी शुरू करनी होती हैँ । हृदय में उथल-पुथल होती हैं । ऐसे 
समय ही उन सोलह दीपों का दर्शन कराया जाता हैं । उस भाल में रखे 
हुए दीपकों की ज्योति जगमगाती है । तुम्हारे आत्मचन्द्र का भी ऐसा ही 
प्रकाश पड़े--- 

नजर न श्रावे श्रातम-ज्योति 


प्रतीक्क २७१ 


तैल न बत्ती बुक नहीं जाती 
ऊंसे माणिक मोती ॥ नजर०॥ 
छिलमिल-शिलमिल निशिदिन चमके 
जंसी निर्मत्ठ ज्योति ॥ नजर०॥॥ 
काहुत कबीर सुनो भाई साधू 
घर-घर दाचत पोथी ॥ नजर० 0 
रात-दिन मन में चमकते रहनेवाले इस दीपक को पहचान लीजिए । 
पर-घर पुस्तकें पढी जाती हैं; लेकिन वह श्रात्मतत्व, वह कभी न बुभने 
वाली प्रात्म-ज्योति मारिक मोती की भांति, निर्मेल तारों की भांति 
प्रखण्डरूप से जल रही है । क्‍या वह किसी को दिखाई देती है ? वह 
बविसी को भी दिखाई नहीं देती । लेकिन वर-वश्ू, तुम श्रात्मा को 
पहचानो । धीरे-धीरे विषयों को शान्‍्त करके मन की प्रसन्नता, संपूर्ण 
प्रसन्नता, चिरंजीव प्रसप्नता प्राप्त करो। 
भारतीय संस्कृति में, सोलह संस्कारों में इस प्रकार के प्रनेक प्रतीक 
है. । मृत्यु के बाद जब शव ले जाया जाता हैं तव एक मटका उनके बागे 
ने जाया जाता है। इसका मतलब यह हैँ कि यह तो मृण्मय घरीर घा, 
यह श्रव फूट गया हैँ । इसमें रोने-जैसी या पश्नेसशिक बात कौन-सी है ? 
उस शव को स्नान कवाराया जाता हूँ, नये वस्त्र पहनाये जाते हें वयोकि 
दह नवीन पर में जा रहा हूँ । श्रतः उसे शुद्ध स्वच्छ होकर भगवान्‌ के 
पास जाने दीजिए। उसे बिलकुल कोरे नये वस्त्र पहनकर जाने दीजिए । 


रते समय बग्बल पर सुनाया जाता हूँ । इससे यह ध्वनि होती है कि 


ट। 


जप 


घ्रमासवत्र रोकार, संचयद्ति छोड़कर, भगवान्‌ के घर जाप्मो. इस गरीर 


त्र्रुदा 


को छोट दो । मरते समय, प्राण निकलते ही मह में तलसो-पत्र रख 
जाता है । एसदा यह प्र्ष है कि शरीर पर तुलसी-एच रख दिया गय 


का ये नदी का जजकू कक ह.+पाही थे य पा रे 
7॥ घद यह शब्यर भगवान्‌ काहो गया है । जीवित झवदस्पा में ली 
02% 2 हे 
लत हे कमर पक की के फको है +& ण “नह - #7+ ६ न्य्र प्र ने रू दा ४ 
हुदनी शो मादा शादि गने में पहदी जाती हैं। इसबा यही मतलब है 
दा ष्एं व्यय दा ई | द्द्त् दर हऊसी-एचर सर्द दिया रा नि व्ाट्र 
रे ६ ०१ (उ ।दद् ज। हे अब 
+>क $अफीपनकणा द्राक पे ह* हे 
णए एाएडजपदाण का ण्या स्क्ि। 
 »8 (“० कप दा++ सु छ्ज्ज न पु च्- ह्ड्च्दा जे किए ज-ल 
+ ("६ ४५ $ »4५३ 5६३ जन 5. । दइन्ाना यह 3७ है ५:42 हट जि छात शक क 


२७२ भारतोय संस्कृति - 


बातें सुने। शिव--कल्याणकर--ही सुनें, क्योंकि रुद्राक्ष शंकर को प्रिय 
हैं । शंकर का अर्थ है कल्याणकारक । शंकर को हमेशा वही भच्छे 
लगते हैं जो हमेशा शिव होते हैं, हितकर मंगल होते हैं । गले में भी 
रुद्राक्ष पहना जाता है। अंगृली में पवित्रक पहनते हें । इसका यही भाव 
है कि अंगुलियां पविन्न काम ही करेंगी । 

वारकरी* हमेशा अपने पास भगवा मंडा रखता है। इसका मतलब 
यह है कि वह जहां जाता है वहां भगवान्‌ के सैनिक के रूप में, खुदाई 
खिदमतगार के रूप में । भगवा रंग ही क्यों ? भगवा रंग त्याग का 
सूचक है । संन्यासी के वस्त्र भी भगवे होते हैं । संन्यास का प्रर्थ है 
संपूर्ण त्याग, महान यज्ञ । भगवा रंग ज्वाला का हैं । वह बिलकुल लाल 
नहीं होती । इसीलिए यह भगवा रंग है । 

शंकराचार्य के पास हमेशा मशाल होती थी। संभवत: इसका यह 
मतलब हैँ कि हमेशा प्रकाश की ही पूजा की जायगी | धर्म का ज्ञात देने- 
वाला आचार्य अन्धेरे में की रह सकता हैं ? हमेशा ज्ञान-रूपी यज्ञ 
प्रज्वलित रहना चाहिए। ज्ञान-सूर्य चमकता रहना चाहिए । 

जब हम कोई बड़ी यात्रा करके आते हैं तब किसी चीज को छोड़ 
देते हैं । भगिनी निवेदिता देवी ने एक स्थान पर इसका रहस्य बताया 
हैं। उस यात्रा की स्मृति ताजी रखने के लिए हम प्रिय वस्तु का त्याग 
करते हैं । यात्रा तो पवित्र वस्तुओं का, पवित्र स्थानों का दर्शन है । यात्रा 
तो मानो जीवन को पविन्नता प्रदात करने वाला अनुभव है । जीवन में 
यह अनुभव अमर हो जाना चाहिए। नहीं तो उस समय तक के लिए तो 
गंगा का दशेन पवित्र-पावन प्रतीत होता है। घर भरा जाने पर उसकी कोई 
स्मृति नहीं रहती । अतः ऐसा न होने देने के लिए हम कुछ-न-कुछ त्याग 
करने का संकल्प करते हैँ । कोई कहता है---में रामफल छोड़'गा, प्याज 
छोड़ंगा, कोई कहता है--में अश्रतार छोड़गा। इस प्रकार कुछ-त-कुछ 
छोड़ने का निश्चय कर लेने से जंब-जब हमें रामफल दिखाई देता हैं, 





* घारकरी--एक सम्प्रदाय के साधु जो भिक्षा मांगते और भजन 
करते हुए पंढरपुर की यात्रा करते रहते हैं । 


प्रतीक २७३ 


प्याज या झनार दिखाई देताहे तब-तब काशी-यात्रा की फिर से याद 
थ्रा जाती हैं । फिर गंगा का स्मरण, महादेव का स्मरण हो प्राता है । 
गंगा-किनारे प्राचीन ब्रह्मपि, राजपि की तपस्या का स्मरण, शंकराचार्य 
के श्रद्द॑त का स्मरण होता हैँ, मानो हम. फिर से यात्रा करने गये हों। 
क्षणभर में वह सारा श्रनु भव फिर जागृत हो जाता हैं श्रौर जोवन में 
प्रधिक गहरा हो जाता हैँ । वह श्रनुभव हमारे रक्त में मिल जाता है, 
हमें प्रधिक होने लगता है । 

हम जीवन के महान्‌ अनुभवों की सम्पति की चिन्ता नहीं करते, अतः 
हम श्रन्त:करण से दरिद्री रहते हें--हृदय भी दरिद्री प्रौर मन भी दरिद्री। 

"भिकारी जरि इतुकी केली मी वणदण 
रिकामी भोछो माझी जब नाहीं कण ।” 

हमारी जीवन की भोली हमेशा खाली हैँ । बयोंकि सारे प्रमृल्य 
प्रनुभव नष्ट हो जाते हैं । यदि हमने गांधीजी का दर्शन किया हू दो 
उसे हमें श्रपने जीवन में भश्रमर बनाकर रखना चाहिए । विदेशी वस्त्र 
छोड़वार जो ग्रामोद्योग की वस्तु नहीं है उनका त्याग करने से, प्रस्पृश्यता 
दा त्याग करने से वे दर्शन श्रमर हो जायंगे। 

ये प्रनुभव दो तरह से श्रमर होंगे। बछ वस्तुप्नों का त्याग करने 
से श्रोर कुछ वस्तुओ्रों को स्वीकार करने से । जो भ्रमंगल हैं उसका त्याग 
बारो, जो मंगल है उस ग्रहण करो । विदेशी छोडो प्रीर खादी का द्रत 
लो । सादी के कारण गांधीजी का वह दर्शन स्थायी वन जायगा । वह 
प्रसंग हमेशा याट रहेगा, उस समय की भावना याद रहेगी। वह वाता- 
दरण याद रहेगा। हमे अपने शध्रनुभवों को ऐसे ही नहों उड़ने देना 
चाहिए। ये मल्यवान्‌ प्रनुभव, पविन्न प्रसंग ही मानों जीवन की सच्ची 
सग्प्ति ऐै; लेकिन हम उसे हो भूल जाते है, फेंक देते है । 

जद एम घर से वाही दाहर जाते है तो हाथों पर दही 


ह्‌ हो दिया जाता 
९ । था दे णा देना होता है; लेकिन हाथ नहीं धोने होते है । हाथ 
“से ही छाटट लिये जादे है । घारोग्य की दृष्टि से देखनेदाले को इसमें 
पागलपन प्रतीक्ष होगा। लेविन भावना की दृष्टि से देखनेचाले को इसमें 


है ृ 
जे ल्‍ रस 
् रु एयर हराएए दशा। ह्ड़ा भिगिम्छ दस्त है 
रख *$ कु 


र्‌छडं भारतीय संस्कृति ु 


उसे धोग्नो मत, जाते समय में आपके ऊपर स्नेह की स्निगम्घता डाल रहा 
हूं । वह चिपचिपा हाथ मालो प्रेम से हृदय जोड़ने का साधन है । हाथ 
गीला ही लेकर जाइए । सूखे हाथ मत जाझ्ो श्ौर उस हाथ को वैसा ही 
रहने दीजिए । अर्थात्‌ उस प्रेम, उस आद्रता को मत भूलो । 

जामाता के हाथों पर विवाह के भोजन के समय घी डालते हैं । 
उसमें भी यही भाव है। लड़की की माता कहती है कि यह प्रेम लीजिए। 
झ्रापके हाथ में लड़की सौंप दी है । उस अपने हाथ को कठोर मत करो। 
अपने उस हाथ को स्नेहादें रहने दो । प्रेम से सने हाथ से मेरी लड़की 
का हाथ पकड़ो । हाथ पर घी लेने वाला वह जामाता क्‍या अपना हाथ 
हमेशा प्रेमपूर्णो रखता है ? घी की उस घार को देखते ही मेरा हृदय 
भर ब्राता है। मुझे नहीं मालूम कि जामाता का हृदय भर श्रात्ता है या 
नहीं । लेकिन उस प्रतीक में मभे सहृदयता का सागर दिखाई देता हैं । 

वर-वध को हल्दी लगाई जाती है। उनके कपड़े भी हल्दी में रंगे 
जाते हैं। पीले रंग का क्या मतलब है ? कोई कहेगा कि हल्दी आरोग्य 
की दृष्टि से अच्छी है श्रत: उसका उपयोग किया जाता हैं । लेकिन मुझे 
ऐसा लगता है कि आरोग्य के श्रलावा इसमें कोई श्रौर दृष्टि है । उसमें 
यह भाव है कि तुम्हारा सब कुछ सोना हो ।' सुख का संसार सोने-जैसा 
हो । उनके शरीर पर भले ही सोने के गहने न हों। यदि भारी गहने 
न हुए तो कोई बात नहीं । उससे हमारे गृहस्थ-जीवन में कोई कठिनाई 
उपस्थित न होगी। ऐसा लगता हैँ कि उसमें यह भाव होगा कि हम 
कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हों, आनब्द से रहें । इसमें हृदय की 
उच्चाशयता दिखाई देती हैं । वह हल्दी यह बताती है कि भावनाग्रों की, 
सम्पत्ति की, सहानुभूति की कमी न हो । उसमें यह भावना है कि जीवन 
ही सोने का वना लें । 

संक्रान्ति पर हम तिल-गुड़ देते हैं । तिल मानो स्नेह है । उस स्नेह 
में गुड़ मिलाना है । इसका मतलब यह है कि कृत्रिम, दिखाऊ और मन 
में जहर रखकर प्रेम नहीं करेंगे । तव फिर उस स्नेह में सचमुच 
सदुभावना होगी । वह प्रेम मधुर होगा। 'पहले की बातें भुला दें । 
अपने जीवन में परिवर्तन करें, ऋन्‍न्ति करें। पहले के मत्सर-द्वेष भुलाकर 


प्रतीक र्छश्‌ 


प्रेम के--सत्प्रेम के सम्बन्ध कायम करें । 
पूर्शिमा के दिन होली जलाकर शोर किया जाता हूँ। पूण्िमा के 
एक मास पूर्व से फाग चलता हैं। इसका यह मतलब हूं कि मनुष्य के 
मन में दवी हुई विपय-बृत्ति को वाहर निकालकर जला दें । झ्ौर तुम्हारे 
मन में वया है ? उसे बाहर निकाल दो | वबताओ्रो तुम्हारे मन में झोर 
क्या हैँ ? मन की सारी गनन्‍्दगी वाहर निकाल दो । दस दिन छोटी-छोटी 
होलियां जलती हैं। लेकिन श्रन्त में प्रचण्ड होली जलानी चाहिए । संसार 
में यह बात प्रकट करनी चाहिए कि जीवन की सारी ग्नन्‍्दगी जल गई 
है । देखो यह सारी गन्दगी जल गई है । होहल्ला करके संसार को गंदगी 
दिखाकर उसे सबके सामने जलाना श्रौर उस तत्व को भभत समझ 
बार लगा लेना चाहिए। क्योंकि उस राख से नवजन्म होगा । जीवन 
पर खरा विशुद्ध रंग चढ़ जायगा | होली के बिना रंगपंचमी भी नहीं हो 
सकती । जीवन की गन्दगी जलाशो शभ्रौर फिर रंगपंचमी खेलो । तभी 
सच्चा श्लाननद मिलेगा । शंकर के मन्दिर में वू-व्‌ करते हैं । कारण यह 
कि पघांकर ने मदन की होली जला दी थी। मन्दिर में एक वाछ प्रा होता 

| कछाए की ही भांति इन्द्रियों पर संयम होना चाहिए । 

'संपूर्ण विषयों से जो हूटाले इन्द्रियां सभी 
ऊँसे फच्छप श्रंगों को उसकी प्रज्ञा हुई स्थिर ।! 

पछुय्ा मानो एन्द्रिय-संयम का प्रतीक हुं। मन्दिर में जो घंटा बजाया 
जाता हूँ उसमें ऐसा प्रतीत होता हैँ कि योग की अ्नह॒द ध्वनि की 
धस्पना होगी । प्रात्मा परमात्मा की एकता हो गई । समाधि लग गई । 
प्रानरद के गीत शुरू हो गए । जीवन-मन्दिर में मंगल बाद्य शुरू हो 
गये । ध्रनहद ध्वनि वी गजंना शुरू हो गई । कहा जाता है कि योग- 
माय में ध्रनहूद ध्वत्रि सुनाई देती हूँ । श्रनहुद का ध्र्थ है निरन्तर बढ़ने 
दाली । बा जाता हूँ कि निरन्तर एक झ्रखण्ड नाद सुनाई देता है । इस- 
यह भी प्नर्थ होगा कि घंटा दजाने में यह झ्नहद ध्वनि समाई हुई 


क् ्जु 
एमी प्रघदा इसका यह धर्प भी हो सकता हैं कि भगवान्‌ के दर्शन होने 


एर मंगनदाद बजाने दाहिएं । भ्रथदा विदव का सारा कामकाज चलाने 
रन (दर वो एकारकर घंटा वजाकर कहा जाता है क्वि भगवान क्षण 


टउिप# /245 


२७६ भारतीय संस्कृति 


भर ही सही, लेकिन में आपके द्वार पर आया अवश्य हूँ । और यह भाव 
भी हो सकता है कि क्षण भर ही सही लेकिन संसार से अभ्रपता मन 
हटाकर, अपने संकुचित घेरे से निकलकर सेंने श्रापके दर्शन किये हैं । 
भरे हुए कलश का बहुत महत्व हैं। विवाह के समय बरातिन अपने 
हाथों में भरे हुए कलश रखकर खड़ी रहती हैं । जीवन माचो एक मिट्टी का 
कलश ही है। जिस प्राकर खाली घड़े का कोई महत्व नहीं होता उसी 
प्रकार खाली जीवन का भी कोई महत्व नहीं होता । घड़ा भरते डी हम उसे 
अपने सिर पर 'उठा लेते हैं । उसी प्रकार यदि झापके जीवन का कलक्ष 
प्रेम से, सत्कर्मो' से भर जायगा, ज्ञान से भर जायगा तभी लोग तुम्हें 
श्रपने सिर पर उठायंगे । खाली घड़ा अमंगल-सूचक हैँ । भरा हुआ घड़ा 
मंगल-सूचक हैं । भारतीय संस्कृति में यह मंगल-कलद्य कह रहा है-- . 
जीवन मंगलमय बनाओ ।' 
भगवान्‌ की दीपपात्र से आरती करने का क्या प्र्थ है ? वास्तव 
में इस जीवन को जलाकर भगवान्‌ की आरती करनी है, जीवन का 
दीपक हमेशा जलते हुए रखते हैं । भगवान्‌ की दीपपान्र से आरती 
करके कहना चाहिए---भगवात, इस जीवन का दीपक समाज के लिए 
जल गया हूँ ।' पंचारती का श्रर्थ है पंच प्राण । ध्येय के लिए पंच 
प्राण को न्‍्योछावर करके फेंक देना होता है । 
घृपवत्ती का मतलब क्या है ? इसका मतलब यह कहना हैं कि 
'में इस जीवन को जलाकर सुगन्ध दूगा । जबतक जलते नहीं तवतक 
सुगन्ध नहीं निकलती । भगवान्‌ को चन्दन लगाने का क्‍या मतलब है ? 
उसका यही मतलब है कि अपने इस शरीर को चन्दन की तरह घिसकर 
आपको उसकी सुगन्ध अपित कहझूंगा। ” भगवान्‌ की प्रदक्षिणा करने का 
क्या मतलव है ? प्रदक्षिणा करने से मन में भगवान्‌ का स्वरूप बैठ 
जाता है । एक प्रदक्षिणा करने के वाद भगवान्‌ के दर्शन करना चाहिए, 
प्रशाम करना चाहिए और फिर द्वसरी प्रदक्षिणा शुरू करनी चाहिए ! 
तीन प्रदक्षिणा कीजिये, ग्यारह प्रदक्षिणा कीजिये, एक सौ आठ प्रदक्षिणा 
कीजिए । जितनी अ्रधिक प्रदक्षिणा की जायगी उतना ही श्रधिक भगवान्‌ का 
स्वरूप मन में वैठेगा । प्रत्येक व्यक्ति को अपने ध्येय की प्रदक्षिणा करनी 


प्रतीक र्छछ 


चाहिए । जिसने श्रपना ध्येय मजदूरों की सेवा करना ही बना लिया है 
उसे निरन्तर मजदूरों के श्रासपास प्रदक्षिणा करती चाहिए। उसे उनके 
निवासस्थान देखने चाहिएं । उनके जीवन देखने चाहिएं । जब 
निरन्तर मजदूर-भगवान्‌ की प्रदक्षिणा की जायगी तभी मजदूरों का 
सच्चा स्वरुप मालूम होगा। उनकी श्राखों में भ्रश्नु हें या आनन्द है, उनके 
चेहरों पर तेजस्विता है या मलिनता, उनको भोजन मिला है या नहीं, 
उनके शरीर पर वस्त्र हें या नहीं, यह सब उसी समय मालूम होगा। यदि 
बांग्रेस ग्रामों के करोड़ों किसानों को भगवान मानती है तो काग्रेस के 
भवतों को इन ग्रामों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए । ग्राम मानो महादेव- 
जी के मन्दिर ही हैं । उत् ग्राम में भगवान्‌ का स्वरूप कसा हूँ, वे वहां 
वंसे रहते हैं, वया खाते है, क्या पीते हैं, वया पढ़ते हैं, उनमें ज्ञान हूँ या 
नहीं, उनके परों में दीपक है या नहीं, इन देवताप्रों के बैल कीचड़ में 
पंसते हैं या नहीं, गर्मी के दिनों में पानी के बिना उनका घरीर व्याकुल 
रहता है या नहीं ये सब बातें देखनी चाहिएं। यदि श्रापका ध्येय ज्ञान 
प्राद्ध करना है तो विहानों के श्रासपास फिरो, उनकी सेवा करो । पृथ्वी 
चम्द्रमूय के प्रासपास घूमवार प्रकाश प्राप्त करती हूँ | श्राप भी निरहंकार 
वृत्ति से ज्ञानन्यूय के श्रासपास घूमिए । यदि श्राप बाला के उपासक हे तो 
बालावारों के श्रासपास पृमिए । 

प्रदक्षिणा करते-कारते ऐसा प्रतीत होगा कि उन ध्येय-देवताञों की 
जन्म-जम्मान्तर तक पूजा करते रहें । एसी इच्छा होगी कि--आंखों में 
समा रहना एस मन मे रमा रहना---फिर साप्टांग प्रशाम करें। हम 
ऐसा निश्चय कारें कि यह शरीर ध्येय-देवता के चरणों में दण्डवत्‌ करता 
४ । गसीलिए प्रदक्षिणा के दाद प्रशाम किया जाता हैं। उसके बाद 
शन्तिम मस्थ्रपृष्प धोर प्नन्तिम महासमपंण । वह जीवनरूपी पृष्ष का 
दिस्समपंण है । 


प्रतीक कहा गया है।यह 
ए् मादी नारायण हो है। दृूय॑ उस चंतन्यमय प्रन का स्वरूप हूँ। सूर्य 


र््८ भारतीय संस्कृति 


होने लगते हैँ । उस विश्वंभर के विश्व चलाने की कल्पना इस सूर्य को 
देखकर हो जाती है | इस सूर्य की उपासना ही मानों उस विद्वंभर की 
उपासना करना है । 

मृतिपूजा भी प्रतीक है। राम की मूर्ति देखते ही राम का चरित्र 
आँखों के सामने श्रा जाता हैँ । क्षण भर में सारी रामायण याद 
ग्रा जाती हैं | क्षण भर में ही सारी पवित्रता श्राकर साकार हो 
जाती है । ह ह 

लेकिन पाषाण-मूति को.देखने के लिए जरा दूर जाना पड़ता हूँ। 
पाषाण-मूर्ति को घड़ने में भी श्रम करना पड़ता हैं । हम जो इन मूर्तियों, 
पुतलियों, चित्रों आदि के द्वारा अपने बड़े-छोटे या प्रिय व्यवितयों के 
प्रतीक बनाते हैँ वे उतने सहजसाध्य नहीं हैं । 

अ्रत: नाम सबसे बड़ा प्रतीक है । इन्द्र का स्वरूप क्‍या है ? इन्द्र की 
मृतति कैसी होती हैं ? मीमांसक इस प्रइव का उत्तर देते हैं । 'इं' और *द्र' 
-+ईंद्र--यें दो श्रक्षर ही इन्द्र का स्वरूप हैं । यही उसकी श्क्षर 
मूति है । हमने $# को परमेश्वर का नाम साला हैं। फिर राम, 
कृष्ण आदि अनेक नाम किसलिए हैं ? उस सब नामों का सार ही 35 
है। सारी शब्द-सुष्टि को सथकर इस एक ऊ श्रक्षर का निर्माण किया 
गया है । $ में सारे स्वर श्रागये हैं, सारे व्यञ्जन श्रा गये हैं, सारा 
साहित्य भरा गया है, सारे वेद झा गये । 5 परमेश्वर की साहित्य-मूर्ति है। 

पाषाण-मृरतति बनाने में कष्ट होता हैँ फिर वह टूठ-फूट जाने वाली 
हैं । लेकिन यह अक्षरमय मुृति सबके लिए सुलभ होने के कारण सरल 
और अक्षर श्र्थात्‌ श्रभंग है । मेरे झ्ोठों में राम की जो शअ्रक्षरमय मूर्ति हैं 
उसे कौन तोड़ सकेगा ? 

श्रत: नाम एक महान प्रतीक है । नाम के उच्चारण के साथ ही सब 
बातें याद झा जाती हैं । मानो सारा इतिहास ही एक नाम में समाया 
हुआ है । माता छब्द के उच्चारण करते ही माता का अनन्त प्रेम याद 
आ जाता है। वालक शब्द के याद पाते ही मां के मन में वालक की सैकड़ों 
स्मृतियां ताजी हो जाती हैं । हम ऋषियों का तर्पण करते हैं । उस 
समय हम उनके केवल नाम का ही उच्चारण करते हैं । उस नाम में ही 


प्रतीक श्ड€्‌ 


सारी पवित्रता समाई रहती है | जैसे-जेसे समय बीतता है वेसे-बैसे 
इतिहास कड़ा होकर एक नाम में समा जाता हैं । जैसे आकाश में दूर के 
पवित्र तारे हैं वैसे ही वे दूर के नाम हैं । 

हम कहते हें---वसिष्ठं तपंयामि, श्रत्रि तपंयामि । लेकिन वसिष्ठ का 
प्र्थ कया है ? अत्रि का अब्र्थ क्‍या है ? केवल पवित्रता । उन नामों का 
उच्चारण करने में पवित्रता मालूम होती है । राम बोलते ही संस्कार भिन्न 
हो जाता हैँ। इस प्रिय भारतवर्ष का नाम लेते हो सारा महान इत्तिहास 
प्रांखों के सामने श्रा जाता हैं । इसीलिए नाम को श्रपार महत्व दिया गया 
हैं। नाम कहीं भी लिया जा सकता हैं । घर में, द्वार में, उठते, बैठते, 
यह नाम-रूपी दर्शन होता रहता है । उसमें कोई पेसा नहीं लगता, शुल्क 
नहीं लगता, दक्षिणा नहीं लगती, कुछ नहीं लगता । “राधाकृप्ण बोल 
तेरा क्या लगेगा मोल ?” श्वरे भाई, राधावृष्ण बोल । इसमें कौनसी 
कीमत चुकानी पड़ेगी ? 

एस श्रक्षर प्रतीक में कितनी ज्यादा शवित है ! इमली का नाम लेते 
ही मुंह में पानी श्रा जाता है । मिर्च का नाम लेते ही मुह जलने लगता 
हैं । यह सब लोगों का भ्रनुभव है श्रत: इन नामों को श्राप कम मत 
समभिये । सारा संसार नाम-रूपात्मक है । लेकिन वे रूप भी नाम में 
समा जाते है श्रौर केवल नाम ही शेप रहता है । 

भारतीय संस्कृति बढ़ती रहती है । बढती हई संस्कृति में प्रतीक 
भी नये-नये श्रायंगे । नवीन तत्वज्ञान के श्राते ही नवीन प्रतीक भी 
शाते ऐ । कांग्रस का तिरंगा भंश सारे धर्मो की एकता का चिन्ह हैं ! 
उस भरे पर बना रात्रा चर्खसा शोषणविहीन जीवन का प्रतीक हैं । चर्सा 
मानो रदावलग्दन, चर्सा मानो व्यवितत्व । चर्सा मानों निर्दोप श्रम का 
महत्व एँ । झारी एक नवीन प्रतीक वन गया हूँ । ग्रामों के भूखे लोगों 
बा रगरण ही मानो खादी है । 

स दृष्टि से एमें प्रतीकों को देखना चाहिए । जब हमें गहराई से 
) दृष्टि मिल जाती हैं तब एवं प्रवार वा ब्ानन्द होता है । फिर 
' रच । ऐसा प्रतीत 
हैं । हम रस- 


र्८० भारतीय संस्कृति 


ग्राही हें । बाह्य छिलके से किसको सन्तोष होगा ? झतः यदि भारतीय 
संस्कृति के अ्रन्तरंग को स्पर्श करना है, उसके सच्चे स्वरूप को समभना 
है, उसके सच्चे उपासक बनना है तो गहरी दृष्टि प्राप्त कीजिये। फिर : 
प्रापको इस संस्कृति का श्रन्तरंग, प्रेम से खिला हुआ, पवित्रता से सजा 
हुआ, त्याग से प्रज्वलित, माधुय्य से पूर्ण, ज्ञान से अलंकृत, श्राशा से 
सुशोभित, उत्साह से स्फूर्त, आनन्द से पूर्ण दिखाई दिये बिता 
न रहेगा । 


श्२ 
श्रीकृष्ण ओर उनकी मुरली 


भारतीय हृदय के चिरंजीव राजा दो हैं । एक अयोध्याधीश राजा 
रामचन्द्र और दूसरे द्वारकानाथ श्रीकृष्ण । दूसरे सैकड़ों राजा-महाराजा 
झ्ाये और गये; लेकिन इन दो राजाओं का राज अटल हैँ। उनके सिंहासन 
पर अन्य कोई भी सत्ताधीश नहीं बैठ सकता । भारतीय संस्क्रति मानों 
राम-हष्ण ही हैं। 

इस अध्याय में में राम भर कृष्ण के चरित्रों को एक भिन्न प्रकार से 
देखने वाला हूं । गोकुल में प्रेम-स्नेह का साम्यवाद स्थापित करने वाले, 
श्रथवा जरासंघ, शिशुपालादि सम्नाठों को धूल में मिलाने वाले, द्रौपदी- 
जैसी सती का चीर-हरण देखकर उसका पक्ष लेने वाले और श्रर्जुन के 
घोड़े प्रेम से हांकने वाले ऋष्ण का वर्णन इस अ्रध्याय में नहीं है । यहां में 
कृष्ण को एक प्रत्यक्ष व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप .में 
देखने वाला हूं । 

गोकुल में श्रीकृष्ण” इसमें बड़ा गृढ़ श्र्थ समाया हुआ है। गोकुल 
का श्रथे क्‍या है ? गो का श्रर्थ हूँ इन्द्रियां । जिस प्रकार गाय जहां भी 
हरा-हरा घास देखती हैं वहां चरने चली जाती हे, उसी प्रकार ये इन्द्रियां 
अपने-अपने विषय देखकर उनके पीछे श्रनियन्त्रित होकर भागने लगती 
हें । हमौरा जीवन ही मानो गोकुल हूं। 'कुल' का श्रर्थ हैं समुदाय । जहां 


श्रीकृष्ण श्लौर उनकी मुरली २८१ 


इन्द्रियों का समुदाय हैँ वहां गोकूल | इस प्रकार यह गोकूल हम सबके 
पास है । 

लेकिन इस गोकुल में झ्राननन्‍द नहीं था। इस गोकूल में सुख-समाधान 
नहीं था, यहां संगीत नहीं था, मधुर मुरली नहीं थी, यहां व्यवस्था नहीं 
थी, नृत्य-गीत नहीं थे । इस जीवनरूपी गोकुल में सारे काम बेसुर चल 
रहे थे | इन्द्रियों के सकड़ों आकर्षण हें । वे इन्द्रियों को खींचते हैं। 
इन्द्रियां उनको खींचती हैं । मन की भी सैकड़ों प्रवृत्तियां होती हैं । उन 
प्रवृत्तियों में एकवाक्यता नहीं होती । अ्रन्त:करण में सब कुछ गोलमाल 
है। सर्वत्र पटक-फटक है। इस गोकुल में दावाग्नि जल रही है। 
प्रन्त:करण की यमुना में अहंकार का कालियानाग घर करके वेठता हैँ। 
प्रधासुर, बकासुर (दंभासुर) इस गोकूल में श्राना चाहते हैं । हमें अपने 
हृदय में हमेशा शोर शऔऔर ऊधम सुनाई देता हैँ । रात-दिन हृदय- 
मंथन जारी रहता हैँ | हम समुद्र-मंथन की बात सुनते हें । समुद्र-मंघन 
वा भ्र्थ है हृदय-रूपी समुद्र का मंथत । इस हृदय-सागर में वासना- 
विकारों की लहरें प्रत्येक क्षण श्रातती रहती हैं । इस मंथन में से बहुत-्सी 
वस्तुएं निकली हैं । कभी लक्ष्मी बाहर श्राती है और लाभ पैदा कर देती 
है, कभी श्रप्सरा मुग्ध करती है, कभी शराब सामने श्राकर सड़ी हो 
जाती है, कभी हम लोगों को कोड़े लगाने लग जाते हैं तो कभी हम 
शंख बजाते हैं, कभी प्रेम का चन्द्र ज्दय होता हैं तो कभी प का+ 
हलाहल प॑दा होता है, कभी सद्विचारों के फूल देने वाला पारिजात 
खिलता हूँ तो कभी सबको तोड़-मरोड़ देने वाना ऐरावत झा जाता हैँ। 
प्रमृत प्राप्त होने तक, सच्चा समाधान, सच्ची घान्ति प्राप्त होने तक इस 
भरकार का मंथन चालू रहेगा। 

अपने इस हृदय में झ्रशान्ति की ज्वाला जलती रहती हैं ॥ हेप- 
मत्सर से भर जाने वाले जीवन-ढपी गोकूल में अन्त में श्ोहप्ण-जन्म 
होता है । नन्द-यणोदा के पेट से कृष्ण का जन्म हुग्मा । नन्‍द का अर्थ है 
धानन्द । यथोंदा का प्र्थघ है यश देने दाली सदुवृत्ति। 
प्याकून रहने दाले जीदात्मा और इस जीवात्मा की सहायता द 


शहर ज्ञापन अब मक्का कं शा यह चाप अल - किक, थी हूदय हि 
भत्मरत्ति वी व्यावलता में से यह धीहप्ण ही जन्म लेता हैँ। हृदय में 
प् ््‌ >> छः ५हस् 


श्दर्‌ भारतोय संस्कृति 


मोक्ष के लिए व्याकूलता होना ही श्रीकृष्ण-जन्म है । 

यदि हम देखें कि श्रीकृष्ण और श्रीराम का जन्म कब हुम्ना तो 
हमें इसमें कितना श्रर्थ दिखाई देगा ! 

रामचन्द्रजी का जन्म भरी दोपहरी में हुआ । पैर जल रहे हैं । कहीं 
छाया नहीं है । कहीं विश्वाम की जगह नहीं है । ऐसे समय रामचन्द्रजी 
का जन्म होता हैं । जिस समय जीवात्मा तड़पता रहता है, हृदय दुःख से 
हाय-हाय करता रहता हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि संसार जलती हुई 
दावाग्ति है । ऐसे समय जीवात्मा को आह्वादित करने वाला, हृदय में 
दस इन्द्रिय-रूपी मुख वाले सम्राट रावण को मारने वाला राम जन्म 
लेता है । 

और कृष्ण कब जन्म लेते हें ? राम भरी दोपहरी में पैदा हुए तो 
कृष्ण सध्यरात्रि को पैदा हुए | भादों की मूसलाधार वर्षा, मेघों की गड़- 
गड़ाहट, बिजली की चमचमाहट, यमुना किनारे तक भरी हुई, ऐसे समय 
श्रीकृष्ण जन्म लेते हैं । जिस समय जीवन में कृष्णपक्ष का अंधेरा रहता 
है, भयंकर निराशा होती है, श्रांखों से आंसुश्रों की धारा बहती रहती है, 
कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, हृदय की यमुना पूर्ण होकर बहने 
लगती है, दुःख-दन्‍्य के काले बादल घिर आते हैं, ऐसे समय ही श्रीकृष्ण 

जन्म लेता है । 

*.. कृष्ण का शअ्र्थ है व्यवस्था करने वाला । राम है प्रसन्न करने वाला, 
कृष्ण है, आकपित करने वाला । कृष्ण सारे गोकूल के मन पर छा जाता 
हैँ । वह गोपाल था । गोपाल का अर्थ है--इन्द्रियों का स्वामी । वह 
इन्द्रियों को चरने देता है | लेकिन उन्हें वे जहां चाहे जाने नहीं देता। 
इन्द्रय-हूपी गायों को जहां मन हो वहां न जाने देने के लिए वह मीठी 
मुरली वजाता हुँ । कृष्ण सारी इन्द्रियों को सुख और समाधान देता 
है । वह उन्हें श्राकषित करके संयम में रखकर संगीत का निर्माण 
करता है । 

श्रीकृष्ण ने हमारे अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित बनाया । कवीनद्र 
रवीन्द्र ने गीतांजलि में कहा हु---“सारा दिन सितार में तार लगाते- 
लगाते ही वीत गया; लेकिन भ्रभी तक तार नहीं लग पाये और व संगीत 


श्राकृष्ण श्लार उत्तका सुरला र्ष्र 


ही शुरू हुआ ।” हम सब लोगों की भी ऐसी ही हालत है । हमारे जीवन 
में मेल नहीं हैं । जीवन की सितार के तार ठीक तरह नहीं लग पाते । 
जीवन की यह सितार सात तारों की नहीं हजारों तारों की हैँ । यह भ्नन्‍्त 
तारों की हृत्तन्त्री कब ठीक से बजेंगी ? 
हमारी हजारों प्रवृत्तियां ही ये तार हैं । आ्राज एक प्रतीत होती हैं 
कल दूसरी । इस क्षण कुछ करने की इच्छा होती है श्रौर दूसरे क्षण कुछ 
ध्योर करने की इच्छा होती हैं । ये हजारों वासनाएं हमें नचात्ती रहती 
हैं । हमारी खींचातानी हो रहो हूँ | यदि किसी व्यक्षित की दो स्त्रियां हों 
तो उसकी कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है | फिर भला इस जीवात्मा 
की वे हजारों स्त्रियां क्या दशा करती होंगी ! 
चल रही हमेशा. खींचतान 
जिच रहा हृदय खिच रहे प्राण 
मिलता न तनिक भी मुझे प्राण 
घया करू ? हाय घया मर जाऊं ? 
जीव को ऐसा ही प्रतीत होने लगता है । 
हम पढ़ते हैं कि श्रीकृष्ण की सोलह हजार स्त्रियां पीं। सोलह हजार 
वया सोलह करोड़ भी होंगी । हमारी ये क्षण-क्षणा में बदलने वाली सेकड़ों 
मन:प्रवृत्तियां ही स्त्रियां हैं श्र्थात्‌ गोपियां । ये गोपियां जीवन को खींच 
रही हैं । लेकिन गोकूल में जन्म लेने वाला प्लोकृष्ण इन गोपियों को 
परेशान बारता हैँ । वह बरत्र-हरण करके उन्हें लज्जित करता है । 
प्रत्येषा प्रवृत्ति सुन्दर स्वरूप धारण वारके जीवात्मा को मोहित करने 
या प्रयत्त वरती हूँ । गेंटे के 'फौउस्ट' नामक काव्य में एक स्थान पर 
एव व्यक्षित बाहुता है :-- 
“मुझे मौलूम था कि यह पाप है; लेकिन इस पाप ने कितना 
सुन्दर देश घारण दिया था ! यह पाप कितना मीठा झौर सुन्दर दिख 


। 2 


एज 


८4 23 


न . 
दफन कीहृष्ण गोपियों के एस दाह्य रूप-रंग पर मब्ध नहीं 

जल है प त्ड 5 

के 5 अर न है रुप प्रकट बर देने है उनवा 

ए5 । यह उनदागा सहा रुप प्रकट बर देते है । उनवा प्रान्तरिक, गन्दा 


० 
इरखाह् दच्दा 


बन का 


सह 
भर ह्प्रार हर झ्ददा कण [ः छा ०००9० बे 
शोर दिकृत रुप बह उबदों दिछा देते हे। छौर उनके 


च् 


सर्प भारतीय संस्कृति 


को दूर कर देते है । वे दुष्ट प्रवृत्तियां लज्जित होती हैं । वे नम्र बनती 
हैं | नष्ठ हो जाती हैं । वे श्रीकृष्ण के चरणों में मर होकर कहती हैं, 
“हे कृष्ण ! अब जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगी । जैसा आप कहेंगे वेसा 
चलेंगी, जैसा आप कहेंगे वेसा वोलेंगी । आप हमारे मालिक हैं ।” 

जीवन में यही मुख्य काम है--सारी इन्द्रियों और सारी वृत्तियों 
को एक महान्‌ ध्येय के पीछे लगाना और जीवन में स्थिरता लाना। 
नदी सागर के पास जायगी । पतंग प्रकाश के पास जायगा। भौंरा कमल 
के पास जायगा । मोर मेध के पाप्त जायगा । हमारी सारी वृत्तियों, 
सारी शक्तियों को किसी-त-किसी ध्येय की ओर ले जाने का काम 
रहता है । 

श्रीकृष्ण यह काम करता हैं। वह सारी प्रवृत्तियों को खींचकर 
उन्हें ध्येय की शोर मोड़ देता है । इससे जीवन की अ्रशान्ति लय हो 
जाती है। मन में एक ही स्वर गूंजने लगता है। लेकिन यह काम सरल 
नहीं है । हृदय में ऐक्य की मुरली बजाने के पहले कृष्ण को कितने ही 
काम करने पड़ते हैं ! | 

श्रहुंकार के कालियानाग को मभिठाना पड़ता है। हमारा अ्रहुकार 
निरंतर फूफकार मार रहा है । हमारे श्रास-पास कोई आरा नहीं सकता । 
में बड़ा हूँ। में श्रेष्ठ हूँ । दूसरे सब मूर्ख हैं । इस प्रकार के भ्रहंकार के 
आ्रास-पास कौन रहेगा ? 
“जो सबसे ही रहे कगड़ता उसके जैसा कौत श्रभागा ?” 

ऐसी दुनिया में सबसे लड़ता रहने बाला यह अकेला अहंकारी 
कब मुक्त होगा ? 

कृष्ण इस श्रहंकार के फव पर खड़ा रहता हैँ । जीवन-यमुना से 
वह इस कालियानाग को भगा देता है । 

इस जीवन-हूपी गोकुल के द्वेप-मत्सर के बड़वानल को श्रीक्षण्ण 
निगल जाता हैं। वह दस्भ, पाप के राक्षसों को नष्ट कर देता है । 

इस प्रकार जीवन शुद्ध होता है । एक ध्येय. दिखाई देने लगता है ! 
उस ध्येय को प्राप्त करने की लगन जीवन को लग जाती है । जो मन में 
वही श्रोठों पर, वही हाथों में । आचार, उच्चार और विचार में एकता 


श्रीकृष्ण श्रौर उनकी मुरली श्प् 


शभ्रा जाती है । हृदय की गड़बड़ रुक जाती है । सारे तार ध्येय की खूंटियों 
से भ्रच्छी तरह बाँध दिये जाते हैं | उनसे दिव्य संगीत फूटने लगता है । 
गोकुल में कृष्ण की मुरली कब बजने लगी ? 
घुखद शरद का हुमप्मा श्लागमन, 
वन में खड़ी हुई ग्वालिन। 
लो बांट रहे हैं सुरभि सुमन, 
उस मलयाचल से बही पवन ॥ 
ऐसा था वह प्रफुल्ल करने वाला पावन समय । हृदयाकाथ में 
शरद ऋतु होनी चाहिए | व हृदय में वासना-विकार के बादल नहीं हूँ । 
प्राकाश स्वच्छ हैँ । शरद ऋतु में श्राकाश निरअभ्न रहता हुँ । नदियों 
की गन्दगी नीचे बैठ जाती है । शंख-जैसा स्वच्छ पानी बहता रहता है । 
हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए । श्रासदित के बादल नहीं 
घिरने चाहिएँ । अनासक्त रीति से केवल ध्येयभूत कर्मो में ही मन रंग 
जाना चाहिए । रात-दिन श्राचार श्रौर विचार शुद्ध होते रहने चाहिए । 
शरद ऋतु है श्रौर हूँ शुक्ल पक्ष । प्रसन्‍त्र चन्द्र का उदय हो चुका 
हैं। चन्द्र का मतलब हैँ मन का देवता । चन्द्र उगा हैं इसका यह 
मतलब« कि मन का पूर्ण विकास हो गया हैं । सझ्भ़ाव खिल गया 
है । सद्विद्यारों की शुत्र चांदनी खिली हुई हूँ । प्रनातक्त हृदयाकाश में 
शील का चन्द्र सुशोभित हुआ्ना हैं । प्रेम की पूर्णिमा खिल गई हैं । 
ऐसे समय सारी गोपियाँ एकट्टी होती हे । सारी मन:प्रवत्तियां 
प्रीकृष्ण के ध्ास-पास एकट्री हो जाती हैं । उन्हें इस दात 
व्याकुलता रहती हूँ कि हृदय में सुब्यवस्थितता पैदा करने वाला, गड़बड़ी 
में से सुन्दरता का निर्माण करने वाला वह द्यामसुन्दर कहां है ? उस 
ध्येय-रपी क्लरीकृष्णा की मुरली सुने के लिए सारी वरनियां ब्धोर हो 


६ संज्ात्ती गीत पे के ने ता वहा ह झच्छझा] शाद 
एव बंगाली पत्ते मे रचे एवं दंड हा च्छा भाद पढ़ा था । 
१2 





522 पर 53 3 हि ध 

एवं गोद बार ठेी ए-+ धरने झआागन मे बांध दिदर कर में उसके ऊपर 

आलम 5 का स्तन वध र 5 दर्धोद्धि जप उ>जी > 

चलन दो दादत दमा २ ड्ड। ू ! देपाव च्ादा म्रला सनवार अछ्छझ 

पोत्मा पत्ता हें कौर रद कलाई में बाते हो - कर है 

पाश्या पहता हूं शौर यद माई में काटे हों तो शायद एक ध्ा८ दार 
द्‌ 


श््६्‌ भारतोय संस्कृति 


ल्‍् हआ 


मुझे रुकना पड़ेगा । यदि आदत हो तो अच्छा रहेगा । 

“अपने आंगन में पासी डालकर में खूब कीच बना देती हूँ। और 
में उस कीच में चलने का अभ्यास करती हूँ। क्योंकि उसकी मुरली 
सुनते ही मुझे जाता पड़ता है श्लौर यदि मार्ग में कीचड़ हुआ तो परेशानी 
होगी । लेकिन यदि आदत हुई तो भाग निकलेंगे ।” 

एक बार ध्येय के निश्चित हो जाने पर फिर चाहे विष हो, अपने 
मन का आ्राकर्षण उसी तरफ होना चाहिए । कृष्ण की मुरली सुनते ही 
सबको दोड़ते हुए श्रावा चाहिए । घेरा बनाना चाहिए । हाथ-में-हाथ 
डाल कर नाचना चाहिए। अन्तर्वाद्य एकता होनी चाहिए । 

हृदय शुद्ध है । प्रेम का चन्द्रमा चमक रहा हैं । सारी वासनाएँ 
संयत हैं । एक ध्येय ही दिखाई दे रहा है । श्रासवित नहीं है । द्वेष- 
मत्सर मिट गये हैं । अहंकार का शमन हो चुका है । दम्भ छिप गया है । 
ऐसे समय गोकुल में मुरली शुरू होती है । इस जीवन में संगीत शुरू होता 
है । उस संगीत की मिठास का कौन वर्णात कर सकेगा ? उस संगीत की 
मिठास का स्वाद कौन ले सकेगा ? ेु 

मह॒तत्माजी ने कहा था---' मेरे हृदय में तस्वूरा स्वर में मिला हुशा 
है ।” महान्‌ उद्गार है यह । प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार तंबूरा 
स्वर में मिला हुआ हो सकता हैं। प्रत्येक के जीवन-छहूपी गोकुल में यह 
मधुर मुरली वज सकती है। लेकिन कब ? उस समय जबकि व्यवस्था 
करने वाला तथा इन्द्रियों को आकपित करके ध्येय की ओर ले जाने 
वाला श्रीक्ृषष्ण पैदा हो । 

यह श्रीकृष्ण हमारे सबके जीवन में है । जिस प्रकार किसी पहाड़ 
में वाहर के ऊबड़-खावड़ पत्थरों में कोई शिवालय होता है उसी प्रकार 
अपने इस ऊबड़-खाबड़ और गन्दे जीवन के अ्रन्तप्रेदेश में एक शिवालय 
हैं । हमारे सबके हृदय-सिहासन पर शझांभू, मृत्युंजय, सदाशिव 
विराजमान है । वह हमेशा दिखाई नहीं देता; लेकिन इसमें कोई संदेह 
नहीं कि वह है । एक बड़े पश्चिमी विचारक श्री ऑमिल ने एक स्थान 
पर लिखा है- 

“28679 जांफिए पड ह0मांध्कों तप वांड80ए90०ं7६8 


जज आय. 


सतरवभनल्की 


यह वालक ही वालक्षष्ण है | यह बालक्ृष्णा चड़ा होने लगता ह। 
पह उदास ने रहकर बलवान बनता है। गृप्त न रहकर प्रक: होने लगता 
है । जीवन-गोकुल मे संगीत का निर्माण करने के लिए प्रयत्न करने 
तगता हूं । दस लकप्ण को बड़ा ना हमारा काम है । यदि भ्राप * 
अपने जीवन में संगीत जाना चाहते है तो इस गुरनोधर को पाल-पोय 
फर बड़ा कीजिये | 

हंदेय की यह वेग कभी-कभी पुनाईं देती है | लेकिन वेण का यह 
गाद भ्रस्धण्ड रूप पृन प। सकते योग्य बनना चाहिए। जेदतक हम 
हैसरी धावाजे वन्‍्द नहीं करते तेबतक इस भन्‍्तनाद को नही सुन सकेंगे । 
इससे वासनाओं के गीत बन्द किये बिना ध्येय-गीत किस 
जा सकेगा ? पर के वावड़-पत्थर हर करते ही उसके नीचे बहने व 


शिवालय को भरती एनाईं देगी | 
एरिजनों के लिए किसे गये उपदास के समय महत्माजी ने प्राश्यम 
'चारीन बस 


गत किला, यम व तपस्पा के 5 आन अप अल 
प्ट्राप्न हर क्िणि है, एसीहित 5 


श्ष् भारतीय संस्कृति 


सकता (६ , 

सेवा के द्वारा, संयम के द्वारा इस संगीत का निर्माण करना है। 
कृष्ण मानो मूर्त संयम हैं । कृष्ण तो श्राकषित करने वाला, अर्जुन के 
घोड़ों को संयम में रखने चाला, और इन्द्रियों के घोड़ों को मनमाने न 
जाने देनेवाला ही कृष्ण है । संयम के बिता संगीत नहीं | संगीत का 
श्र्थ हैं मेल, प्रमाण । प्रमाण का भ्रर्थ है सौंदर्य | जीवच में सारी बातों का 
प्रमाण साधने का मतलब ही हैँ संगीत का निर्माण करना । यही योग है । 

इसके लिए प्रयत्न की आ्रावश्यकता है । रात-दित प्रयत्व करना है। 
यदि उस श्रत्यन्त मधुर मुरली की आ्रावाज़ सुनने का सौभाग्य प्राप्त करना 
है तो रात-दिन भ्रविश्लांत प्रयत्त करना चाहिए, दक्षता रखनी चाहिए। 

निशिवासर चल रहा युद्ध 
प्रस्दर-बाहुर जग में सन सें। 

रात्दिन वाह्म दुनिया में और मन में कदम-ऋद्म पर झगड़े होंगे । 
वार-वार गिरना होगा, लेकिन वार-बार उठता होगा, बढ़ना होगा । 
प्रयत्त करना ही मनुष्य के भाग्य में है । पशु के जीवन में प्रयत्न नहीं 
होता । श्राज की अपेक्षा कल श्रागे जाय, आज की अपेक्षा कल अधिक 
पवित्र बने, पशु में यह भावना नहीं है । जो मुक्त हो गया है उसको यह 
प्रयत्न नहीं करना पड़ता । जिसके जीवन में प्रयत्नशीलता नहीं; वह या 
तो पशु है या मुक्त है । 

प्रथत्नशीलता हमारा ध्येय हँँ। हम सब प्रयत्न करने वाले बालक हैं । 
“इन्किलाब जिन्दावाद का श्रर्थ हैं क्रान्ति चिरायु हो। प्रयत्न चिरायु हो 
उत्तरोत्तर विकास हो। प्रयत्त करते-करते एक दिन हम परम पद 
प्राप्त करें । 

इसो लिए श्रम किया निरन्तर 
अन्तिम दिन' वत जाय सधुर। * 

यह सारा कठिन परिश्रम, यह सारा प्रयत्न उस भ्रन्तिम दिन को मधुर 
बनाने के लिए ही हैं। इसीलिए है कि वह मधुर ध्वनि सुनाई दे | यदि वह 
दिन सौ जस्मों में श्राये तव भी यह कहना चाहिए कि वह जल्दी श्राया | 

फ्रांस के प्रसिद्ध कहानी लेखक अनातोले ने एक स्थान पर लिखा 


# भी 


श्रीकृष्ण प्लौर उनकी मुरली 


का ष् मिः अर कल कल ध्थ्ट 
हैं-- यदि ईघ्वर मम्मे पूछे कि तेरी व्या-त्या बातें, मिटा दू तो में 
५ की रे (६ ५5 की कु रू तर्ज प्रिटा प्ले प्राय 
बह़गा मेरी सब दाते मिटा दे । चेकिन भेरे प्रयत्त मत मिटा, मेरे द्‌ 


गा ब् ी ब्पटे 5 न 2207 >> 0485 किन 2 लत 
सस्ती ने बहा-- मुझे सब विपत्ति दे ।/ विपत्ति का ही अथ हूं 
इसम्न, खीनतान; प्रमनता का स्मरण करके उसे प्राप्त करने के लिए 


होती रहने बाली ब्याकुलता । जिसमें यह व्याऋूलता है वह धन्य है । 


<८| 
हि 
न्‍, | | 
2/] 
34६ 
हद 
शव 
-॥ 
4, 
पु 
ते 
के 
पआ। 


प्ण की मधुर मुरली बजने 
पीक़ाग ने पहले गोकूल में श्रौननन्‍द-ही-प्रानन्द का निर्माण किया । 
से पहले गोवाल में मुरली बजाई श्ीर उसके बाद वह संसार में संगीत 
का निर्माण करने के लिए गया। पहले उसने गोकुल की दावाच्नि बुनाई 
गं 


दा 


न ह 
सं 
| 


ले के झगालियानाग को मारा । श्रघासुर, वकासूर को मारा । उसके 
याद समाज के कालियानाग, समाज के दभ, नमाज की द्पमत्सर की 
दादाग्नि 


जी 


त् 


। दूर करने के लिए वह बाहर गया। अपने जीवन के संगीत की 
पी शाई तिनुयन मे सुनाने जगा। पत्थर पिघल गये । 

जद मनप्य प्रपने ध्न्त:बारणा में स्वराज्य वी स्थापना बार लेगा तो 
दा सर्गीत, ससदद्धता, प्पेयात्मता, निग्गवाता, सुस्ंदादिता वा निर्माण 
बार मोगा । वहा को दादार्नवि को बुझा देगा. वहा के भसूरों का संहार 


हक 


| 


पार पेगा, साराश यह कि जब यह अपने मन का स्वामी बन जायगा तभी 
यह संसार मे भी झ्ानन्द वा निर्माण बार सकेगा । जिसके झयने जीवन 


हज कक 
जी स्दय गान्त नहीं 


जज गतगो को गया शा म््ञञ पथ 325 2 िय जीवन में 

७  प्ए एतरा की वा छाका शान्ति “ंगा ?ै जिसके स्वर्पव वा जीवन में 

जात्द सही £ दजड एस के; जीवन वा रदन केस शिद्दा सक्केगा ? 

जान्दि या है 7 दूछर तल अाद्रन दत रृुदच पास नटा सक्‍ाणा ! 
५ गए गधाम रे बह दसरो को केसे मशव बार सकेगा? जे 

झो एपय गुलाम हूँ बर दूसरों दे केसे मगत बार सदेगा ? जो 

छत छत बगल जे त इस्फाम “5 भाउडजर झा पडएन लिन जा फानण। ह? चअल्‍न्‍नत 

दे &: कै 8 दें | 5 ज्ख्ण न पद कैच, इक जाई. 388 ५०७ 7 वा जु नह ॥०0]5 4 
> ४ >०«क"+६+ ८“॥- ्ल्जोन बल साडाता >> द्ाजटिजजलज अउ॑भ53 5-८ ् 

. ये दिधघशभ। एर देत या उडा साझा । नन्‍श्य बच्छद भ बधान्तआा 
ज्ई भ 3>ह ४० ' बन द्प+ दे कक: का 

5.5 ८८ण०। थी शषह नी घर अगवा हा. 

(इणर शान शाला इशण दी हेने 

247 कवर तर हिट टली? 





२६० ' भारतोय संस्कृति 


को उत्पाही किस प्रक्नार बना सकेगा ? अतः पहले अपने जोीवन- 
रूपी गोकूल को सुखभय एवं आनन्दभण बनाओ । तभी आप अपने झस- 
पास के संसार को आनन्दमय कर सकोगे । अपनी वेसुरी जीवन-वबांसुरी 
को सुधारो तभी दूसरों की जीवन-बांसुरी को सुधार सकोगे । 
लेकिन वह दिन कब आयगा ? आयगा, एक दिन श्रायगा । 
यह जीवन-यमूना उस दिन के आने तक अजशान्त रहेगी । इसमें 
कभी क्रोध-मत्सर की और कभी स्नेह-प्रेम की प्रचण्ड लहरें हिलोरें 
लेने लगेगी, लेकिन सारा प्रयत्न, यह ठेढ़ी-मेढ़ी उछल-कूंद उस घ्येष 
के लिए ही है । श्रीकृष्ण के परम पवित्र चररों के स्पर्श करने के 
लिए ही यह व्याकुलता हैं । एक दिन श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श 
प्राप्त होगा और यह यमुना ज्ञान्‍्त हो जायगी । उस ध्येय-भगवान्‌ 
के चरणों में गिर जाने के लिए यह यमुना अघोीर है । तुफान शास्त 
होने के लिए उठता है, जीवन भी शान्‍्त होने के लिए ही प्रयत्व 
कर रहा हैँ । संगीत-निर्माण करने वाले भगवान के चरणों का 
स्पर्श करने के लिए जीवन व्याकुल हैं । श्रायगी, वह शरद ऋतु एक दिन 
अवश्य आयगी । एक दिन वह मधुर हवा अवश्य बहेगी। वह मधुर 
चांदनी एक दिन अवदय खिलेंगी । उस दिन गोकूल में प्रेम-राज्य की 
स्थापना करने वाले, अ्रव्यवस्था, घांघली, अपनी डफली अपना राग, 
गन्दगी, दावास्ति, दंभ दूर करके प्रेम स्थापित करनेवाले उस क्रृष्ण-कन्हैया 
की मुरली की अमृतध्वनि हमारे जीवन में सुनाई देगी । उस शयाम- 
सुन्दर की पागल बना देने वाली वेश निरन्तर वजठी रहेगी । 
बज रही है वेणु मनहर 
अ्रव न इन्द्रिय घेनु गहती नित्य सनसानी डगर । 
जीवन-गोकुल से बनमालो 
श्राजा यहां खिली हरियाली 
हर्प-पत्त हो चरण-रेणु हुप रख लेंगे निज सस्तक ऊपर।) 
मेरी वृत्ति मुन्ध-सी गोपी 
प्रेम वेलि पागल हो रोपी 
कहुती--में कुछ नहीं जानती मेरे तो बस गिरिधर नागर ।॥ 


मृत्यू का काच्य २६१ 


ब्रा 
ते 
जिम 
हब । 
है 
ब्ल्म्प 
लक 
कु 
+ 
टन भा 


स्क्नि में रथान-रथान पर मृत्यु के सम्बन्ध में जो विचार 
हे थे कितसे मधुर है, कितने भव्य है | भारतीय संस्द् ष 
भीपगाता नहा हू । सृत्य तो मानो जीवन-वृक्ष में लगा हू 
या मानो ईश्वर का ही एक रवरूप है । जीवन और मृत्यु दोनों 
ही प्रस्यग्ग गंगल भाव है । जीवन और मरणगा वस्तुत: एकरूप ही है । 
शाति मे से ही ग्राखिर अग्गोदय होता हैं श्रौर श्ग्गोदय मे ही पन्त में 
शात्रि का निर्माण होता है । जीवन में मृत्यु का फैल लगता है, मस्यु में 
जीवन या । 
गीता में बाह्य गया है थि. मरमा मानो वस्थ उसार पोड़ना है । 
यम बार्मे-बार्ते ये बरत्र जीगाो हो गये, फट गये । वह प्रिभवन थी 


“है३ 
ँ 
४0५ -॥ 
"2 
५ | 
] 
ठ्थ् 
्? 


माता कमें सगे बर्त्र लेने के लिए बजाती हैँ । वह हमें उठा लेती है । 
पिर दगे सगे वुच्तेज्टोपी पदनाकर इस ससार के प्राइम मे उसने के 


ह 


लिए छोड देती है शोर दूर से तमाथा देखती है । कनी-कनी जीव 
सनम ने के पले एऐी मर जाता है। कोई दात्यावर्या से मच्ता है 


था संदादर्सा में । भा बंप पहनाकर चेंज देख 


पबषशा घर्ठा नही लगा है. दो जल्दी ही वह उसे वापस बला लेती हू 
हर गये बाष: पहनी देती | । मं के शौक घमन्‍प है ! 


ल्‍ 
४8 5 


२0४ की २ 5 ०३३३ दिया 
२ आय /हा। । छाकऊफद तु के सा का दणार नया 


ाफपा पा पयह गच्ट 


की] जल 


हे 
5 ्घाएप राय एस दएए 





>> शाणामददा २ पर पें नर दा ठ्‌ ह्न हरा ब्रा 
शणया हू जाए । । रह हो झचददा था एउ यदा । इसमें रोने की शदौन- 


र६२ भारतीय संस्कृति 


सी बात हैं ? यह मटका तो सेवा करने के लिए मिला था । महान 
ध्येय-वृक्ष में पाती डालने के लिए यह मर्टका मिला था । किसी का 
मटका छोटा होता है किसी-का बड़ा) वह भहान्‌ कुम्हार अनेक प्रकार 
के ये मठके बनाता है और संसार का वगीचा तैयार करना चाहता 
है। वह फूठे हुए मठकों को फिर ठीक कर्ता है । वह मटका फिर 
पानी पिलाने लगता है । इस प्रकार का क्रम चल रहा है । 

विक्टर हथूगों ने एक स्थान पर लिखा हैं---'मनुष्य क्या हैँ ? यह 
तो मिट्टी का गोला है; लेकिन उसमें एक देवी कला है । उस दैवी 
कला के कारण ही इस मिट्टी के गोले का महत्व है ।” ' 

विश्व॑ंभर भगवान एक मिट्टी का गोला बदलकर दूसरा तैयार 
करता है । वह देवी कला से विभूषित कर उसे फिर इस संसार में 
भेजता है । जिस प्रकार पंतद्भ के फट जाने पर छोटे बच्चे कागज लेकर 
दूसरी पतज्ु बना लेते हैं वैसी यह वात है । भगवान जीव-रूपी पतज्भ को 
किसी अ्रदृदय छत पर चैंठकर लगातार उड़ा रहा हैं । वह उसे ऊपर- 
तीचे खींच रहा हैं | यदि पतज्भ फट जाती हैं तो वहु फिर उसे ठीक कर 
देता हैं। नया कागज़ श्रौर नया रंग ! वह फिर उसे उड़ाता है । अनेक 
रंग, अनेक आकार, अनेक धरम, श्रनेक वृत्ति के ये करोड़ों पतंग हमेशा 
उड़ रहे हैं, फट रहे हैं और नये भरा रहे हैं । यह है एक प्रचण्ड कीड़ा, 
एक विराट खेल । 

मृत्यु मानों महायात्रा हैं, मुत्य मानों महाप्रस्थान है, मृत्यु मानो 
भहानिद्रा है । हम प्रतिदित के परिणाम के वाद सो जाते हैं । नींद तो 
एक प्रकार का लघुमरण है । सारे जीवन के श्रम के बाद, अनेक वर्षों 
के श्रम के बाद भी हम इसी प्रकार नींद लेते हैं । प्रतिदिन की नींद 
आठ घंटे की होती है; लेकिन फर्क यही हूँ कि यह नींद लम्बी होती है । 

मृत्यु का श्र्थ है मां की गोद में जाकर सो जाना ! छोटा बच्चा दिन 
भर खिलखिलाता हैं, रोता है, गिरता हैं। रात्रि होते ही भां उसे धीरे 
से उठा लेती है । उसके खिलोने वहीं पड़े रहते हें। माँ उसे गोदी में 
लेकर सुला देती है । माँ की गर्मी लेकर बच्चा ताजगी प्राप्त करता 
हैँ और सुबह दुगने उत्साह से खेलने लगता हैं। यही हाल जीव का 


मृत्यु का काव्य २६३ 


हैं। संमार में थके हुए जीव को वह माता उठा लेती बच्चे की 
इच्छा म होने पर भी वह उसे उठा लेती है। अपने मित्र की ओर, अपने 
सांसारिक खिलौनों की ओर बालक आराणा भरी निगाहों से देखने लगता 
लेकिन मां तो बालक के हित को पहचानती हैं । उस रोते हुए 
शालक को बह ले लेती है । श्रपनी गोद में सुला लेती है और जीवन-रस 
विलाकर पिर भेज डेती हैं 

मस्य मानों अपने पीहर जाना हैं । ससुराल में गई हुई गे दो 
द्विन के लिए पीहर श्राती है श्रौर फिर प्रेम, उत्साह, श्रानन्द प्रौर स्वतन्त्रता 
प्राप्त करके श्रा जाती _ । उसी प्रकार उस जगत्‌-मात्ता के पास जाकर 
प्राना ही मृत्यु है । बचपन में स्कूल में जाने बाले बालक बीच से ही 
लौटनार घर श्रा जाते है। पानी पीने का बहाना, भूख का बहाना, बीमारी 
या बहाना करके पर भ्रा जाते हैं । उन्हें माँ के मुखचन्द्र को देखने की 
य्पाबालता रहती है| उन्हें माँ वे प्रेम वी भख रहती है । माँ उन्हें प्रेम 
से देखती है । उनको पीठ पर हाथ फिराती है । उन्हें मिठाई देती प्रौर 
बहती है 'जाह्रो' । बच्चा हँसते-खेलते फिर प्रसन्‍्ततापूर्वक्ष स्कूल में प्रा 
जाता ई श्रीर पाठ याद बारने लगता है। उसी प्रकार हम संसार के 
स्कूल से पबराये एवं चिढ़े हुए जीव मां के मखचन्द्र को देखने की झाशों 
लगाये रखते है । वे माँ के पास जाते है, भरपु्र प्रेम-रस पीकर फिर 
दिया पदने लगते है । 


हि 


गन्य मानी विश्राम है । सत्य मानों अनन्त में स्वास छरन 


छारना ३ ) थक्के 
[ए, पद राये एए लोग शाम के बाहर वेः तालाब पर जावर चैर गाते है 


म्‌ 
गमप्र मे गोता लगा प्ाते ए, पदो के पानी में नाच-कद बाते है । उनकी 
द्‌ 


थवाव मिट जाएं ई६। जीवन में इदने से जीवन प्राप्त होता है । मत्य वा 
हट नह म्न 


ढे 
पया मतलब है ? एढनी लगाना। झसार में पके हए 
मे चाट में गाता लगा थाते है । यह गोता ने 


अ >्ल। है शी च्द्च्जा न से 
£ । या शक प्रकार को हनी है 


घ 
##-कः (ु 
रा हा थि] के 
अर नल 5 65०६ 4८ हम हज जे “न दप कक न 22५०२ दी 
रगे एे; छए एप्प 7 एह)। उस जोदतन में नज्ा-घोषार शिर ताजसी 
है] ॥  औ# श्ः 
चर गक स्‍» ८ ल्लए बज 
शाप्य घरवे एग साह्ार में ढाम बारने वे लिए छाए जाते है । 
पर दल की जसआक पप्पू पप 3८: पट 
शागरदशा दे उसे शिषर बाले शन्दिर में जाने दे। लिए नीति 


भारतीय संस्कृति 


रहती:हैं। उसी श्रकार पूर्णता के शिखर की झोर जाने के लिए जन्म- 
मरण के पर रखकर जीव जाता है । मरण मानों एक कदम ही हैं । 
'मरण मानो प्रगति ही है। मरण का श्रर्थ है श्लागे जाना । भगवान 
की ओर ले जानेवाली सीढ़ियों को हम प्रणाम करते हैं । हमें वे सीढ़ियां 
पवित्र लगती हैं, ध्येय-साधन प्रतीत होती हैँ । उसी प्रकार मृत्यु भी 
पवित्र और मंगल हैँ | वह अपने ध्येय के पास ले जाने वाली है । 
मरण मानो एक प्रकार का विस्मरण हूँ । संसार में स्मरण जितना 
ही विस्मरण का भी महत्व हैं । जन्म लेने के बाद से हमने जो-जो बातें 
कीं, जो-जो सुना , जो-जो देखा, जो-जो हमारे मन में श्राया यदि उन 
सबका हमें हमेशा स्मरण रहे तो कितना बड़ा बोकभ हो जायगा ! 
उस प्रचण्ड पर्वेत के नीचे हम कुचल जायंगे । यह जीवन अ्रसह्य हो 
जायगा । | 
जिस प्रकार व्यापारी हजारों धन्धे करता है; लेकिन श्रन्त में इस 
सरल-सी बात को ही ध्यान में रखता हूँ कि इतना लाभ हुआ या इतनी 
हानि हुई ! यही हाल जीवन का हैं। मरण मानो जीवन के व्यापार में लाभ- 
हानि देखने का क्षरा हैं। साठ-सत्तर वर्षों से दुकान चल रही हैँ। उसके 
हिसाब-किताब देखने का क्षण ही म॒त्य हैँ । उस लाभ-हानि के अनुभव 
से लास उठाकर हम फिर दुकान लगाते हैं । मां की ग्राज्ञा लेकर फिर 
व्यापार श्रारम्भ करते हैं । प्रेम से भरी हुई स्वतन्त्रता देनेवाली मां कभी 
कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती । 
मृत्यु की बड़ी श्रावश्यकता होती है । कभी संसार में इस चतेमान 
नाम और रूप का समाप्त होना इप्ट और आवश्यक होता हैं । मानो कि 
कोई दुव्यंवबहार कर रहा था। बाद में उप्तपर यदि वह पश्चात्ताप करके 
. सद्व्यवहार करने लगे तव भी जनता उसकी पिछली काली करतृतों को 
नहीं भूलती । लोग कहते हैं “वह फलां व्यकित है न ? उसकी सब वातें 
मालूम हैं हमको। 'सौ-सौ चूहे खायके बिल्ली चली हज्ज को ।” वह तो वेकार 
ढोंग करता हैं । वह फिर अपनी पुरानी बातें पकड़ लेगा । उसे परचात्ताप 
कैसा ?” लोगों के ये उदगार अपना सुधार करने की इच्छा रखने वाले 
उस पद्चात्ताप की ज्वाला में जलने वाले व्यक्ति के धर्म को स्पर्श करते 


मृत्तु दा काव्य २६५ 


है । वह तो अपनी पुरानी बातें भुलना चाहता है; लेकिन संसार उसे भूलने 


ही देता । ऐसे अवसर पर परे के पीछे जाकर नया रंग और नया रूप 
के मामने ब्वाना अच्छा रहता है । 

स्यू न होती तो संसार कुरूप दिखाई देता । मृत्यु के कारण 
है है। मृत्यु के कारण ही संसार में प्रेम है । यदि हम 
प्रमर होने तो एक-दूसरे की बात भी नहीं पूछते । हम सब पत्थरों जैसे 
हने । मनप्य मन में विचार करता है कि कल तो हमें जाना 

परेगा पिर दुब्यवहार वयों करें और वह झपना व्यवहार मधुर उनाता 
है । अग्रेजी भाषा में एवा कविता हैँ । दःखी भाई कहता हँ-- मरा भाई 
बता है ? वया में झ्षत्र झकेला हो खेल ? अवेला ही नर्द 
वितलियों से: पीछे भाग ? मेरा भाई कहां है ? यदि में उसके जीदन- 
गाल में उसे प्यार बरता तो कितना झच्छा रहता | लेविन झअद वया । 
मत्य उपयगार बारने बाली है । जो छाम जीवन से नी होता बह 
कानी-कभी मृत्यु से हो जाता है; संभाजी महाराज के जीवनकाल मे 
पट पड गई । लेकिन उनके महान मरण से मराठा में एकता 
| गई । त्तु ही मानों प्रमुत सिद्ध हो गई। ईसा के जीदन 


से जो नही शा वह उनके सली पर जाने से पऐो गया ये में घननन्‍्त 


# व 


हम ऐसा समभसे है कि मृत्यु मानो अच्धेरा हूँ | लेकिन मृत्यु तो 


ष्ट 
यः ा त्ध दाग ल्नल्स् धाजक्लक्‍ अषिज+ सलगा 
हगर प्रवाण है । ए्र्य का घथ् है निर्दाण प्र्पात्‌ अनन्त जीवन सुलः 


के 
की 3 2 है सटे हनट, 
इघ१। १६६२) ६ “७:७६ #»॥ र 
न न््ज्कः म बज क ् ् तो 
कप कल अ ८ के हक य 0 कक 220 ० लक नस 22 ना 5 आओ 
5वदितिण (हितेछा।, ८ प्र रयाण, जान प॑उल जाया । उतना सच्चा 
४ & 
पर 5-३ फ्ाएपपइ तर सहोपो लय) २ ० डक अप दे 
हे ध आल पलट द 0 कक 
६४ ४ ९) ॥5 कर क्तद॑ व5 || एल का (४ कह है 0. हलचलरना, घपनवय 
दा 
८ ९ हे ३ की न 
फरटप न रच मन टी अप परम जज 22० के 7 न 
शगण यो, रत 8, ए.स्ृएा घी राणा दारनाशी व अअए्दा हा मादों 
६ ! 
0 5 हज अत कपडे, 7 नर कान कया ग्ल्टी पु अफिलजक के चक सनक विनर बल ०० स्यनक “2 
इग 6 0 र5 रचनए छा एशऋु एफक्‍ा उथहचु भषणे न्ब््छ प्राप्त दंग झाषालत 
5६० कस ५ < * 23 75१ 32 
502 0 अर ग रू किस नी 
एगपए सा व्णित दा फसी गाए उनमे न 
४ जिस ए थे स्प्ट दा पी न॒ज जामे पर नारि्द लो शिरी 
ध्टण पु जाने कै एस राज-छजन हजना है +प१ ल्‍झमर #>पि>-+ २ त्म्मा 
गे हाल रुघश। एए-एए इण्दा है एसही पवार देहेन्द्रियों से शात्म 
ली लज  न लटअ आल तह मिड आज 5. हि क मी 
ः ८ ज्ञान : बन चचरत तथा जो जा 
र (4 नई ४५ ६(5«३६ द रदा |र३॥ शान) भर हैं ।5कतरार्र मभद्ारजऊ 


भारतीय संस्कृति 


न्इ्नीलिए कहा करते थे-- . 
ड्स्टी श्रपती श्रांखों ही मेंने तो 
श्रपनी मृत्यु देखली है। 
अनुपम था मेरा सुख-सुहाग ! 

जो एक बार इस मृत्यु को प्रनुभव कर लेता है उसकी फिर मृत्यु 
नहीं होती । जीवित होते हुए भी जो मरना सीखता है वह चिरंजीव 
होता है । 

जमंन में एक प्रसिद्ध दन्‍्तकथा है । एक राक्षस है । भगवान 
ने उस देत्य को यह ज्ञाप दे विया हैं कि तू कभी नहीं मरेगा । यदि 
बह राक्षस हमारे देश में होता तो वह इसे वरदान समझता । उसने कहा 
होता कि कभी न मरना तो अधिक सौभाग्य को बात होती; लेकिन 
जमंन्-देश का वह राक्षस परेशान हो गया । उसे जीवन से नफरत होगई 
है । वह चाहता है कि रोजमर्रा के एक-जैसे जीवन को वह भूल जाय । 
वह चाहता है कि अपने शरीर को भूल जाय । उसकी श्रात्मा यह चाहती 
हैं कि उससे चिपटा हुआ यह देहरूपी मिट्टी का गोला गिर जाय । वह 
चाहता है कि यह देह-रूपी चोला, यह शरीर का भार कभी-न-कभी 
गिर जाय; लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती । वह ऊंचे शिखर से अपने 
को नीचे गिरा देता है । लेकिन वह गेंद जेसा ऊपर उछल जाता हैं। 
अग्नि उसे नहीं जला पाती । पात्ती उसे डुबो नहीं पाता । फांसी उसके 
लिए हार वन जाती हूँ । विष श्रमृत बन जाता हैं । भगवान का नाम 
सुनते ही दांत पीसने लगता हे; अंगुलियां मोड़ने लगता हैं। उसके हृदय 
में होली जलने लगती हैं) लेकिन इस होली को झ्ान्‍्त करने वाले मृत्यु 
के मेघ वरसते नहीं हैं) उस दयनीय राक्षस की दुरवस्था का भ्रन्त 
नहीं होता । उसे मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता । 

यह दशा कितनी शअ्रसह्म हैं ! यदि मृत्यु देने वाले ईश्वर का हम 
कितना ही आभार मानें तो भी वह पर्याप्त नहीं होता ! मृत्यु मानो जीव 
और ईदवर का रहस्य है। मरण जीवन की तह में बैठ जानेवाला कीचड़ 
है। मरण का भ्रर्थ हैं पुनर्जन्म । 

हमें प्रम[|वस्या के दिन अन्धेरा दिखाई देता हैँ । ऐसा प्रतीत होता है 


मृत्यू का काव्य २६७ 


कि चन्द्रमा नहीं हूँ । लेकिन समुद्र में ज्वार अ्रमावस्या के हो दिन 
श्राता है । 

प्रमावस्या के दिन सूर्य चन्द्र की भेंट होती है । चन्द्र सू्थ से एकरूप 
हो जाता हूँ । इसी प्रकार मृत्यु मानो जीवन को अ्मावस्था हूँ ॥ जीव 
ईश्वर से मिल जाता है । वह विश्वंभर में दिलीन हो जाता है। 
प्रमावस्या के दिन सबसे बड़ा ज्वार श्राता हूँ । उसी प्रकार मृत्यु का 
प्रथ॑ है भ्रनन्द जीवन में विलीन हो जाना । मृत्यु की अमावस्या मानों 
जीवन की बड़ी पूरस्िमा है । 

देशबन्धु दास ने मृत्य के समय एक बडी सुन्दर कविता लिखी थी। 
उसमें वे कहते हे---'प्रभो, मेरे ज्ञानाभिमान की गठरी मेरे सिर से 
उतार ले । मेरी पुस्तकों की गठरी मेरे वन्धों से नीचे उतार ले। इस 
बोझ को उठाते-उठाते में भ्रव जीर्ण-णीर्ण हो गया हूं। मभमें जान नहीं 
। में निरन्तर जोर-जोर से हांफ रहा हूं। में पद-पद पर हांफता हूं । 
मरी श्रांखों के सामने भ्रन्धेरा छा रहा है | मेरे इस बोक फो उतार । 

"जिसके सिर पर मोरमुकुट है, हाथों में बांसुरी हैं उस राधारमग 
श्यामसुन्दर गोपाल को देखने के लिए मेरे प्राण व्याकूल हैं । 

“गझब वेद की पश्रावश्यकता नहीं है । वेदान्त की प्रावश्यकता नहीं है । 
प्रद तो सबकुछ भूल जाने दो । श्रव मृझे श्रापका वह प्रनन्त राज्य 
दिखाएं दे रहा है । प्रभो, में तेरे कुज के द्वार पर झ्रा गया हूं । में श्रपने 
प्रिय ग्ार पर श्रागया हूं । श्रपने निवाणोन्मुख दीपक को प्रज्वलित करने 
मे; लिए मे तेरे द्वार पर ध्ाया हूं ।” 

मृत्य का श्रर्थ हैं रिवत दीपक में पिःर तेल भरना, प्रखण्ड दीप को 
पिर ने प्रज्वलित बारना । प्रकाश प्राप्त करने के लिए जाना ही मृत्यु 
ल्‍्क्य ना बितनी सहूदय है ? जीवन से नफरत नहीं। सेवा का 


है 
; 


फर 
2 के जप कम में दार-दा नल 
परत यह। सांग बारद है । दे एस झनरद संसार में दार-दार सहे ने 
८5 
हे ३::5ए७५ 285 ह 5 २९ £(:-७-जकजा न >> ब्पू 
एकल ० बट धपयशाला एलकाइएः जान ह । 


भारतीय संस्कृति 


“जे भारतीय संस्कृति में मृत्यु अमर आशावाद हूँ। भारतीय संस्कृति 
" ज़ैपी कोई आशावादी संस्कृति नहीं है । मृत्यु के बाद श्राप फिर खेलने 
के लिए आयेंगे । रात्रि में सोया हुआ वालक फिर पहले वाले खिलौने 
से ही खेलता है । उसी प्रकार हम भी मुत्यु के बाद फ़िर पहले-जैसी 
वातें शुरू करते हैँ । जिस प्रकार बृनकर पहले दिन बुने हुए आधे थान 
को फिर वुनने लगता है । वही बात हम करते हैं । हमें पहले की सब 
बातें घीरे-चीरे याद आती हैं । पहले का ज्ञान भी हमें मिल जाता हैं । 
पहले के अनुभव भी मिल जाते हैं। पूर्वेजन्म की दूसरी सब बातें विस्मृत्त 
कर देते हैं, लेकिन जञानानुभव का अर्थ हमारे पास रहता है । पृवेजन्म 
का सार ग्रहण करके हुम नवीन जीवन प्राप्त करते हैं । 
भारतीय संस्कृति दस प्रकार आशावाद प्रकट करती है कि-.-/कुछ 
भी व्यर्थ नहीं जाता । ग्राशा से काम कर, धीरे-घीरे तुझे पुणेता प्राप्त 
हो जायगी । जो घीर हे वह गंभीर है । मृत्यु मानो फिर नवीन शक्ति से, 
नवीन उत्साह से ध्येय-प्राप्ति की तैयारी है ।' 
मरण का अर्थ है जबरदस्ती अ्रवासवित सिखाना। उपनिषद्‌ कहतेः 
हें--“तेच त्यक्तेन भुंजीथा:” “अरे भाई, संसार में दूसरों का अ्रभाव 
भिटा दे और फिर स्वयं उपभोग कर । लेकिन हम इस श्ादेश को 
भूल जाते हैं । हम भण्डार भर लेते हैं, श्रपन नाम से पैसा जमा करते हैं । 
पड़ीसी दुःखी दुनिम्ना मरती रहती है ओर जीव का उद्धार करने वाली 
मृत्यु श्रा जाती है। इस संयम के कीचड़ से जीव को ऊपर उठाने के लिए 
मृत्यु आती है । मृत्यु मानों मां का मंगल हाथ हैं। वह हाथ हैं श्रापवित के 
कीचड़ में सने हुए जीवन की घोकर स्वच्छ करने वाले । 
घूलि बुसरित है यह तन-भन 
निज श्रमृत कर से धो दे भगवन्‌ 
सुला मुझे चरणों में निशिदित 
भगवन्‌ किसे कहूं ? श्रद्॒ क्‍या कहूँ ? 
इस प्रकार की जीव की हादिक पुकार होती हैँ। संसार की कोई 
भी श्रन्य वस्तु इस गन्दगी को दूर नहीं कर सकती । सैकड़ों मन्दिरों को 
तोड़कर जमा की हुई सम्पत्ति के कीचड़ में प्रहम्मद गड़ गया था। 


मृत्यु का काव्य र६६ 
मेहक की तरह बह उस कीचड़ में उछलता-क़दता फिरता थ्रा। ईइवर 
से मनृष्य का यह अधःपतन नहीं देखा गद। । मुहम्मद को उठाने के लिए 
दौड़ । बह रोने लगा । वह आसक्तिमय पत्तारा उससे छूटता नहीं 
था | लेकिन ईग्वर ने उसे उठा ही लिया । उसे मृत्यु-हपी साबुन 
मेरा यह मालिन्य, मां, 
तेरे बिना कौन धो सकता ? 
जीव की इस मलिनता को धोने के लिए हाथ में श्रमृत लेकर बनाने 
बाली जगज्जननी के बिना कौन समर्थ हूँ ? 
मत्य हमें सावधान करती है । यह बात स्पप्टता से हमारी समझ में 
ग्रा जाती है कि हमें सब कूछ छोड़कर जाना हूं । मृत्यु के समय मनुष्य 
गादी से पाम्बल पर उतार लिया जाता है । मतलब यह है कि भगवान के 
द्वार पर सख्र बनकार ही जाना चाहिए। एकवारयसूर को नोका में से 
एषाथी भले ही निकल जाय; लेकिन ससार को दोन-हीन बनाकर स्थय 
बूब्ेर बना हुमा श्रीर धनमद में मतवाला मनुष्य भगवान के दरबाे 
के शग्दर गहीं जा सकेगा । 
धद्रप खला हूँ स्वर्ग हार, पर 
मरवा हार तो सदा खुला ।” 
॥ इन लागों को मोटर जा सकती है; लेकिन स्वर्ग दे तंग 


कक 


भमरव में 


8७ | है 


7 


मा से इसरो वे लिए मष्ट-सहन करवे हुटूडी वा दांचा दना हच्चा मन्ृप्य 


ए। जा पकाता 


5! /#7% 


भारदाय सर्टाति बसी (--"मरते समय तो कम-पे-कम गादी से 

गांष था जा । जब हम गएर इधर-वदर पते है व कोट 

बंर झो। ॥। उयी समय सासे एऐंट हममे छा जाती है । ले 

संशय जात एम भार शावर सुदरा! ते पास शांग्न में देटी 5६ 

५ दिए णाहे -_ तश ध्यटा बोट, सराफा झा दि रही पर ही र 

(गंगा व पास गसे शर्गार ही शा जाते है कि दह हमारे 

शणत एप फिदरये। एसी ए़वार रगार में धश-विर झाने 

००८ थे गए पाएाछ में हम पर गहन माता से मिलने के 





भारतीय संस्कृति 


»उम्नरसमय हमें नंगे हो जाना चाहिए । उस समय हमें गहने और मूल्यवान 
कप्रड़े दूर रख देने चाहिएं। हमें केवल एक भवित-प्रेम का वेभव लेकर 
ही मां के पास जाना चाहिए । 

लेकिन कभी-कभी नंगे बदन मां से मिलने में भी शरम झाती है। 
दुर्योधन की यह इच्छा थी कि भां की दृष्टि उसके सारे शरीर पर पड़ 
जाय और वह प्रमर बन जाय; लेकित उसे शर्म आ गई। उसने-श्राखिर 
फूलों का वस्त्र पहन लिया | इससे उसका सारा शरीर तो अमर हो 
गया, लेकिन ढंकी हुई जंघाएं भीम की गदा से चूर-चूर हो गई । मां के 
पास श्ाड़-पर्दा नहीं होना चाहिए। यदि अमर जीवन चाहते हो तो मां 
के पास बच्चे बतकर जाओ । आते समय तो तुम कम्बल पर आये थे। 
अब मरते समय भी कम्बल पर जाओ्रो । जन्म लेते समय बालक श्र 
मरते समय भी बालक ! श्रन्तर इतना ही हैँ कि जन्म लेते ही मां से दूर 
आा जाने के कारण रोये हैं । लेकिन अ्रव मृत्यु के समय फिर मां के पास 
'जाना है इसलिए हंसिये। जन्म के समय हम रोयें श्नौर लोग हंसे । भ्रव 
मरते समय हम हंसें भौर ऐसी बात करें कि लोग हमारी मधुर स्मृति 
“में रोएं । 

हमने किस प्रकार जीवन बिताया इसकी परीक्षा ही मृत्यु है । 
तुम्हारी मृत्यु से तुम्हारे काम की कीमत आंकी जायगी । जो मरते समय 
रोयेगा उसका जीवन रुदनपूर्णो ही समझना चाहिए । जो मरते समय 
हँसे उसका जीवन कृतार्थ समझना चाहिए । महापुरुष की मृत्यु एक 
दिव्य वस्तु है । वे श्रनन्त के दर्शन हैं । उसमें कितनी शास्ति है, कितना 
समाधान ! 

सुकरात मरते समय अमृत-तत्व का स्वाद ले रहा था । मरते समय 
गेंढे ने कहा--अ्धिक प्रकाश, अधिक प्रकाश !” तुकाराम महाराज 'राम- 
कृष्ण हरि गाते-गाते ही मर गये । समर्थ ने कहा, 'क्यों रोते हो ?” मेरा 
दासबोध' तो हैं । लोकमान्य यदा-यदा हि पधर्मस्य' वाला इलोक बोलते- 
वोलते ही चले गये । गांधीजी दोनों हाथ जोड़े हुए है राम' कहकर 
संसार से विदा हुए । 

संसार में इस प्रकार के कितने ही महाप्रस्थान हो गये होंगे । मृत्यु 


मृत्यु का काव्य ३०१ 


| 


मानो शान्ति है । मृत्यु मानों नवजीवन का आरम्भ हूँ, मृत्यु मानो 
प्रानन्‍्द का दर्घन हूँ । मृत्यु मागो पर्व है । वह आत्मा झौर परमात्मा की 
एकता का संगीत है । मरण मानों प्रियत्म के पास जाना हूँ । 
पारले सिगार चतुर अलबेली, 
साजन का घर जाना होगा।॥ 
मट्टी श्लोद्दावन मद्दो विछावन, 
मट्टी में मिल जाना होगाए 
नहा ले धो ले सोस गुँथाले, 
पिर यहां से नहीं श्राना होगा॥ 
यह गीत कितना सुन्दर है | इसके भाव कितने सुन्दर ह  मरण का 
प्र है; संसार से वियोग लेकिन जगदीब्यर से मिलना, प्रात्मा प्रोर 
परमात्मा का मिलन ही मृत्यु है । जब मनृप्य मर जाता है तब हम 
उसको नये बापटे पहनाते हूँ । उसे स्नान कराते है। उसे सजाते है । 
मानों वह विद्याह जंसा मंगल-कार्य हो । मरण गाना विवाहु-संग्रल । 
भारतीय संस्कृति ने मृत्यु का डक काट फेव्वार उसको सुन्दर घोर 


33 


हि ब 
मधुर बना दिया है । 'प्राणों मृत्यूः मृत्य प्राण हैँ एस प्रकार के सिदान्त 


+ 


की रथापता की गई है। मृत्यु मानों सेल है। मृत्य मानों झानरद है । 
7 मानो मेया-मिठा 
था माने बिर विय 

जिस संस्कृति से मत्यु 


। गृत्यू मानो पुराने दरत्र निकालना हूँ । 


* 
डर टी 
+ |] 
<॒ 

€ 
ग रे 
+ ( 





में घाज गत्य पा झापार एर 

गए एोदा । नोग बेल 

गए ६ | छे। मएाद जय ने 

पो ये के लि हंणर एं वे हई 
शण्ते मे रे की प्यार गा 

देती इर्त। शाग्द गे सारे 

घर.  एहए देर वा इट 
शिरपग ही आापहीय सरहादि दे 
(33 मल इे४ हज शो उदय 5 


भारतीय संस्कृति 
+ २४ : 
उपसंद्दार 


भारतीय संस्कृति-जैसे महान विषय पर मेने ये थोड़ी बहुत बातें 
उपस्थित की हैं । भारतीय संस्कृति पर मेरा अपार प्रेम रहा है। 
भारतीय संस्कृति पर ज्ञान से लिखने का मुझे भ्रधिकार नहीं है; लेकिन 
प्रेम से लिखने का तो मुझे श्रधिकार है । भारतीय संस्क्षति से प्रेम करने 
में में किसी से कम नहीं रह सकता हूं । इस प्र॑म ने ही मुझे यह टेढ़ा-मेढ़ा 
लिखने के लिए प्रोत्साहित किया हैं। भत्वित के कारण ही में बोला हूं । . 

मेरी उत्कट इच्छा है कि भारतीय संस्कृति निर्दोष बने, प्रगति करे 
श्ौर तेजस्वी बने । यह संस्कृति ज्ञानमय है, कर्ममय हैं। यह संस्क्ृत्ति 
सबको निकट लायेगी, नये-नये प्रयोग करेगी और अविरत श्रम करेगी । 
भारतीय संस्कृति का श्रर्थ है--सर्वाजड्भीण विकास, सबका विकास । 
भारतीय संस्क्ृति की झात्मा स्पृइ्य-अस्पृश्य का विचार नहीं करती, हिन्दू- 
मुसलमान का भेद नहीं करती । सबको प्रेम और विश्वास के साथ 
आलिज्ुत करके, ज्ञानमय व भक्तिमय कर्म का श्रखण्ड आधार लेकर यह 
संस्क्ृति मांगल्य-सागर--सच्चे मोक्ष-समुद्र की ओर जानेवाली हूँ । 

भारतीय संस्कृति के उपासकों की महान यात्रा अनादि काल से 
चालू हैँ । व्यास-वाल्मीकि, वुद्ध-महावीर, शंकर-रामानुज, ज्ञानेश्वर- 
तुकाराम, नानक-कवीर शआआरादि बड़े-बड़े सन्‍्तों मे यह यात्रा चालू रखी है। 
ग्राज भी महात्मा गांधी, त्यागमूरति जवाहरलाल, मह॒षि अभ्रविन्द आदि 
महान विभूति उस भव्य यात्रा को चालू रख रहे हैं। आइये, हम सब 
छोटे-बड़े लोग भी इसमें शामिल हो जाय॑ ! 

गअछाश्नो श्राओ्ने सभी लोग 
इस प्रकार की आवाज लगाकर ये भारतीय संस्कृति के सत्पुत्न सवको 
बुला रहे हैं ! यह्‌ श्रावाज जिस हृदय तक पहुंचे वह धन्य है । 


7 ७ 


व्रत 





मंडल द्वारा प्रद्ाशित प्राप्प साहित्य 


गांधीजी लिग्बित ३२ भू-दान-बन् ।) 

प्र/थना-प्रबचन (भाग १) ३) इ३ गांचीजी को क्षद्वांजलि 5) 

, » (भाग २) २॥) ६४ राजघाट की संनिधि में ॥॥) 

गीदामाता 2) ३४ सवदिय का घोपरगापत्र ॥) 

पर्द्रह अगरत के बाद २ ३२६ सर्बादिय के सेवकों से ।) 

धर्मनीति २). ६४ बिचार-पोथी १) 
। 


इग्रफ्रीवा का सत्याग्रह 


) 
) 
) 
/ 
! 
£ मरे समकालीन प्र | ३८ मेरी कहानी ८) 
८ श्रात्मदथा ५) ४३९ हिन्दुस्तान की समस्याएं २॥।) 
£ गीतान्याध 0). ४० सलड़्खड़ाती दुनिया २) 
४० अनासबितयोग 2) . «४१ राष्ट्रपिता २) 
५६ ग्राम-रोद 7) ४२ राजनीति ने दूर ४२॥ ) 
2६ मगल-प्रभात ।7). ४३ हमारी समस्‍यायें 
५३ सर्वदिय ।£) (दो भाग) :) 
६८ मीति-मम 7) ४6 खिश्य-इतिहास की भलक्ष १) 
2५ झाध्गवाणियों से ॥) धन्य लेखकों की 
५६ गप्ट्याग्ी १) ८४५ गह्भारत-वाघा 
(० सायवार ने कथा ।) (राजाजी) ५) 
४८ सक्षित्त घात्मवथा 2॥) “६ कुब्जा सुन्दरी , २) 
(९ 7 ग्यराज्प ।। ) ७ बापू थी बाराबास-बतानो 
६० थाएू बंध सारा ॥) (सुशौला नंघर ) ५०) 
४ गाषा-शिक्ता [४ भाग) १८) ८ दाए के भरणा मे -!॥ 
४ शा वो पिचार 5] ₹ दा, दापू झौर भाई 
(र्ामाजी वी लिप्पी (दे घदास गांधी ) ॥) 
६६ विधाद मे; दिचार ४० शाधी-पिनार-दोहन 
। ३) (वि मशरदाला) ४) 
पर आओ फंड बग दत रस 
जे (न्क्चिईं दी प्रेग) :॥) 
११) *+ हाय तन: - दशक 
०१) ' चर गोपीदापय घाइन) :। 
।7]) बह ५ हा मेड पद हार 
) (२० राह दिद्दाइर! हे; 
| ॥। ६. दत्डगी डिपोगी हरि; ) 
पै४ शतलप्णा ६) 


५हलद्भाकरा (वियोगी हरि) १) | ८४ अमिट रेखायें 


228 गोध्याकांड .,, १) (सं० सत्यवती सल्लिक) ३) 
“शर्ट संत-सुधासार ,, ११) | ८५ एक श्रादर्श महिला १) 
५६ प्रार्थना ४ ॥) | 5५६ तामिल बेद 


६० श्रेयार्थी जमनालालजी 
(हरिभाऊ उपाध्याय) ६॥) 


६१ भागवत-धर्म ,, ६॥) ' 
६२ स्वतन्त्रता की शोर ,, ४) 
इ३ बापू के आश्रम में ,, १) 


६४ बापू (घ० बिड़ला) २) 
६५ हूप और स्वरूप ,, ॥£) 
६६ डायरी के पन्‍्ने ,, १) 


६७ स्त्री भौर पुरुष (टालस्टाय ) १) 
६८ मेरी मृवित की कहानी १॥) 
६६ प्रेम में भगवान्‌ 


29 


७० जीवन-साधना ,, १) 
७१ कलवार की करतृत ,, |) 
७२ बालकों का विवेक ,, ॥॥) 
७३ हम करें क्या ? ,, ३॥॥) 
७४ हमारे जमाने की 

गुलामी » . ) 


७५ जीवन-संदेश 

(खलील जिन्नान) ११) 
७६ जीवन-सा हित्य 

(काका कालेलकर) २) 
७७ लोक-जीवन है) 


१ 


७८ अ्रशोक के फूल (द्विवेदी) ३) १ 


७६ पृथिवीपुत्र (वा०श्रप्रवाल) ३) 
८० पंचदक्ी (सं०य० जेस) १॥) 
४१ कांग्रेस का इतिहास तीन भाग 
(पद्टानि सीतारमेया) ३०) 
८२ सप्तदशी 
(सं० विष्णु प्रभाकर) २) 
5र रीढ़ की हड्डी १४) 


37 


) 





। 





(तिरुवल्‍लुबर) १॥) 

८७ आत्म-रहृस्य 
(रतनलाल जेब) २३) 
८य थेरी-गाथायें है 
(भरतसिह उपा०) १॥ 
८६ वुद्ध और वोद्ध साधक ,, १॥) 


|! ६० जातक-क्रथा 


(क्रानन्द कौ०) २॥) 
६१ हमारे गांव की कहानी १॥) 
६२ रामतीर्थ-संदेश (२ भाग ) १०) 
६३ रोटी का सबाल 
(क्रोपा०) ३/ 
६४ नवयुवकों से दो बातें ,, ॥£) 
६५ सागभाजी की खेती 
(ना० दु० व्यक्त) ३४) 
&६ पशुत्री का इलाज 
(प० प्र० गुप्त) ॥) 
६७ काश्मीर पर हमला २) 
६८ पुरुषार्थ (डा, भगवानृदात)६) 
६६ कठज (सन० पोहार) २) 
१०० कादम्वरी (कथा-सार) 
१०१ उत्तररामचरित 
०२ वेणीसंहार 
१० ३ शक्‌तला 
१०४ बद्रीनाथ 
१०५ जंगल की सर 
१०६ भीष्म पितामह 
१०७ शिवि और दधीचि 
१०८ श्र वोपास्यान 
१०६ गांधी-डायरी 


हु 


२ 


गँ 


जा 


जलन 


औ+७ -/ ४... ५७७००«ैं ७०७७ ++जमन्‍री +3५>मअली पे जम 


० ऐ उछछ३छछछछफ 


। 


8 ७ ४ इ४[0[[..-----------55 
4 शनज्ि््ै फीऊ्िप्म्््ल्फ्फजफझै॑क्‍+त5:...॒ 


लेखक-परिचय 


२४ दिसम्बर १८९५९ को महाराष्ट्र के रत्ता- 
गिरि जिले के पालगड़ गांव में साने गुरुजी का जन्म 
हुआ । बचपन गरीदी में काटना पड़ा। अध्ययन 
बी छगन होने से अनेक आफतों का मुकाबला करते 
हुए एम. ए. पास किया । सफल अध्यापक एवं 
धत्रकार बने । 


असहयोग-आन्दोलन होते ही राजनीति के छेप्र 
में आये | अनेक बार जेल्झयात्रा की । बाहर रहे 
तो छोवा-सेवा, हरिजन-उद्धार आदि कार्यों में 
लगे रहे । 

बिनोबाजी के सम्पर्क में आने पर उनसे प्रना- 
बित हुए। गीता के प्रवचन लेखबद्ध किये। अनेक 
उपयोगी एवं विद्वत्तापूर्ण पुस्तव लिखों । मराठी भाषा 
फे 'ओवी' साहित्य वा संकलन उनकी बड़ी भारी 
देन है । 

एरिजनों के मंदिर-प्रदेश के लिए उन्होंने 
अनशन विय्या और कहा, “अगर हमारे जौने 
गुए नहीं होगा तो हमें अपने जीवन की आहति देकर 
तागम की पूरा बारना होगा ।” फिरकाररस्ती के 
खिलाफ महाराष्ट्र में आदोलन चलाया। गांवीडी 
को हत्या ओर देश के दूपित दावावरण 


शक 


ज्क हट 
से व्यदत 


| 
६०० वो अपना जावन 


के > 
ज्यप्तत समाप्र दुए । 


|| 


